॥ श्री: ॥ 


विद्याभवन-राष्ट्रभाषा-ग्रन्थमाला 
१० 


भारतीय ब्रतोत्सव 


प्रयेता 


आचाये श्रीपुरुषोत्तमशर्मा चतुव्वेंदी 
राजपरिडत, श्रीकाशीनरेश, बाराणुसी 
तथा 
मु० पु० संसक्षतविभागाध्यक्ष, मेमोकालेज, अजमेर 





चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१ 


ववा०००5 मम मी कलाालमंपतक 


२०१३ | मूल्य २) [ हैं० १९५७ 


प्रकाशक--- 


. चौखम्बा विद्याममन 
चौक, वाराणसी-?१ 


4१7४७ 07४०भफ्रष्टी)8778 ४7098 508४8 7 
क्‍ ७४०07, ४७:०७०७8 7. . 
( -708 ) 
4957 


सुदरक-- 
विद्याविलास प्रेस, 
वाराणसी-१ 


क्क्तव्य 
[ पुस्तक लिखने का हेतु तथा कृतज्ञता-प्रकाशन ] 


जिस समय में मेयो कालेज ( अजमेर ) में धर्मोपदेशक और संस्कृताध्यापक था 
उस समय घुम्ूको प्रति रविवार ओर प्रत्येक त्यौहार पर छात्रों के समत्त भाषण देना 
होता था । वह अंग्रेजों की संस्था थी | यद्धषि वहाँ मारतीयों के संतोषार्थ मगवन्मंदिर 
. तथा घर्मोपदेश को भी विद्यालय में स्थान दिया गया था तथापि अंग्रेजों की प्रवृत्ति 
यही थी कि बालकों की रुचि इन बातों की निस्सारता दिखाकर इस ओर से हटा दी 
जाय , संयोगवश जब मेरी वहीँ नियुक्ति हो गई तो घुक्के उनकी यह प्रवृत्ति खब्की। भेंने 
अपने भाषणों में भारतीय घर्म ओर भारतीय संस्कृति का सोपपत्तिक विवेचन प्रारम्भ 
किया ५ यद्यपि अधिकारियों को मेरी यह प्रवृत्ति खम्कती थी और इसके लिये मुफ्के 
बहुत कुछ सहया भी पड़ा तथापि वे स्पष्टतया तो इसका विरोध कर नहीं सकते थे, 
क्योंकि मेरी नियुक्ति ही इस कार्य के छिये हुई थी | एक-दो उदाहरणों से यह बात 
स्पष्ट हो जायगी १. 


मेयो काछेज में मेरी नियुक्ति विक्रम सूंवत्‌ १६६१ के आपाढ़ मास ( जुलाई 
सन १६३ ४..) में हुई थी । रविवारीय भाषणों के अतिरिक्त मेंने सर्वप्रथम भारतीय 
'त्योहारसंबंधी भाषण रक्ताबन्दद और उपाकर्म पर दिया। भाषण में मैंने पहले 
तो रक्ताबन्वन ओर उमाकर कौ 3पयोगिता समम्द्ाई और तदनन्तर कहा कि--- 
विद्यार्थी शंका कर सकते हैं कि---उपाकर्म वेद-पाराणणु के आरम्भ का उत्सव 
है और वतेधान काल में भारतीयों में वेद के अध्येता विरले ही रह गये हैं | वे भी 
. अधिकांश ब्राह्मण ही क्षत्रियों और बेश्मों में से तो अधिकांश लोग जनेऊ ही 
नहीं पहनते, फिर वेदाध्ययन की बात ही क्‍या है! ऐसी अवस्था में यह उत्सव क्यों 
मनाया जाय 


0 || 


“इस प्रश्न का उत्तर देने से पूव॑ में आपसे पू छू गा कि चित्तौड़ का किलडस 
समय युद्ध के लिये अनुपयुक्त है ॥ ( यद्यपि उप्त समय एठमबम का आविष्कार नहीं 
हुआ था तथापि साधारण ) बसों के ढ।रा यह किला सहज ही अधीन किया जा 
सकता है । फिर इस किले को क्‍यों व नष्ट कर दिया जाय, क्‍योंकि आधुनिक युद्ध 
में ऐसे किले का कोई उपयोग बहीं ३? 

इस पर श्रोता चुप रहे १ तब मैंने कहा कि---/आप छोग जो चुप हैं, इसका 
कारणु यह है कि आप च्चित्तौड़ के किले को तोड़ने की संभति नहीं दे सकते ६ 
क्यों १ इसलिये कि वह आपके पूर्दजों का स्मारक है। यदि उसे आज तोड़ दिया गया 
तो राणा प्रताप और सांगा भी कहानियों के दीर-मात्र रह जायेगे। मादी लोग कहेगे कि 
मेवाड़ की वीरगाथा केवल कल्पित है | अतः युद्धोपयोगी न होने पर भी चित्तौड़ के 
किले का दर्शन हमारे पूर्वजों की वीरता का स्मारक है और आज मी हमारे रक्त में 
स्फूर्ति छा देता है। इसी प्रकार ये हमारे त्यौहार भी हैं उपाकर्म को देखकर 
हमें स्मरण होता है कि हमारे पूबेज कितने धार्मिक थे | बेदों का उनके हृदम में 
कितना संभाव था १ यदि यह उत्सव न रहे तो हम अपने पूदेजों को वेदों के प्रति 
श्रद्धा और भक्ति को भूल जाय (१---इत्यादि 

इस भाषण को सुनकर प्रधानाध्यापक, जो उछ दिन छात्रों के निरीक्षणार्थ नियत 
थे, दौदते समय मार में मुख्तसे कहने छगे कि--पंडितजी, आपका मेयो कालेज 
में टिक्ना कठिन प्रतीत होता है ७" मेंने कहा-- क्यों ? मेंने ऐसा कया अपराध 
किया? ३ उन्होंने कहा--रक्लाबंधन की छुट्टी फ़िसिपत्ल ने बंद कर दो है ओर आए-« 
उस पर अपने भाषण में इतना बढ दे रहे हैं । इसे झँगरेज केसे सहन कर सकता 
है ९? मेंने कहा--मैंने मादणु में किसी की बिन्दा नहीं की | केवल इस पर्व की 
आवश्यकता का समर्थव किया है। यदि यह में वहीँ कर सकता तो मुझे! धर्मोपदेशक' 
के पद से त्यागपत्र दे देरा अएहिये १" यह सुनकर वे चुप हो गये १ 

इसी प्रकार जब चबरात्र का आरश्म आया तो मेंने उस पर भी भाषण दिया ॥ 
संयोग्वश स्थापना के दिवस पर कुछ छात्रों ने उप्भास क्रिया ५ उस समय जयपुर- 
हाउस में मेरा एक व्युशन भी था। रात्रि में में वहाँ एक छात्र को पढ़ाने जाया 


[ ई ] 


करतृ"्था | उस हाउस का हाउप्तमास्टर एक अंग्रेज था। प्रधानाध्यापक्र ने तो 
पूरे भाषण की प्रिंसिपल को सूचना दी अथवा नहीं, पर उस अंग्रेज ने तो प्रिंसिपल 
को लिखकर दिया कि 'यह घर्मोषदेशक घर्मग्रदारक भी है ! छात्रों को छात्राल्ययों 
में जाकर उपवासादि के लिये उद्यत करता है 0! इत्यादि । दूसरे दिच जब मैं अध्यापन 
के लिये विद्याह्यय पहुँचा तो प्रधावाध्यापक कहने लगे कि---'आज तो आपकी 
शिकायत आई है ७? मेंने कहा--.व्या ? उन्होंने वह पत्र मेरे सामने रखा | मैंने 
कहा--'छात्राह्ययों में जाकर छात्रों को बहकाने को बात तो सर्वथा मिथ्या है। हाँ, 
मन्दिर में भाषण मेंने इसी विषय पर दिया था । यदि उसके फलस्वरूप कुछ छात्रों 

, ने उपवास कर लिया तो क्या अपराध किया ७! यह सच्ची बात थी १ ह्रिंसपल् को 
जब यह विदित हुआ तो उसने फिर उस बात पर कोई कार्यवाही नहीं की १ 


ऐसे विरोधों की तो मेंने कभी परवाह नहीं की, किन्तु एक रिथियर्ड फौजी अंग्रेज 
किसी विषय को पढ़ाने के लिये वहाँ नियत किया गया उसने एक दिन पढ़ाते 
समय प्रसंणवश छात्रों से कहा--आप लोणों के हिन्दू पश्चाह्न को घिक्कार ९? लड़कों 
ने पूछा --'क्यों !” उसने कहा--'इस पश्चाज्ञ के कारण आपके त्योहार कमी नियत 
तारीख को नहीं होते । कभी महीना २६ दिन का होता है तो! कभी ६१ दिन का) 
पंडित बिना कारण आप लोगों को चक्कर देते रहते हैं ७ लड़कों को यह बात बहुत 
खटकी । दे सदा मेरा भाषण सुनते थे, अतः उनको मुझ्द पर विश्वास था, उन्होंने 
मुर्ूसे आकर यह सब कथा कही | तब मेंने कई रविवार के व्याख्यानों में भारतीय 
कीलविज्ञान पर व्याड्यान दिए | लड़कों ने जब जाऋर उस अंग्रेज से फिर वह सब 
कहना आरम्भ किया तो उत्त फौजी अंग्रेज ने कहा कि 'सीरी?, अर्थात्‌ में अपने कथन 
पर खिल्न हूँ।” और चुप हो गया | तब से छात्रों को मारतीय विद्याओं पर विश्वास 
होने लगा और वे व्रतोत्सव पर मेरे व्याख्यान बढ़े ध्यान से सुनने लगे 

एक दिच एक उत्सव पर मेराव्याख्यान हो रहा था( उस समय मूतपूर्द शाहपुरा- 
नरेश स्व० श्रीउमेदसिहजी, जो. आर्यस्माजी थे, अकस्मात्‌ आ पहुँचे १ उन्हें मेरा 
व्याख्या बढ़ाप्रिय लगा और वे मुझसे कहने लूगे कि “आप भारतीय ज्तोत्सवों पर एक 


[ ४४ । 


पुस्तक लिखिए । में उसे प्रकाशित करूँगा !! उनके अनुरोध से यह पुस्तक लिखीश्जाई, 
पर वे इसे आरयंसमाजानुकूल कुछ बातों से परिपूर्ण देखना चाहते थे और तदनुसार 
इसमें कुछ का<-छाोट भी करना चाहते थे , उन्होंने इस विषय में कुछ सुचनाए, दा 
भी,. किन्तु में उनको स्वीकार चहीं कर सका ५ अतः यह पुस्तक विद्यार्थियों के अनुरोध 
से ल्लिख ली जाने पर भी बरसों मेरे बस्ते में ही पड़ी रही १ तदनन्तर इसमें बहुत 
कुछ परिवतन-परिवर्डन हुआ । उस्त समय इसमें कुछ ही ब्रतोत्सत लिखे रुणे थे, 
पर अब इसमें यथासंभव सभी ब्रतोत्सवों का समावेश कर दिया गया है । ब्रतोत्सवों 
की यथालब्ध कथाएँ भी संभिक्तित कर दी गई हैं । शेष सब पाठकों को पुस्तक से 
विदित होगा ५ अब यह “चोरुम्बा संस्कृत सीरिज' वालों के विशेष अनुरोध के 
कारण प्रकाशित हो रही है, अत: उन्हें सविशेष धन्यवाद ! आशा है--विद्वान 
ओर आस्तिक बन्धु इसे स्वीकार करेंगे 

इस कार में मेरे प्रिय शिष्य गोविन्ददास 'काव्यमदीषी! ( अजमेर ) तथा 
पं० दीवानाथ साहित्याचाय ( जयपुर ) ने जो लिपिकरणादि में सहायता की है 
तद॒थ उनको अनेक शुभाशीर्वाद १ 

अन्त में में अपने प्रिय शिष्य और अपने व्याख्यानों के श्रोता काशीनरेश 
महाराज श्री विभुतिनारायणु सिंह एम० ए० को धन्यवाद तथा शुभाशीर्वाद देता 
हुँ कि संयोगवश यह पुस्तक उनके ही आश्रय में प्रकाशित हो रही है । भग्वान्‌ 
उनको चिरायु और सुखी करें १ 


मकरसंक्रान्ति पुरुषोत्तमश्मो चतुर्वेदी 
विक्रम सँवत्‌ २०१६३ रामनगर ( काशी ) 


विषय-विमरशं 


विज्ञान शब्द का अथे ओर काल-विज्ञान 


इस पुस्तक में सर्वप्रथम 'कारू-विज्ञानः नामक प्रकरण है। उसमें काल के 
इन आठ विभागों का वर्णन है--संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्त, तिथि, वार 
और नक्षत्र । भारतीय ब्रतोत्सवों में इनका उपयोग होता है और साधारणतया 
कोग इनके विषय में जानते नहीं। अतः इनका विवरण विशेष रूप से 
दिया गया है। 


इस विषय में यह स्मरण रखना चाहिए कि--विज्ञान शब्द का अर्थ यहाँ 
साइन्स नहीं है, किन्तु विविच्य ज्ञान-विवेचन करके समझना” है। इसको विशिष्ट 
ज्ञान अथवा सविशेष ज्ञान भी कह सकते हैं। ऐसे विज्ञान के विना वस्तु का 
यथार्थ बोध नहीं होता ओर यथाथ बोध न होने से विधियों अथवा विदेशियों 
की बातें सुनकर मनुष्य बहक जाता है, अतः इस पुस्तक भें यथासम्भव वर्णनीय 
विषयों को युक्ति और प्रमार्णों द्वारा विवेचन करके समझाया गया है, जिसे काल- 
__ विज्ञान , विधि-विज्ञान इत्यादि के नाम से लिखा गया है। 
तदनुसार काल-विज्ञान प्रकरण में काल के पूर्वोक्त विभागों का विवेचन किया 
गया है। इसके पढ़ने से भारतीयों में भारतीय संस्कृति की विचार-पूर्णता पर 
और प्राचीन त्तचों के विवेचन पर श्रद्धा उत्पन्न होगी ऐसी आशा है । 


निरूपण-पद्धति 
तोत्सवों का विवेचन करते समय इस पुस्तक में इन विषयों का विचार 
किया गया है--( क्रत अथवा उत्सव का ) समय, काछ-निर्णय, विधि, समय- 
विज्ञान, विधि-विज्ञान, कथा और अभ्यास । इनके अतिरिक्त ज्ञिन विषयों को 


। *$ । 


विधेचनसापेक्ष समझा गया है उनका भी विवेचन किया गया है, जेसे अवतार- 
विज्ञान, माहात्य आदि। आगे इनमें से प्रत्येक पर एथक्‌-प्रथक्‌ विचार 
किया जाता है| क्‍ 
१--समय | 
'यह विशेष विवेचन की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि इसमें केवछ यही दिखाया 
गया है कि कौन ब्रत अथवा उत्सव किस समय होता है और वह इसलिए 
आरम्भ में ही एथक्‌ दिया गया है, जिससे पाठक को यह आवश्यक वस्तु आगे 


हूँढ़नी न पड़े । 
२--काल-निर्णय 

यह भारतीय धर्मशास्त्रों का बड़ा विवादअस्त विषय है। धर्मसिन्‍्धु, निर्णयसिन्धु 
तो प्रसिद्ध ही हैं; किन्तु उनके अतिरिक्त इस विषय में हेमाद्रि, कोस्तुभ, काल- 
माधव, मयूख आदि अन्य भी बड़े-बड़े अन्‍्थ हैं। इनके अतिरिक्त तत्तत्‌ सम्प्रदायों 
के निर्णय-अन्थ भी हैं । इस पुस्तक में विवादग्रस्त विषयों का तो सारांश देना 
भी कठिन था। यदि उस झंझट में पड़ते तो इतनी बड़ी पुस्तक तो उसके एक 
अंश में ही समाप्त हो जाती और जिनके लिए यह लिखी गई है उनके लिए 
अनुप्योगी भी हो जाती । इसलिए किसी वाद-विवाद में न पड़कर यथासम्भव 
संक्षेप से काल-निर्णय का विचार किया गया है। 

यह विषय छोड़ देना भी उचित नहीं था। यदि इसे सर्वधा छोड़ दिया 
जाता तो आरम्मिक तत्तों को भी न जानने के कारण साधारण मनुष्य बड़े 
चक्कर में पड़ जाते । 

सारांश यह कि काछ-निर्णय के विषय में जो कुछ इसमें दिया गया है वह” 
'बाद-विवाद के लिए नहीं, किन्तु प्रारम्भिक ज्ञान के लिए है। आशा है, आरस्तिक 
भारतीय इसका यथाविधि उपयोग करेंगे । 

३--विधि 

ब्रत या उत्सव के विषय में उसकी शास्त्रीय विधि जानना बहुत आवश्यक 
है। भाजकछ शास्त्रीय विधि न जानने के कारण भतों और उत्सवों का वास्तविक 
स्वरूप ही बिगढ़ता जा रहद्दा है। यद्यपि परम्परा के कारण ज्नत और उत्सव चल 


[ है । 


रहे हैं, पर उनमें बुढ़िया-पुराण हो आधार हो रहा है। शास्त्र में क्या छिखा है 
इसे बहुत ही कम मनुष्य जानते हैं। शाख-विधि को यथार्थ रूप में जान लिया 
जाय एतदर्थ ही यह उद्योग है । 

४--समय-विज्ञान 


इस विज्ञान की आवश्यकता इसलिए पढ़ी कि आजकल भारतीय संस्कृति 
खिचड़ी हो रही है। उसमें कुछ बातें प्राचीन, कुछ भर्वाचीन, कुछ सुसलमानी युग 
की और कुछ अंग्रेजी युग की सम्मिलित हो रही हैं और होती जा रही हैं । हमारी 
काल-पद्धति भी इस स्थिति से अछूती नहीं दै। बहुतेरे आधुनिक शिक्षित तो घुरानी 
परस्पराओं का सर्वथा उन्मूलन ही सुधार समझते हैं। हमें ऐसे अनेक लोगों के 
सम्पक में आना पड़ा है जो कहते हैं कि अब इन पुराने तिथि-नक्षत्रादि को समाप्त 
कर दिया जाना चाहिए और अंग्रेजी तारीखों के अनुसार ही सब धार्मिक काय भी 
करने चाहिएँ। ऐसे छोगों के दो विभाग किये जा सकते हैं । एक वे हैं जो आग्रही 
हैं और पुरानी बातों का सर्वथा उच्छेद चाहते हैं। उनसे तो कुछ भी कहना व्यर्थ है' 
किन्तु जो लोग अज्ञान कै कारण बहक जाते हैं उनको इस विषय को यथाथ रूप में 
समझ लेने से यह ज्ञान तो हो सकेगा कि च्र्तों और उत्सवों को हमारे पूवर्जों ने 
किस प्रकार बहुत सोच-विचारकर तत्तत्‌ समयों पर निश्चित किया है और उन 
समयों को बदल देना मूर्खतापूर्ण और हानिकर है। 


४--विधिविज्ञान 


इसमें यह दिखाया गया है कि उत्सवों की विधियाँ कितनी वेज्ञानिक हैं। 
उनसे आध्यात्मिक लाभ तो है ही, क्योंकि उसी के लिए उनका विधान है, परन्तु 
भौविक काम भी कम नहीं है। शारीरिक छाम उनसे कितना अधिक है इसे 
समझाने के लिए इस पसंग में हमने आयुर्वेद शाख का यथेष्ट उपयोग किया है, 
जिससे यह विदित हो सके कि भारतीय विधियाँ कितनी ऋतुओं के अनुकूल और 
स्वास्थ्योपयोगी हैं । 


भारतीय चिकित्साचिधि ओर पाश्यात््य चिकित्साबिधियों में भेद 


' इस असंग में हमें यह भी समझा देना आवश्यक प्रतीत होता है कि पाश्चात्त्य 
चिकित्साविधि कीटाणुओं पर भाश्रित है, किन्तु भारतीय चिकित्साविधि ब्रिदोष- 


[ ड । 


वाद पर आश्रित है। पाश्चवात््य चिकित्सकों ने तत्तत्‌ रोगों के कीटाणुओं का अनुसंधान 
किया है और उनके नष्ट कर देने को ही वे रोग को चिकित्सा समझते हैं, किन्तु 
भारतीय पद्धति रोगाणुओं के उत्पन्न न होने देने की विधि को प्रधानता देती है । 
अतएव उसमें ऋतुचर्या, दिनचर्या आदि भी वर्णित हैं। यह पद्षति बड़ी ही 
व्यापक है। कीटाणुवादपद्धति भी इसी के अन्तभूंत हो जाती है, किन्तु कीटाणु- 
वादपद्धति से यह गतार्थ नहीं होगी । 


बात यह है कि--शरीर में जो कीटाणु उत्पन्न होते हैं वे चेतन हैं अतएव 
जीवित पदार्थ हैं। इनकी भिन्न-भिन्न प्रकृतियाँ हैं। कितने ही ठण्डक में ही पेंदा 
होते हैं और ठण्डक में ही जी सकते हैं, कितने ही गरमी में ही पेदा होते हैं. और 
गरमी में ही जी सकते हैं ओर कितने ही सरदी-गरमी के अम्ुक परिमाण में बढ़ 
सकते हैं, अम्रुक परिमाण में कम होने छगते हैं ओर अम्ुक परिमाण में नष्ट हो 
जाते हैं। उस शरीर के अन्दर की सरदी-गरमभी का नाम ही त्रिदोष है। गरमी को 
पित्त कहते हैं ओर सरदी के दो भेद हैं--एक रूक्ष तथा दूसरा चिक्कण। उनमें से 
रूच सरदी को वात कहते हैं ओर चिक्कण सरदी को कफ । ये जब दशारीर में साम्या- 
वस्था में रहती हैं--अर्थात्‌ घटी-बढ़ी स्थिति सें नहीं, तब प्राणी स्वस्थ रहता है। 
इसी बात को आयुर्वेद कहता है--'दोषसाम्यमरोंगिता? ( वाग्भट, सूत्रस्थान, १-१) 
इनके आधार पर ही इहारीर में रोग के कीटाणु भी पनपते हैं। जब वात बढ़ जाता 
है तो वातप्रकृति के कीटाणु, पित्त बढ़ जाता है. तो पित्तप्रकरति के कीटाणु और कफ 
बढ़ जाता है तो कफप्रकृति के कोटाणु जोर पकड़ने रूगते हैं। उनके विरुद्ध वस्तु 
शरीर में पहुँचने पर वे शान्त हो जाते हैं। यद्यपि भारतोय शास्त्रों और आयुर्वेद में 
भी इन कीदाणुओं का विशेषरूपेण वर्णन नहीं है, तथापि शाखतरकारों ने कीटाणुओं 
के उत्पादक तथा उपजीब्य उक्त दोषों को ही शान्त करने की विधि पर बल शिया: 
है। यदि अनुकूछ परिस्थिति न होगी तो कीटाणु या तो उत्पन्न ही न हो सकेंगे 
ओर किसी कारणवश उत्पन्न होंगे भी तो जीवित तो रह ही नहीं सकेंगे । फिर 
पाश्चात्त्य पद्धति के अनुसार भी रोगोत्पादन नहीं होगा। इस “दोषसाग्य” को भी 
ध्यान में रखकर हमारी ब्रतोत्सव-विधि है और संचित दोषों तथा कीटाणुओं का 
भी विनाश उसके कारण होता है । यही समझाने के लिए इस पुस्तक में यथास्थान 
आयुवद के उद्धरण दिए गए है । 

आज्ञा है यह प्रकरण जिज्ञासु जनों के लिए उपयोगी होगा । 


| 7] 


६--कथा 


कथाभाग के विषय में संवत्सरोत्सव की कथा के प्रसंग में जो लिखा गया है 
वह यहाँ पुनः उद्छत कर दिया जा रहा है। यद्यपि यह एक पुनरुक्तिमान्न है, पर 
इस भाग के पढ़ने के लिए वहाँ के पृष्ठों को टटोछने का प्रयास न करना पड़े इस 
लिए यह चेष्टा है। यह लेख थों है-- 

इस पुस्तक में बतों और त्योहारों की कथाएं भो सरल भाषा में दो जा रही 
हैं। इस विषय में हम इतना निवेदन करना चाहते हैं कि पुराणों की यह शैली है 
कि साधारण जनों की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए इन कथाओं में प्रायः 'रोचनार्था फल- 
श्रुति के न्याय से प्रत्येक बत अथवा उत्सव की अत्यन्त प्रशंसा रहती है। आछु- 
निक शिक्षित इससे उद्विभ्न-से हो जाते हैं, पर शिक्षित पाठकों को भी तात्पय पर 
दृष्टि रखनी चाहिए--उन्हें सोचना चाहिए कि कथा-लेखक जिस काय॑ में प्रवुसत 
कर रहे हैं वह पूर्ण धार्मिक और विज्ञानानुमोदित हैं। साधारण जनता को मनो- 
वेज्ञानिक दृष्टि से प्रशंसा की अधिक्रता हो उत्तम कार्यों की ओर आवर्जित कर 
सकती है, अतः आधुनिक शिक्षितों को कार्य के फल पर विचार कर कथा के नाम 
से घबड़ाना नहीं चाहिए । 

उ5--अभभ्यारस 

इस पुस्तक में प्रत्येक च्रतोत्सवों के अन्त में उस प्रसंग में आये विषयों के 
विषय में प्रश्न भी दिए गये हैं। इससे दो द्थभ हैं--एक तो यह कि छात्र भी 
इस पुस्तक का उपयोग कर सकें ओर दूसरा यह कि जिज्ञासुओं को भी उस 
चत यथा उत्सव की विशेषता संक्षेप में विदित हो सके ओर उनको जिज्ञासा 
जाश्यरित हो । 

. ८--अतिरिक्त 

इन विषयों के अतिरिक्त इस पुस्तक में अवतार-विज्ञान, गंगा-माहात्म्य, 
यमरुना-माहात्म्य इत्यादि के विषय में भो विचार किया गया है। आशा है, यह 
भी पाठकों को छाभप्रद होगा । 

परिशिष्ट 

भारतीय बतोसत्सवों में भगवद्गधोतोक्त, यज्ञ, दान तथा तप की ही प्रधानता 

है। आध्यात्मिक दृष्टि से यहो सब धर्मों का सार है। इसीलिए भगवद्वीता में 


[ $॥ ।॥ 


इन पर बार-बार बल दिया गया है। वह आध्यात्मिक दृष्टि भी सुज्ञ पुरुषों की 
दृष्टि में आ सके एतदर्थ मेरे एक प्राचीन लेख को पुस्तक के अन्त सें परिशिष्ट 
रूप में जोड़ दिया गया है। आशा है भारतीय बतोत्सवों की आध्यात्मिक 
उपयोगिता के बोध में यह भी उपयोगी होगा । हि 


दमायाचना 


अन्त में हम अपनी भूलों ओर अ्रर्मों के छिए विद्वानों से क्षमा चाहते हें और 
आथना करते हूं कि मानव सुलभ दोषों पर दृष्टि न देते हुए जो चुटियाँ रह गई हों 
उन्हें सुधारकर पुस्तक का सदुपयोग करें। 


मकरसंक्रान्ति 


विनीत कि 
विक्रम संवत्‌ २०१३ पुरुषोत्तमशमों चतुबंदी 


विषय 
कालविज्ञान 
उपक्रम 
' काल के भेद 
२-संबत्सर 
संव॒त्सर के भेद 
संचत्सर-विज्ञान 
२-अयन 
अयन-पिज्ञान 
३-अ्तु 
ऋतु-मेद 
ऋतु-विज्ञान 
तीन ऋतुआओ का पक्ष 
छः ऋतुओं का पक्ष 
वसन्त 
ग्रीष्म 
बैर्षा 
शरद्‌ 
हेमन्त 
'शिशिर 
सारांश 
४-मास 
*&--पक्षत्‌ 
पक्ष-विज्ञान 


विषय-सूची 


इ्छ्ठ 


विषय 
६-तिथि 

तिथि-विज्ञान 

तिथियों की क्षयवृद्धि 

क्षयबृद्धि क्यों ? 
७चार 

वारविज्ञान 
८-नक्षत्र 

नक्षत्रविज्ञान 


संवत्सरारम्भ 


कालनिणय 

विधि 

समयविज्ञान 

और ७ 
चेत्रमास ही क्‍यों ! 


३०७० 
३३ 


शुक्रपक्ष और प्रतिपदा ही क्यों? » 


विधिविज्ञान 
कथा के विषय में 
संवत्सरोत्सव की कथा 


रामनवमी 


कालनिर्णय 

विधि 

अवतारविज्ञान 

अचतार क्या है ? 
अवतार क्यों होते हैं ? 


३२४ 
३७ 
शेप 
8९ 


विषय 
समयविज्ञान 
सारांश 
विधिविज्ञान 
कथा 
हनुमजयन्ती 
कालनिणय 
विधि 
कालविज्ञान 
विधिविज्ञान 
अक्षय तृतीया 
कालनिणय 
विधि 
कालविज्ञान 
विधिविज्ञान 
दान 
परशुरामजयन्ती 
नृसिंह चतुदेशी 
समयनिणय 
समयविज्ञान 
नूसिहावतार 
विधिविज्ञान 
कथा 
गंगा दशहरा 
कालनिणेय 
विधि 
गंगामाहात्म्यविज्ञान 


की 


पृष्ठ विषय 

४८ समयतविज्ञान 

५० विधिविज्ञान 

» | सागपंचमी ह 
पड कालनिणय 

४६ विधि 

५5 समयविज्ञान 

६० विधिविज्ञान 

» |. कथा 

» | रक्षाबन्धन और उपाकर्म 
६२ आरम्भिक 

” | २-रक्षाबन्धन 

ग समयतविज्ञान 

६३ विधिविज्ञान 

६४ कथा 

ह ६ | २-उपाकर्म 

7 |. समयनिणय 

६६ | उपाकम क्या है! 
"| विधिविज्ञान 

». जन्माष्टमी 

७० कालनिर्णय 

2 विधि 

१? कालचिज्ञान 

ण्ध् विधिविज्ञान 

93 कथा 

» | गणेशचतुर्थी 

७९ कालनिणय 


विषय 
विधि 


' कालविज्ञान 


चामनहा 


विधिविज्ञान 
कथा 

द्शी 
कालनिर्णय 
विधि 
कालविज्ञान 
विधिविज्ञान 


अनन्तचतुदंशी 


कालनिर्णय 
विधि 
कालविज्ञान 
विधिविज्ञान 
कथा 


सवरात्र 


कालनिणय 
विधि 

कालविज्ञान 
विधिविज्ञान 


विजया दशसी 


कालनिणय 
विधि 


विजयादशमी के विषयमे भ्रम 


चस्तुस्थिति 
कालविज्ञान 
विधिविज्ञान 


ह। 


82! 


शर 


रे 


] 

विषय पृष्ठ 

शरत्पूणिमा श्पर 
कालूनिणय 9३ 
विधि 92 
कालविज्ञान १८३ 
विधिविज्ञान 9 
' रासोत्सव १८०५ 

दीपावली १६७ 
कालनिणय 39 
विधि जे 
कालविज्ञान 99 
विधिविज्ञान १९९ 
कथा २०२ 

अन्नकूट २१० 
कालनिर्णय कि 
विधि १ 
कालविज्ञान और विधिविज्ञान २११ 
बलिपूजा 38 
गोक्रीडन और गोव्घेनपूजा २१२ 
अन्ञकूंट | 
मार्गपालो-बन्धन २१४ 
१ कथा ( गोवघेनपूजा की ) २१६ 


२ कथा ( बलिपूजन कौ ) २१९ 


यमह्वितीया अथवा अ्रावृद्वितीया २२१ 


समयनिणय 2) 
वि धि है. 
कालविज्ञान 99 


विधिविज्ञान २२२ 


विषय पछ '. विषय । पृष्ठ 
यमुनामाहात्म्य » | होली ।, २४६ 
" यमद्वितीया का माहक््य २२३ कालनिणय ््ि कु 
मकरसंकरान्ति श्र ६ | विधि द । ११ 
कालनिणय 99 कालविज्ञान २६१ 
विधि गा ऋतु 99 
कालविज्ञान २२७ मास नर 
विधिविज्ञान 7] तिथि रा 
वल्तन्तपञ्नमी र्र६ विधिविज्ञान २६३ 
कालनिणय 9 कँथों नस 
पी गे ”| सोमवती अमावस्या २७९ 
हे कालनिणय है 
विधिविज्ञान २३० विधि 
कथा ' २३१ चांध 99 
शिवरात्रि २३४ कालविज्ञान २७२ 
कालनिणय क विधिपिज्ञान ११ 
/ विधि या कथा २७३े 
कालविज्ञान २१२५ | ण २८३ 
शिवतत्त्व 2१ कालनिणय ; 
तऋ्तु २३ प्‌ विधि हि 99 
मास 83 ग्रहण क्‍या हे ! २८४ 
पक्ष २३७ ग्रहण पुण्यकाल क्यों और उस 
तिथि १2 समय अपविन्नता क्‍यों ! २८४ 
अधरात्रि न कथा २८८ 
विधिविज्ञान २३८ | परिशिष्ट २६१९ 
( १ ) शिवलिब्नपूजा १ यज्ञ १» 
( २ ) शिवपूजाकी सामग्री, २३९ दान २९६ 
कथा 99 तप ३०५ 


-_्ज्ब शी /७- 


अमाण-श्रन्थ 
[ इस पुस्तक में जिन ग्रन्थों के उद्धरण दिए गए हैं. उन अन्थों की 
अथवा भ्रन्थकत्तोओं की वर्णक्रम-सूची ] 


अमरकोश-२५»३, ५, ७, ९, १०, ११, १५, 
3९, २०, ३७, ६६३, ९७, १६२, २२७ 

अष्टाज्रहद्य-०३, ८० 

आईने-अकबरी-<८१ 

आदित्यपुराण-२१५ 

इन्द्रविजय-२६ 

इब्नवतूता-( गिब्सकृत अंग्रेजी अनु- 
चाद ) ८१ 

उत्सवसिन्धु-ण९ 

ऋग्वेद-9, ६, ७, १३, १५, ९६ 

कल्याण ( गोअछ्भू ) १०८, ११० 


गीता-४३, ४६, ४५, ण०, ७३, ५४७, ६७, 
९०, ११८, १६८ 


चतुरवेगंचिन्तामणि-१७६ 
चरकसंदिता-देण, रे६, ७२, ७२, १००, 
१०६, १०७, ११५, १८४३, १८७, २३० 
टेवनियर-( नरेटिव ) ८२ | 
तेत्तिरीयोपनिपदू-४२, ७४३, ४७ 
दुर्गासप्तशती-१६३, १७० 
धर्मसिन्धु-४१, ६२, ७८, <८, ९४७, १०३, 


१४७, २१०, २१३, ९२६, २३४, 
२३७५, २८३ 


त्ि घण्टु घ १ 5 ष् 4 ्े 


निरुक्त-र, है; ६, ५, ५९, ११ १२, ३३, 
१४, १७१, २४० 


निर्णयसिन्धु-६, २५, ३०, . ४१, ६२, ६३, 
, ५९४, १०२, १७६, २००, २१३ 
पाणिनिसूत्र-१५, १९ 

पीयूषधारा-६७, 4७, ८९, १२८, १७८ 








पेशवाईच्या सावलीत-<२ 
ब्हदारण्यक उपनिषद्‌-१४६ 
ब्रह्मपुराण-३१ 
ब्रह्मसूत्र ४३ 
भावप्रकाश-६०, ६१, ६०५, ६६, १०८, 
१०९, १८३, १८४ 

जनकुतूह॒छ-<० 
मनुस्क्ृति-६, १०२, १०३ 
मुहत्तचिन्तामणि-८४,९५, १४२, १७८,२२१ 
यजुशसंहिता-१०, ११, १७१ 
याज्षवल्क्यस्म ति-१०२, १०३ 
योगरल्राकर-१०६, १११ 
रघुवंश-१७७, १७९ 
रामचरितमानस-४३ 


रियाजु-स-सलातीन-<२ 
वाल्माकीयरामायण-५५९ 


विष्णुपुराण- १६७ 

ब्रतरल्लाकर-५५९ 

ब्रताकं-३०, ७७, ८८, ९२, १२६, १५८, २०८, 
२२०, २२३, २२४, २२५, २३३, २८२ 

शत पथनबाह्मण-१११, १७९ 

शाइधरसंहिता-२२१ 

श्रत्ाश्वतरठपनिषत्‌-४२, ४३ 

सायणभाष्य-८ 

साहित्यदर्पण-२७ 

सिद्धान्तशिरोमणि-२६ 

सुशुत-९४ 

सूयसिद्धान्त-२४७, २५ 

स्कन्दपुराण-८६, १२८, २०० 


मा 


घृ० 
१२ 
प्‌ 
४८ 
४९ 
६० 
६६ 
<१ 


८४ 
१२४ 


१२७ 
१२९ 
१०२६ 
२२४ 
२२९ 
२४४५ 


१३ 
२१ 


१९ 
१८ 


१८ 


शुद्धि-पत्र 


अशुद्ध 

'शुद्शब्द 

मुक्ति 

मालटाल 

मानने हैं 

वायु करनेवाला है और 
उसमें 

सन्‌ १४५५९ 
पीयूषघारा 

तमः 

मध्याह में थोड़ी हो 
सड्डष्ट 

दशन 

भातृमतोी 

बवन्त 


शुद्ध 
शुच'घातु 
मुक्त 
मालताल 
मानते हैं 
वायु करनेवाला और ज्वरनाशक है 
उनमें 
सन्‌ १६५९ 


पीयूषधारा 
नमः 


मध्याद्द में थोड़ी चतुर्थी हो 
सड्भुट 

दशन 

श्रातृमती 

वसन्‍्त 


उस पापी के पाप से लिप्त होऊँ। यदि मैं न आऊँ तो उस पापी 


यदि में न आऊ तो । 


के पाप से लिप्त होऊ । 


॥ श्रीहरि: ॥ . 


भारतीय ब्रतोत 


“९८४0 2988 2८0८.:७७+-- 





काल-विज्ञान 


उपक्रस 


सारे संसार के ब्रत, उत्सव, पर्व अथवा त्योहार किसी नियत 

. समय पर किये जाते हैं, अतः तत्तद्देशीय ब्रतोत्सवादि के समभने के 

' लिये उन-उन देशों में प्रचलित काल-विभाग का समझना आवश्यक है। 

इस नियम के अनुसार जब तक भारतीय काल-विज्ञान यथार्थ रूप से 

न समम लिया जावे तब तक भारतीय ब्रतोत्सवादिक की वेज्ञानिकता 

को सममना सम्भव नहीं है, इस कारण सबसे पहिले यहाँ भारतीय 
कांल-विज्ञान पर विचार किया जाता है| 


काल के भेद 


भारतीय उत्सवादि में ८प्चकार का काल,काम में आता है--१. संबत्सर, 
२. अयन, रे. ऋतु, ४. मास, ४. पक्ष, ९. तिथि, ७, वार ओर ८. नक्षत्र | 
आगे इनका क्रमशः यथाविधि विवरण दिया जा रहा है. | 


[२ ] 
१-संवत्सर 
संब ऋतुओं के पूरे एक चक्र को संवत्सर कहते हैं । अथोत्‌ किसी 
ऋतु से आरम्भ करके ठीक उसी ऋतु के पुनः आने तक ज़ितना समय 
लगता है उसका नाम एक संवत्सर हे | 


संवत्सर के भेद 


भारतीय संवत्सर यद्यपि पाँच प्रकार के हैं--सावन, सौर, चान्द्र, 
नाक्षत्र और बाहस्पत्य | तथापि इनमें से नाक्षत्र ओर बाहस्पत्य संबत्सर 
केवल ज्योतिष में ही काम आते हैं, इसलिये उनका विवरण यहाँ नहीं 
दिया जायगा | शेष तीन संबत्सरों का विवरण निम्नलिखित हेः-- 

सावन--३६० दिन का | संवत्सर की स्थूल गणना इसी के अनुसार 
होती है | इसमें एक महीना पूरे तीस दिन का होता हे | 

चान्द्र--आरयः ३५७ दिन का | अधिक मास इसी संवत्सर के अनुसार 
माना जाता है। अधिक सास होने पर इसमें *३ सास, अन्यथा 
१२ मास होते हैं। इसमें एक मास शुक्ल प्रतिप्रदा से अमावस्या तक 
अथवा कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक माना जाता है| पहले मास को 
अमान्त सास और दूसरे को पूर्णिमान्त मास कहते हैं। दक्षिण भारत 
में अमान्त मास प्रचलित है। उत्तर भारत में पूर्णिमान्त | हि 

सोर--३६५ दिन का | यह सूये की मेषसंक्रान्ति के आरम्भ से 
प्रारम्भ होता है. और पुनः मेषसंक्रान्ति आने तक चलता है | 


भारत के ब्रत-उत्सवादि में प्रायः चान्द्र संबत्सर ही काम में आता 





१. स्व्तुपरिवत्तरतु स्खृतः संचत्सरो बुधेः। ( क्षीरस्वामिक्ृतायाममरकोशब्या- 
ख्यायां भागुरिवचनम ; कालव्सेः खो० २० ) 


[ ३ ) 


है| किल्तु कई प्रान्तों में ( जेसे बंगाल, पंजाब, नेपाल आदि में और 
कहीं-कहीं अन्यत्र भी ) सौर वर्ष भी व्यवहार में आता है | 

भारतवष में प्रायः चान्द्र और सौर यही दो संबत्सर उपयोग में 
आते हैं, तथापि सोदे तौर पर जो ३६० दिन के संवत्सर की बात की 
जाती है वह सावन वर्ष के हिसाब से है, परन्तु व्यवहार में यह लगभग 
नहीं आता | 


संवत्सर-विज्ञान 


ऊपर बताया जा चुका है कि ऋतुओं के परिवत्ते (चकर ) को 
संबत्सर या व॒त्सर कहते हैं। अथोत्‌ सारी ऋतुएं जब एक बार समाप्त 
हो लेती हैं और उनका जब दुबारा चक्र आरम्भ होता है तब एक 
संबत्सर पूरा होकर दूसरा संवत्सर आरम्भ होता है । अतएवं यह कहा 
जाता है कि संवत्संर के अन्दर सब ऋतुएं रहती हैं। इसी प्रकार 
सब प्राणियों की आयु की गणना भी इन्हीं संवत्सरों के द्वारा होती है, 
अतः यह भी कहा जाता है कि जिसमें संब प्राणी रहते हैं. उस समय- 
विभाग का नाम संवत्सर है | 


उपयुक्त दोनों व्युत्पत्तियों का सम्मिलित सारांश यह हुआ कि जो 
काल-विभाग सब ऋतुओं का और सब प्राणियों का आधार है उसका 
नाम संवत्सर है । तात्पय यह है कि यदि स्रानव को संवत्सर का ज्ञान 
न होता तो वह न ऋतु-विभाग को समझता और न प्राणियों की आयु 
की गणना ही हो सकती | लोगों को पता ही नहीं लगता कि कब शीत 
आरम्भ होगा; कब गरमी और कब वषों; और न यही पता लगता कि 
कोई ग्राणी कब तक बालक रहेगा, कब युवा होगा ओर कब वृद्ध हो 





१. संवसन्ति ऋतवो5स्मिन संवत्सरः ( क्षीरस्वामी, अमरकोश, कालूवर्ग २० ) 
२. संवत्सरः संवसम्तेडस्मिन्‌ भूतानि ( निरुक्त आ्र० ४ पा० ४ खें० २७ ) 


[ ४ )] 


जायगा। इस तरह संवत्सर का प्रत्येक प्राणी के जीवन से «सम्पूर्ण 
सम्बन्ध है | यदि हम इसे न समभते तो मनुष्यों का जीवन भी पशुओं 
की तरह अन्धकारमय हो जाता | 
यह संवत्सर अथवा ऋतु-विभाग सूये के परिभ्रमण''से सम्बन्ध 
रखता है, अतः सूर्य संबत्सर अथवा काल का अधिदेवता कहा जाता 
है, क्योंकि यदि सूये न रहे तो न संवत्सर रहे ओर न काल-विभाग | 
जैसा कि ऋग्वेद में लिखा हे-- 
सप् शुद्धन्ति रथमैकचक्रमेकों अश्वो बहति सप्तनामा १ 
विनाभि चक्रमजरम॒नव यत्रेमा विश्वा भुवदबा5वितस्थु'॥ ( २-३-१४ ) 


' अथौत्‌ एकाकी विचरण करने वाले एक पहिये वाले रथ ( अथोत्‌ 
सूर्य ) को सात ( वर्णवाली ) रश्मियाँ अपने साथ जोड़ती हैं. और अकेला 
सबको व्याप्त करने वाला वह सूये, सातों रश्मियों से रस लेता हुआ अथवा 
सप्तषियों से स्तुति किया जाता हुआ, जा रहा है| यह ( ग्रीष्म, वषो और 
हेमनत इन ) तीन नाभियों वाला, कभी जीणे न होने' वाला और किसी 
के सहारे न चलनेवाला चक्र ( संबत्सर ) है, जिसमें ये सब लोक 
स्थित हैं । ( निरुक्त ४ | ४ | २७ ) 

इस मंत्र में पूवोद्ध में सूये का ओर उत्तर! में: संबत्सर का इस 
तरह दोनों का सम्मिलित वर्णन किया गया है | | 

१. सूर्य के परिभ्रमण के विषय में आचीन और नवीन विद्वानों में मतभेद है । 
आधुनिक विद्वान मानते हैं कि पथिवी सूर्य की परिक्रमा करती है। आचीन विंद्ानों 
में दोनों मत हैं--कुछ सूर्य का परिभ्रमण मानते हैं, कुछ पृथिवी का | यह ज्यौतिष 
का विषय है । यहाँ इसका विस्तार करने से एक विवादअरत विषय उठ खड़ा होगा, 
जो अक्ृत विषय को गोण कर देगा । केवल इतना समझ लीजिए कि आधुनिक 
मताजुसार यहाँ 'सूथ के परिश्रमण” का आअथ “प्रथिवी द्वारा सूर्य का परिभ्रमण” हे | 

३. संब॒त्सरप्रधान उत्तरोड्घेचे? ( निरक्त अ० ४ पा० ४ खं० २७ ) . 





[ ५] 


२-अयन 

सूर्य की गति* को अयन कहते हैं। अयन दो होते हैँ--दक्षिणायन 
और उत्तराबण | कके संक्रान्ति ( सौर श्रावण ) से लेकर धन संक्रान्ति 
( सोर पौष ) पर्यन्त दक्षिणायन होता हैे। इसमें श्रावण, भाद्रपद, 
आश्विन; कार्तिक, मार्गशी्य और पोष ये ६ महीने पड़ते हैं. और मकर 
संक्रान्ति से लेकर मिथुन संक्रान्ति पर्यन्त उत्तरायण होता है। इसमें 
माघ, फाल्गुन, चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ ये ६ महीने पड़ते हैं| 

अयन-विज्ञान 

अयन शब्द का अर्थ गति' अथवा मार्ग) होता है| सूर्य सदा श्राची 
( पूरे दिशा ) के मध्य-विन्दु पर नहीं रहता, किन्तु चेत्र ( मेष संक्रान्ति ) 
से श्रावण ( कक संक्रान्ति ) के आरम्भ तक प्राची के दक्षिण भाग से 
उत्तर में जाता है. ओर श्रावण से कार्तिक ( तुला संक्रान्ति ) के आरम्भ 
तक लौट कर वापिस आची के भमध्यबिन्दु पर आ जाता है । कार्तिक 
से माघ ( मकर संकान्ति ) के आरम्भ तक श्राची के उत्तर भाग से 
दक्षिण भाग में बढ़ता है और तब वहाँ से लौटकर बेशाख (मेष 
संक्रान्ति ) के आरम्भ में फिर आ्राची के मध्यबिन्दु पर आ जाता है | इस 
तरह यह सिद्ध हुआ कि श्रावण से' लेकर पोष तक जिन महीनों में उत्तर 
के अन्तिम छोर से' दक्षिण के अन्तिम छोर तक सूर्य हटता है उन 
६ महीनों को दक्षिणायन और साघ से आषाढ़ तक जिन महीनों में 
दक्षिण के अन्तिम छोर से उत्तर के अन्तिम छोर तक सूर्य हटता है' 
उन ६ महीनों को उत्तरायण कहते हैं | 


नलआिनन लत लि कीीछऊ ली अलग कल लन लत भ कक मर एप कप ध्यान बने नमन यशपन न नमन न न न न न न माकापनन नल न न ननननन न कक न पर पार बन» कक “० पक "+++ अकमनाप८ ० -+ का पक क-- मच" "कक कक अत पर प “०मल मनवीर नाग "िएरिन कलम 


१. अयने हे गतिरुदगदक्षिणाउकेस्य” ( अमरकोश, कालव्ग १३ ) 
२. इण? घातु से भावार्थ ल्युट्‌ प्रत्यय॒ करने से बने अयथन” शब्द का 
अर्थ गति होता है । ३. “अयन वत्त्मंसागध्विपन्थान? ( अमरकीश भूमिचर्ग १६) 


१. 28 | 


है' और दक्षिणायन में रात्रि बड़ी होने के कारण अन्धकार की अधिकता 
रहती है| शास्त्रों में प्रकाश को देवतत्त्व और अन्धकार को असुरतत्त्व 
माना गया है, अतः उत्तरायण को देवताओं का दिन” ओऔपयू दक्षिणायन 
को देवताओं की रात्रि मानते हैं | इस कारण देवता), बाग-बगीचा, 
कुएं आदि की प्रतिष्ठा उत्तरायण में ही की जाती है, क्योंकि उत्तरायण 
दक्षिणायन की अपेक्षा प्रकाश-प्रधान होने से शुभ-कार्यां के लिये 
प्रशस्ततर है | 
३-कऋतु 

ऊपर लिखा जा चुका है कि ऋतुओं के परिवत्ते का नाम ही 
संव॒त्सर है । इसका अथ यह हुआ कि ऋतुएँ ही संबत्सर या काल की 
पहिचान हैं | यदि हमें ऋतुओं का ज्ञान न होता तो समय था काल को 
पहिचानना सर्वेधा असम्भव हो जाता | इसलिये यदि यह |कहा जाय 
कि ऋतुएँ ही समय का स्वरूप अथवा लक्षण हैं तो कोई अत्युक्ति 
न होगी | 

ऋतु-भेद 

ऋतुएँ वास्तव में तीन हैं। ओऔष्म (गर्मी ), वर्षो ( बरसात ) 
ओर हेमन्त ( जाड़ा )। बाद में इन तीनों के दो-दो विभाग होकर 
६ ऋतुएँ मानी जाने लगीं। आजकल यही ६ ऋतुएँ शास्नरों में प्रसिद्ध हैं | 
उनके नाम हें--बसन्त, ग्रीष्स, वर्षो, शरदू, हेमनत और शिशिर | 
चेत्र-बेशाख इन दो महीनों को वसन्‍्त, ज्येपष्ठ-आषाढ़ को ग्रीष्म, श्रांवण- 


१. अहस्तत्रोदरगयनम्‌? ( मनु० १।६६ ) 

२. रात्रि: स्थाइक्षिणायनम्‌ । ( मनु० १॥६७ ) 

३. 'देवतारामवाष्यादिप्रतिष्ठोदर्युखे रवौ ।? मदनरत्ने सत्यत्रतः ( नि्णयसिन्श्ु ) 

४- ऋग्वेद के ( २-२३२-१४ ) 'त्रिनासिचक्रम/ पद की व्याख्या करते हुए 
निरुक्त ने लिखा है कि व्यतुः संवत्सरो ग्रीष्मो वर्षा हेमनत इति' ( ४॥४।२७ ) 


| ७ ै 


भाद्रपर्द को वषी, आश्विन-कार्तिक को शरद्‌, समार्गशीषे-पीष को हेमन्त 
और साघ-फाल्शुन को शिशिर कहते हैं । 

बेदों मं कहीं कहीं हेमन्त और शिशिर को एक ऋतु मान कर 
पाँच" ऋतुएं भी मानी गई हैं । 


ऋतु-विज्ञान 


ऋतु शब्द “ऋ गतो” धातु से बना है। इसकी व्युत्पत्ति है 'इयर्तीति* 
ऋतु: अथोत्‌ जो सबंदा चलती रहे उसे ऋतु कहते हैं । ऋतु ही काल 
की गति ( चाल ) है अतएव शाख्रों में ऋतु के अनुसार ही वस्तुओं का 
परिणाम बताया गया है । प्रत्येक प्राणी, वृक्ष, लता इत्यादि का विकास 
ऋतु के अनुसार ही होता है। इसीलिये वेज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय 
तो ऋतुएँ ही काल हैं | वेदों में चन्द्रमा को ऋतुओं का विधाता ( निर्मोण- 
कत्तों ) बताया गया है| जसा कि निम्नलिखित ऋतचा में लिखा हे-- 

पूर्वापरं चरतो भाययेतों शिशु क्रोडन्तौ परियातो अध्वरण 

विश्वान्यन्यो भुवनाभिचष्टे ऋतूरन्यो विदधजायते पुनः ॥ (उलग्वेद १०-८५-१०) 


कश्चित्पुर्द गच्छुति सु: अन्यस्तमनुचरति अन्द्रमाः । एवं पूर्वापरंपौर्वापर्येणु 
मायया स्वप्रज्ञानेन एतो आदित्यचन्द्रो चरत+ गच्छुतो दिवि ५ तो शिशु ५ शिशुबद्भ्र- 
मणाजायमानत्ाद्ा शिशु इत्युव्येते। शिशु सन्‍्तो क्रीडन्तौ अन्तरित्षे विहरन्तौ 
अध्वरं परियात: यह्ज॑ं प्रति गच्छत+ तथेध अन्य: आदित्य: विश्वानि भुवया भुवनानि 
अभिचष्टे अभिषश्यति १ ऋतून्‌ वसन्‍्तादीन , अन्य अन्द्रमा:, विदघत्‌ कुबेन मासावर्च 


१. पश्चारे चक्र परिवत्तमान इति? ( ऋ० सं० १-३-१६-३ ) इति पश्चत्ते- 
तया । -पश्चतंवः संवत्सरस्येशति व ब्राह्णमम्‌ । हेमन्त-शिशिरयोः समासेन । 
( नि. ४॥४।२७ ) 

२. 'इ्यरति ऋतु? ( अमरकोश की टीका में क्षीरस्वामी ) “अरतेश्व तुः 
( उणादि १-७१ ) 


[ ८ । 


मासांश्च कुदेन्‌ पुनः जायते | यद्यप्युभयोरषि पु्रजनिरस्ति तथापि सूमेस्थ सबेदा 
प्रवृद्धेंसदयों चामिप्रेत: १ अन्द्रस्य तु हासवृद्धि-सद्घावात्पुनः पुनर्जायत इत्युक्तियुक्ता 
ध्चन्द्रमा दे जायते पुन इत्यादिश्रुते:ई ) ( सायणुमाष्य ) 


भाष्यानुसार इस मन्त्र का अर्थ यह है कि--ये दोनों बालक 
अथोत्‌ सूर्य और चन्द्रमा अपने श्रज्ञान के द्वारा आकाश में पूबे से 
पश्चिम अथवा आगे-पीछे चलते हैं । बालक इनको इसलिए कहा गया 
है कि ये दोनों ही बालक की तरह ( खेलते हुए ) अभ्रमण करते हैं 
अथवा उदय होते ही धूमने लगते हैं । ये दोनों बालक बनकर खेलते 
हुए यज्ञ में जाते हैं। इन दोनों में से एक अथोत्‌ सूये सब लोकों को 
देखता है और दूसरा अथात्‌ चन्द्रमा वसन्‍्तादि ऋतुओं को बनाता 
हुआ बार-बार उत्पन्न होता रहता है| यद्यपि सूय-चन्द्रमा दोनों बार-बार 
उत्पन्न होते हैं. तथापि सूथे सदा एकरूप रहता है ओर चन्द्रमा बढ़ता- 
घटता रहता है, अतः उसकी बार-बार उत्पत्ति कही गई है | 


परन्तु इस ऋचा का वास्तविक तात्पये समझने से सूर्य और 
चन्द्रमा दोनों ऋतुओं के विधाता हैं; क्‍योंकि सूय की ऋताप्मि में चन्द्र के 
सोमरस का मिश्रण होने से ही ऋतुएं बनती हैं । बात यह है कि चन्द्रमा 
प्रथिवी का उपग्रह है; अतः सोमरस तो चन्द्रमा की गति के अनुसार प्रथिवी 
को प्रतिदिन समान रूप में प्राप्त होता रहता है, पर सूर्य का प्रभाव प्रथिवी 
पर सदा एक-सा नहीं पड़ता | उत्तरायण में सीधी पड़ने के कारण सूय 
की तीत्र किरणें सोम के प्रभाव को क्रमशः कम करती चल्नी जाती हैं, अतः 
क्रमशः उष्णता बढ़ती जाती है; और दक्षिणायन में क्रमशः सूर्य के दूर 
होते जाने के कारण सोम का प्रभाव अधिक होता जाता है, अतः उष्णता 
क्रमशः कम होती जाती है । इस उष्णता तथा शीत की घटा-बढ़ी के 
कारण ही ऋतुएं बनती हैं । यह है ऋतुओं का सामान्य.विज्ञान | अब 
आगे ऋतुओं के विशेष विज्ञान पर विचार किया जायगा | 


[ ६ ) 


तीन ऋतुओं का पक्ष 

तीन ऋतुओं के पक्ष में तो एक-एक ऋतु का एक-एक चातुमोस्य 
होता है| फाल्गुन से लेकर ज्येष्ठ तक चार महीनों की ओऔष्म ऋतु, 
आषाढ़ से लेकर आख्िन तक वर्षो ऋतु और कार्तिक से लेकर माघ तक 
हेमनत ऋतु होती है। इनमें से प्रत्येक का विज्ञान इस प्रकार है | 

शीष्म--जिस ऋतु में रस ( जल ) सूखता है उस ऋतु को श्रीष्म 
कहते हैं | 

अर्ो--जिसमें पजेन्य अथोत्‌ अगरजता बादल अथवा इन्द्र जल 
सींचता है; उसे वषों कहते हैं । 

'हेमन्त--जिस ऋतु में हिम ( शीत अथवा बफे ) रहता हे उसे 
हेमन्त कहते हैं। हिम शब्द हिंसाथक हन”” घातु से अथवा वृद्धथ्थंक 
“हिः* धातु से बनता है| पहली व्युत्पत्ति के अनुसार कमल आदि कई 
लताओं के विनाशक होने से और दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार जो, गेहूँ 
आदि का पोषक होने से ठएड या ओस हिम कहा जाता है ओर 
वह जिसमें हो उस ऋतु को हेमन्त कहते हैं | 

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि एक संवत्सर में चार-चार महीने के 
तीन समय ऐसे आते हैं. जिनमें ऋ्रशः जल सूखता है, जल बरसता 
है और धान्‍्य तथा ग्राणी आदि सभी पुष्टि श्राप्त करते हैं, वेही तीनों समय 
क्रमशः ग्रीष्म, वर्षो ओर हेसन्त नामक तीन ऋतुएं कहलाती हें | 





१, ओऔष्मो ग्रस्यन्ते5स्मिन्‌ रसाः ( निरुक्त ४।४।२७। ) 

. वर्षा वर्षत्यासु पजन्यः ( निरुक्त ४।४॥२७। ) 

- 'पजन्यौ रसदब्देन्द्रो! ( अमर० नानाथेचग १४६ ) 
* हिमन्तो हिमवान? ( निरुक्त ४॥४।२७ ) 

« हन्तेहिं च” ( उणादि १-१-४७ ) इति मक्‌ 

« हिम पुनहन्तेर्वा हिनोतेवा ।! ( निरुक्त ४४४।२७। ) 


ही नौ ७६ >> ७ 


[ १० ] 
छः ऋतुओं का पक्ष $ 


छः ऋतुओं के पक्ष में एक-एक ऋतु दो-दो" मासों की होती है । 
ऊपर उन मासों के प्रचलित नाम लिखे जा चुके हैं। इन्न प्रचलित 
नामों का विज्ञान मास-प्रकरण में बतलाया जायगा | यहाँ केबल मासों 
के दे तक नामों पर विचार किया जाता है जो ऋतुओं से सम्बन्ध 
रख 


बसन्त' में मधु? ( चेनत्र ) और माधव ( बैशाख ) सास, भ्रीष्म 
में शुक्र (ज्येष्ठट) और शुचि* ( आषाढ़ ) सास, वर्षो में नमस्‌* 
( श्रावण ) और नभस्य* ( भाद्रपद ) मास, शरत्‌"' में इष* (आश्िन) 
और ऊज* ( कार्तिक ) मास, हेमन्त” में सहस्‌** ( सार्गशीर्ष ) और 
१. द्ौ दो मार्गादिमासौ स्याइतुः ( अमर० काल वर्ग १३ ) 
२. मधुथ्व माधवश्च वासन्तिकाबतूः ( यजुःसंहिता १३२५ ) 
३. स्याछत्रे चेत्रिकों मधुः । ( अमरकोश, कालवर्ग १५ ) 
४. “वेशाखे माधवों राघः ।! ( अमरकोश, कालूवर्ग १६ ) 
५. शुक्रश्न शुचिश् ग्रेष्मावतू ।” ( यज॒ः संहिता १५४६ ) 
६. ज्येष्ठे शुक्र? ( अमरकोश, काछूवर्ग, १६ ) 
७. शुचिस्त्ववमाषाढे ।! ( अमरकोश, कालवग, १६ ) 
८. 'नभश्व नभस्यश्व वाषिकाबतूः ( यजुः संहिता १४।१४ ) 
९. श्रावरों तु स्थात्‌ नभा? ( अमरकोश, कालवर्ग, १६ ) 
१०. स्थुनेभस्यप्रौष्यददभाद्रभाद्पदाः समा: ( अमरकोश, कालवर्ग, १७०) 
११. इषश्वोजेश्व शारदाबतू? ( यजुः संहिता १४॥१६ ) 
१२. स्यादाश्विन इषोध्प्याश्वयुजोडपि! ( अमरकोश, काछूवर्ग १७ ) 
१२- कार्तिके बाहुलोजों! ( अमरकोश, कालवर्ग, १७ ) | 
१४. 'सहब्थ सहस्यश्ष हैमन्तिकाइतू? ( यजुः संहिता १८२७ ) 
१४. मार्गशीषः सहा? ( अमरकोश, कालवर्ग, १४ ) 


[ ११ | 


सहस्य ( पोष ) मास ओर शिशिर' में तपस्‌ * ( माघ ) और तपस्यँ 
( फाल्गुन ) मास होते हैं | 
पाठक, देखेंगे कि उपयुक्त महीनों के नामों में मधु-माधव, शुक्र-शुचि, 
नभसू-नभस्य, इष, ऊजे, सहस-सहस्य और तपस-तपस्य इन नामों में 
इष ओर ऊजे, के अतिरिक्त ( जिनमें केवल अथे-साम्य है) ओर सबत्र 
एक-एक ऋतु के दो-दो मासों में शब्द और अथ दोनों की समानता 
है। इस पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने से यह बात सिद्ध होती है 
कि वसन्‍्त का मधु से, ग्रीष्म का शुक्र से, वर्षो का नभस्‌ से, शरद्‌ का 
इष ओर ऊजे से, हेमन्‍त का सहस्‌ से और |शशिर का तपस्‌ से 
अवश्यमेव कोई सम्बन्ध है| आगे वज्ञानिक सरणि से इन्हीं तस्त्वों के 
अनुसार गत्येक ऋतु का विचार किया जाता है | 


वृसन्‍्त 


मधु और माधव दोनों शब्द मधु से बने हैं। मधु” का अथ एक 
प्रकार का रस है जो वृक्ष, लता तथा प्राणियों को मत्त करता है। उस 
रस की जिस ऋतु में प्राप्ति होती है, उस ऋतु को बसन्‍त ऋतु कहते 
हैँ। अतः हम यह देखते हैं कि इस ऋतु में बिना ही वृष्टि के वृक्ष, 
लता आदि पुष्पित होते हैं ओर प्राणियों में भी मदन-विकार का 
प्रादुभोव देखा जाता हे | इसी कारण क्षीरस्वामी ने' वसन्‍्त शब्द की 
“बसन्त्यस्मिन खुखम-अथोंत्‌ जिसमें श्राणी सुख से रहते हैं” ऐसी 


, 'पौषे तेषसहस्यौ दो ( अमरकोश, कालूवग, १४ ) 

- तपश्च तपस्यश्व शेशिराबतू? ( यज्भुः संहिता १५५७ ) 

 'तपा माघे” ( अमरकोश, कारूव्ग, १४ ) 

- स्यात्‌ तपस्यः फाल्गुमिक” ( अमरकोश, कालवग, १५ ) 

« मधु सोममित्यौपमिकम्‌। मायतेरिदमपीतरन्मध्वेतस्मादेव” (निरुक्त ४।१।८) 


6. ७ #>्ा 0० ४-9 


[ १३ ] 


व्युत्पत्ति की है | तात्पयें यह है कि जिस ऋतु में प्राणियों को ही नहीं, 
किन्तु वृक्ष, लता आदि को भी आह्ादित करने वाला मधुरस प्रकृति 
द्वारा श्राप्त होता है उस ऋतुको वसन्‍्त कहते हैं | 


श्रीष्म 


इसी प्रकार शुक्र और शुचि शब्द 'शुच्‌ः शब्द से बने हैं। शुच्‌? का 
अथ है जलना या सूखना। जिस ऋतु में पृथ्वी का रस (जल ) 
सूखता या जलता है. उस ऋतु का नाम ग्रीष्म है। अतएव हम देखते 
हैं कि भीष्म ऋतु में वसन्‍्त के उत्पन्न फल, पृष्प आदि में जल की 
अधिकता से जो कोमलता होती है उसे छोड़कर वे परिपक हो जाते 
हैं ओर प्रथ्वी भी शुष्क हो जाती है। सारांश यह है कि वसन्‍्त में वृक्ष, 
त़्तादि को जो मधुरस अथवा सोमरस मिलता हे वह भीष्म में' 
अग्नितत्त्व की उम्रता से परिपक्त अथवा शुष्क हो जाता है। अतः भ्रीष्म 
उस ऋतु का नाम है जो पदार्थों को सुखाती अथवा परिपक्क करती हे | 


वषों 


इसी प्रकार नमा और नभस्य शब्द 'नभसः से बने हैं। 'नभेस? 
शब्द के यद्यपि यास्क ने अनेक विग्नह किये हैं, तथापि उन सबका 
तात्पय यही होता है कि रसों के अथवा शभ्रकाश के पहुँचानेवाले 
आदित्य को किंवा जिस के कारण प्रकाश का प्रतिबन्ध होता हे उस तत्त्व 
( तम ) को नभमस्‌ कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिस पदाथे 
के द्वारा रस अथोत्‌ जल पहुँचाया जाता है अथवा जो प्रकाश को 
१. 'शुक्‌ शोचतेः | शुचिः शोचतेज्वतिकर्मण:? ( निरुक्त २५१४ ) 
२. 'नभ आदित्यो भचतिं । नेता रसानाम्‌। नेता भासाम्‌ । ज्योतिषां अ्रणय: । 
'अपि वा भन एवं स्याद्विपरीतः। न न भातीति वा । ( निरुक्त २४।१४ ) 


( ९३] 


आच्छादित करता है. उस तत्त्व का नाम नभस्‌ है । बह तत्त्व जिस 
ऋतु में प्रधान रहता है. उस ऋतु को वषो-ऋतु कहते' हैं। सारांश यह 
है कि आठ महीने तक जो जल सूर्य की किरणों से भाप बनकर आकाश 
में अव्यक्तरूप से स्थित था उस को व्यक्तरूप में लाकर जल का स्वरूप 
देने वाले तत्त्व को अथवा सूर्य को आच्छादित करने वाले तत्त्व को 
“नभस्‌? कहते हैं। यह तत्त्व जिस ऋतु में काम करता है. उस ऋतु का 


नाम वर्षो है | 
शरद्‌ 


इष्‌ और ऊजे इन दोनों शब्दों का यद्यपि निघण्टु, ( २/७|१४ ) में 
अन्न ही अथ किया है. तथापि व्याख्याकारों ने 'इष” का अर्थ अन्न और 
“ज? का अर्थ दुग्ध, धृत आदि रस माना है। इन्हीं इष” और “ऊज्जे 
शब्दों से इष ओर ऊज बने हैं | इस तरह यह सिद्ध हुआ कि जिस ऋतु 
में अन्न ओर घृत-दुग्धादि का परिपाक और श्राप्ति होती है. उस ऋतु 
को शरद्‌ कहते हैं। शरद्‌ शब्द की निरुक्त में जो व्युत्पत्ति की गईं है, 
उससे उपयुक्त वस्तु के अतिरिक्त यह भी सिद्ध होता है. कि जिस ऋतु 
में ओषधियाँ ( फसलें ) पक जाती हैं अथवा जल ( मेल को छोड़कर ) 
शीण हो जाता है. अथोंत्‌ स्वच्छ हो जाता है उसे शरद ऋतु 
कहते हैं | 


” १. अष्टो मासान्‌ निपीतं यद्‌ भूम्याश्नोदमय बच । 
स्वगोभिमोक्तुमारेमे पजन्यः काल आगते । ( श्रीमद्भागवत १०२०४ ) 
२. सा नो भन्द्रेषमूज दधाना! ( ऋ० ६७५ ) की व्याख्या” इषम्‌ अन्नम्‌ , 
 ऊजम्‌ पयोघतादिरूप रसे चः ( निरुक्तविद्वति ४० ४८२, मुकुन्दक्माबख्शीकृत, 
निर्णयसागरसंस्करण )। 
३. शरच्छूता अस्यामोषधयो भचन्ति, शीर्णा आप इति ७ (निरुक्त ४४४२५) 





[ १४ ।| 
हेमन्त 

“सहस्‌ शब्द” का अर्थ निधण्दु (२।६। १७ ) में बल किया गया है, 
क्योंकि सहन करना भी एक प्रकार से बल का काये है |«सहाः ओर 
सहस्य शब्द इसी 'सहस्‌” शब्द से बने हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिस 
ऋतु में अन्न-पानादि के उपयोग से बल की वृद्धि होती है उस ऋतु 
को हेमन्त कहते हैं। हम श्रत्यक्ष ही देखते हैं कि अन्न-पानादि, अन्य 
ऋतुओं की अपेक्षा, हेमन्‍त में अधिक बल-अद होते हैं और श्राणियों की 
कार्यक्षमता भी हेमन्त में अधिक हो जाती है | 


शिशिर 


इसी प्रकार तपाः ओर तपस्य शब्द 'तपस? शब्द से बने' हैं | 'तपस? 
शब्द 'तप सन्‍्तापे” घातु से बना है । इसका अभिप्राय यह है कि जिस 
ऋतु में' बढ़ी हुई गरमी वृक्षों के पत्रादिक को पकाकर गिराती” है, 
अथवा शीत को शमन करती है, वह ऋतु शिशिर कहलाती है | अतएब 
शिशिर की व्युत्पत्ति 'शीयन्‍्ते पर्णानि अस्मिन्निति शिशिरः यह भी 
की जाती है | 


सारांश 


इस तरह यह सिद्ध हुआ कि काल अथवा समय के द्वारा जो भिन्न- 
भिन्न परिणाम वर्ष के विभिन्न विभागों में प्रतीत होते हैं. वे इन्हीं ऋतु- 
नामक काल के अबयवों के कारण होते हैं। वे सब परिणाम जब अपना- 
अपना रूप दिखाकर अपनी पुनरावृत्ति करने लगते हैं. तब सब ऋतुएँ 
समाप्त हो जाती हैं. और नवीन संबत्सर का आरस्म हो जाता है। अतः 
काल के स्वरूप को यथार्थ रूप में प्रकट करने वाली ऋतुएँ ही हैं।अतएव 
भारतीय ब्रतोत्सवादि में ऋतुओं को ग्रधानता दी गई है | कोई ब्तोत्सव 





१. 'शिश्षिर आणातेः शम्नातैर्वाः ( निरुक्त ११२१० ) 


[ १४५ |] 


ऐसा नहीं होता जो एक वष एक ऋतु में हो ओर दूसरे वर्ष किसी दूसरी 
ऋतु में, ज़से कि 'मुहरेम” आदि मुसलमानी त्योहार कभी किसी ऋत 
में होते हैं और कभी किसी में | 


४-मास 


मास" शब्द का अथ होता है चन्द्र-सम्बन्धी । इससे यह भी सिद्ध 
होता है कि चान्द्रमास ही मुख्य हे और चन्द्रमा से ही मास का ज्ञान 
होता है। अतएव वेद में चन्द्रमा' को मास का वनाने वाला बताया 
गया है| इसी चन्द्रवाचक मास? शब्द का 'स्‌” को ह” होकर फारसी 
का चन्द्रवाचक माह” शब्द बना है | 

इसी कारण मासों के चत्रादि प्रचलित नाम पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा 
जिस नक्षत्र पर रहता है उसके अनुसार बनाए गये हैं। जसा कि 
अमरकोश के निम्न श्लोक से स्पष्ट है-- 


पुष्णयुक्ता पोशुमासी पौषी मासे तु यत्र सा १ 
नाम्ना स पौषो माधादाशचेवमेकादशापरे ॥ 


अर्थात्‌ जिस पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र रहता है. उस पूर्णिमा का 
नाम पौषी है और वह पूर्णिमा जिस मास में हो उस मास को पौष 
मास कहते हैं | इसी तरह माघादिक अन्य ग्यारह मास भी हैं | 


१. भाश्चन्द्रस्तस्यायं मासः ( क्षीरस्वामी ) 
२. अरुणो मासक्ृदवृक” ( ऋकसंहिता १।७।२३ ) वृकश्न्द्रमा भवति, विद्वत- 
ज्योतिष्की वा, विकृततज्योतिष्की वा, विकान्तज्योतिष्की वा? ( निरुक्त ५।४॥२० ) 


३. 'सास्सिन्‌ पौणमासीति? ( पाणिनि सू० ४५२२१ ) इत्यनेन पौषीशब्दात्‌ 
अगूप्रत्यये विहिते पौषशब्दः सिध्यति । 


[ १६ |] 


इसं प्रकार यह सिद्ध हुआ कि-- 

चेत्र--उस सास को कहते हैं. जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा चित्रा 

... चैक्षत्र पर हो । 

वेशाख--उस सास को कहते हैं जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा 
विशाखा नक्षत्र पर हो | 

ज्येष्ठ ( जेठ )--उस मास को कहते हैं जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा 
ज्येष्ठा नक्षत्र पर हो | 

आपषाढ--उस मास को कहते हैं. जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा 
उत्तराषाढा नक्षत्र पर हो | 

आ्रवण--उस मास को कहते हैं जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा 
श्रवण नक्षत्र पर हो | क्‍ 

भाद्रपद--डउस मास को कहते हैं. जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा 
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर हो | 

आश्विन--उस सास को कहते हैं जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा ' 
अश्विनी नक्षत्र पर हो | 

कारतिक--उस सास को कहते हैं जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा 
कृत्तिका नक्षत्र पर हो | 

मार्गशीर्ष--उस मास को कहते हैं जिसकी पूणिमा के दिन चन्द्रमा 
सृगशिरा नक्षत्र पर हो | 

पोष--उस सास को कहते हैं जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा पुष्य 


नक्षत्र पर हो | 
माघ--उस सास को कहते हैं जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा मधा 
नक्षत्र पर हो | 


फाल्युन--उस मास को कहते हैं जिसकी पूणिमा के दिन चन्द्रमा 
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर हो | 
यह तो है चन्द्रमा की स्थिति के अनुसार मासों का निरूपण | 


[ १७ | 


किन्तु ऋतुओं के पूर्वोक्त बेदिक विज्ञान के अनुसार मास्ों का विवरण 
निम्नलिखित प्रकार से' होना चाहिये-- 

चेत्र--इसका नाम मधु है; क्‍योंकि इस सास में मधुरस उत्पन्न 
होता है! जिससे वृक्षादि पुष्पित एवं फलित होते हैं | 


वेशाख--इसका नाम माधव है; क्योंकि इस मास में चेत्र मास से प्राप्त 
मधु का परिपाक होता है | 

जेठ--इसका नाम शुक्र है; क्‍्योंकि.-इस सास में सनन्‍्ताप (सूर्य की 
उष्णता ) बढ़ता है | 

आपषाढ़--इसका नाम शुचि है; क्योंकि इस मास में सूर्य के सन्ताप से 

त्पन्न परिणाम की प्रतीति होती है अथोत्‌ आम्रादि फल्न पक जाते 

हैं ओर उच्णता अतिमात्रा में बढ़कर वृष्टि के आरम्भ की सूचना 
देने लगती है | 

भावण--इसका नाम नभस्‌ है; क्योंकि इस मास में जल के श्रतिबन्धक 
तत्त्वों का विनाश होता है। 

भाद्रपद--इसका नाम नभस्य है; क्योंकि इस सास में जल के प्रतिबन्धक 
तत्त्वों के विनाश का परिणाम ग्रतीत होता है | 

आश्विन--इसका नाम इष है; क्योंकि इस मास में नवीन अन्न परिपक्त 
होता है | 

कार्तिक--इस मास का नाम ऊजे है; क्योंकि इस मास में परिपक 
'अन्न-तृण आदि की श्राप्ति से गौ-आदि प्राणियों में' घृत-दुग्ध आदि 
रसों का परिपाक होता हे । 

मार्गशीषे--इस सास का नास सहस्‌ है; क्योंकि इस मास में बल की 
अभिवृद्धि होती है | 

पोष--इस मास का नाम सहस्य है; क्‍योंकि इस मास में प्राणियों का 
बल स्थिर होता है | 
२ भा० ब्र० 


[ १८ ] 


माघ--इस मास का नाम तपस्‌ है; क्योंकि इस मास में ताप की क्रमशः 
वृद्धि होती है. जिससे शीत-काल के शस्य (फसल ) का परिपाक 
आरम्म होता है| 
फाह्युन--इस मास का नाम तपस्य है; क्योंकि इस मास में अन्न- 
परिपाक का स्पष्ट परिणाम (जो, गेहूँ, चने आदि का परिपाक ) 
होता है | 
पे "-पक्ष 
पक्ष दो हैं--शुह्ध ओर क्रष्ण | शुक्कपक्ष को पूवपक्ष ओऔर कृष्णपक्षु 
को अपरपक्ष भी कहते हैं । 


पक्ष-विज्ञान 

यद्यपि शुकुृपक्ष और क्ृष्णपक्च दोनों में विचार करने से अंधेरा 
और उजेला समान ही रहता है; जेसा कि गोस्वामी तुलसीदासजी 
ने कहा है-- 
; “सम प्रकाश तम पांख दोउ! 

अथ्थात्‌ महीने के दोनों पखवाड़ों में, उजियाला और अंधेरा समान 
ही रहता है, तथापि जिस पक्ष में चन्द्रमा की कलाओं की वृद्धि होने 
से प्रकाश प्रतिदिन अधिकाधिक होता जाता हे उस पक्ष को' स्वच्छता 
की वृद्धि के कारण शुक्ृपक्ष कहते हैं. और जिस पक्ष में चन्द्रमा की 
कलाओं के हास के कारण प्रतिदिन अन्धकार की वृद्धि होकर कालिमा 
अधिकाधिक होती जाती है. उस पक्ष को कृष्णपक्ष कहते हैं, इस बात 
को सभी लोग जानते हैं | 


६-तिथि । 
आरस्भ में' लिखा जा चुका है कि भारतवर्ष में दो अ्रकार की तिथियाँ 
काम में आती हँ--सौर तिथि और चान्द्र तिथि | 


| १६ | 


सोश तिथि--सौर तिथि दो प्रकार से मानी जाती है| एक प्रकार 
यह है कि--जिस दिन सूर्य की संक्रान्ति लगती है, उस दिन अ्थम 
तिथि मानी जाथ | दूसरा प्रकार यह है कि संक्रान्ति के दूसरे दिन से 
प्रथम तिथि मानी जाय | ये तिथियाँ बंगाल और पंजाब में विशेषरूप 
से काम आती हैं. और अन्यत्र भी शाख्रीय दिनांक अथवा सोर तिथि 
के नाम से चलती हैं | परन्तु ब्रतोत्सव आदि में इन तिथियों का 
उपयोग नहीं होता । अतः श्रकृत पुस्तक में सौर तिथियों पर विशेष 
लिखना ग्रन्थ-विस्तार सात्र होगा | 

चान्द्र तिथि--धार्मिक कार्यों में चान्द्र तिथि ही सारे, भारतबषे में 
काम में आती हे | प्रतिपदा, द्वितीया, ठृतीया आदि के नाम से जिनको 
हम पहिचानते हैं वे ये ही चान्द्रतिथियाँ हैं । 

तिथि-विज्ञान 

तिथियों का विज्ञान समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक 
है कि जिस दिन सूर्य और चन्द्रमा एक बिन्दु पर आजाते हैं उस तिथि 
को अमौवस्या कहते हैं ओर जिस तिथि को सूर्य ओर चन्द्रमा बिल्कुल 
आसने सामने रहते हैं उस तिथि को पूर्णिमा या पौणमासी कहते हैं | 
साधारण गणना के अनुसार इन तिथियों में ( अमावस्या ओर पूर्णिमा 
में ) पूरे पन्द्रह दिन का अन्तर रहना चाहिए, किन्तु प्रत्येक तिथि पूरे 
एक-एक अहोरात्र अथोत्‌ २४ घंटे या ६० घड़ी में समाप्त नहीं होती | 
इस कारण कभी तो अमावस्या से पूर्णिमा ओर पूणिमा से अमावस्या 
१४ दिनों में आती है, कभी १४ दिनों में और कभी १६ दिलों में | 
कभी-कभी १३ दिनों में भी आ जाती है। 

कारण यह है कि ऊपर लिखे अनुसार तिथियाँ सूर्य और चन्द्रमा 


१. अमा सह वसतोच्स्यां चन्द्राकों' ( अमरकोश की टीका में क्षौरस्वामी ) 
अआमावस्येदन्यतरस्याम्‌ ( पा० सू० ३३१॥२२२ ) 





[ २० | 


की गति से सम्बन्ध रखती हैं। अतः जब सूय ओर चन्द्रमा कीह्ञाति का 
अन्तर अधिक रहता है तब चन्द्रमा १४ दिनों की अपेक्षा १४ दिलों 
में ही सूर्य के सामने से साथ अथवा साथ से सामने आजाता है 
और यदि गति का अन्तर मन्द रहता है तो १६ दिन ले लेता है | यही 
तिथियों का बढ़ना अथवा घटना कहलाता हे | 

अब इस बात को और भी स्पष्ट करके सममिए | पहले कहा जा 
चुका है कि अमावस्या के दिन चन्द्रमा और सुये एक राशि पर समान 
अंशादि में रहते हैं, अतएवं अमावस्या को सूर्येन्दुसंगम भी कहते हैं । 
चन्द्रमा को पुनः उसी स्थान पर पहुँचने में लगभग २७ दिन लगते हैं | 
इधर प्रायः इतने ही दिलों में सूये अपनी एक राशि समाप्त कर पाता 
है। इस तरह सूर्य की दूसरी राशि पर जाकर चन्द्रमा पुनः उसके साथ 
संमिलित होता है | अथीत्‌ जसे चेत्र की अमावस्या को दोनों मीन राशि 
पर थे तो वेशाख की अमावस्या के दिन सूर्य और चन्द्रमा दोनों मेष 
राशि पर होने चाहिए। अब आप समम सकते हैं. कि सूथ से दुबारा 
मिलने के लिए चन्द्रमा को पूरी तेरह राशियों का चक्कर लगाना पड़ेगा, 
जो उपयुक्त प्रकार से लगभग ३० दिन में पूरा होगा । साथ ही यह भी 
ध्यान रखिए कि एक राशि में तीस अंश होते हैं। इस तरह अमावस्या से 
अमावस्या अथवा पूर्णिमा से पूर्णिमा तक चन्द्रमा को ( १२+३० ८: 
३६० ) तीन सो साठ अंश चलना पड़ता है । इन ३६० अंशों को यदि 
तीस तिथियों में विभक्त करें तो एक तिथि के हिस्से में लगभग १२ अंश 
आते हैं| सारांश यह है कि चन्द्रमा के सू्ये से १९ अंश हटने का नाम 
एक तिथि है | यह १२ अंश कभी तो, जब चन्द्रमा शीघ्र चलता है 
तब, ४४ घड़ी में ही समाप्त हो जाते हैं और कभी, जब चन्द्रमा मंद 
चलता है, तो-६५ घड़ी तक ले लेते हैं। अथोत्‌ कभी तो २४ घंटे के 
बजाय १२ अंश साढ़े इकीस या बाईस _अजाय १९ अंश साढ़े इकीस या बाईस घंटों में ही समाप्त हो जाते में ही समाप्त हो जाते 


१. अमावस्या त्वमावास्या दशेः सूर्येन्दुसंगमः ( अमरकोश, काछ वर्ग ) 


. ३१ | 


हैं और कभी चौबीस के बजाय छुबीस घंटों में समाप्त होते हैं | 

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि सूर्य से चन्द्रमा जब १९ अंश आगे 
बढ़ा तब शुक्कु पक्ष की प्रतिपदा समाप्त हुईं, जब २४ अंश आगे बढ़ा तब 
द्वितीया समाप्त हुईं, इत्यादि क्रम से अहोराच्र की जितनी घड़ियों पर 
प्रत्येक १२ अंश समाप्त होते' रहते हैं, तदनुसार ही प्रतिपदा, द्वितीयादि 
तिथियाँ भी समाप्त होती रहती हैं। इसी को बोलचाल की भाषा में 
कहते हैं कि आज प्रतिपदा इतनी घड़ी है; आज हिंतीया इतनी 


घड़ी हे-इत्यादि । “ 
तिथियों की क्षय-वृद्धि 

अब यदि चन्द्रमा शीघ्र चलता रहा ओर उसने दो-दो घण्ठे अपनी 
गति में न्‍्यून किये तो १२ दिनों में २४ घण्ठे कम होंगे और इसी तरह 
एक अहोरात्र के पूवे, बारह दिन ही चन्द्रमा की गति का ( १२ अंश 
वाला ) १शेवाँ भाग समाप्त हो जायगा और १३ वें दिन चौदहवाँ भाग 
आरम्भ हो' जायगा | इसको हम त्रयोदशी का क्षय कहेंगे, क्‍योंकि 
साधारण गणना के अनुसार तो प्रत्येक अहोरात्र में चन्द्रमा के १२ 
अंश ही समाप्त होने' चाहिये और इस तरह १३वें अहोरात्र में १श्वाँ 
भाग आना चाहिए, किन्तु जब हम देखते हैं कि १३वें भाग को १३वें 
अहोरात्र में कोई स्थान नहीं है, उस दिन तो प्रातःकाल से ही १४वाँ 
भाग आरम्भ हो गया है, तब १२वें अहोरात्र में ही ११वें भाग के समाप्त 


हो ज़ाने के कारण त्रयोदशी का क्षय कह जाता है | 
इसी तरह थादिं चन्द्रमा मन्दगति से चला और उसने अपना एक 


१२-१२ अंश वाला भाग २४ घण्टों के बजाय २६ घण्टों में समाप्त 
किया तो ये दो-दो घण्टे बचते-बचते अपने यथासंख्य अहोरात्र से 
आगे बढ़ जायेंगे । उदाहरणा्थे--यदि १२-१२ अंशों का चतुर्थ भाग 
चौथे अहोरात्र के सूर्योदय के. समय, आरम्भ होकर भी चौथे अहोरात्र 
में समाप्त न होकर ४५वें अहोरात्र में कुछ अवशिष्ट रह जायगा तो इसे 


[ २२ | 


हम चतुर्थी की वृद्धि कहेंगे, क्‍योंकि वह भाग चतुथथे अहोरात्र में तो 
रहा ही, किन्तु पद्मम अहोरात्र के सूर्योद्य के समय भी वही रहा 
और यह नियम है कि सूर्योदय के समय १२-१२ अंशों वाले भाग में 
से जिस संख्या का भाग चल रहा होगा वही उस दिन की तिथि मानी 
जाती है, इस दृष्टि से पहले सूर्योदय में भी चतुर्थी रही ओर दूसरे 
दिन के सूर्योदय में भी चतुर्थी रही | इस तरह दो चतुर्थियाँ हो गई । 
इसका नाम तिथि-वृद्धि है | 
क्षय-हृद्धि क्यों ९ 

यहाँ साधारण लोग यह शंका कर सकते हैं कि इतने सूक्ष्म विज्ञान 
में प्रविष्ट होकर तिथियों की श्षय-वृद्धि मानने की अपेक्षा इस मंमट को 
छोड़ ही दिया जाय और तारीखों से काम लिया जाय तो क्या हानि 
है ? भारतीय त्रतोत्सवों की वैज्ञानिक महत्ता को न सममनेवाले मोटी 
बुद्धि के लोग ही नहीं, किन्तु पाश्वात््य काल-गणना के पक्षपाती कई 
एक अंग्रेजीदां भी ऐसी शंकाएँ करके लोगों को चक्कर में डाल देते हैं । 

इस शंका का कारण यह है कि उन्हें पता नहीं कि भारतीयों के 
समस्त ब्रतों और उत्सवों में: यह बात ध्यान में रक्खी गई है कि सूर्य 
ओर चन्द्रमा दोनों की स्थिति प्रतिवर्ष उस-उस ब्रतः और उस-उस उत्सव 
के समय जेसी-की-तेसी ही रहे, क्‍योंकि ये दोनों अपम्नि और सोम के 
आकर हैं ओर सारा जगत्‌ अभीषोमात्मक है, अतः इन दोनों की 
अनुकूलता अतिकूलता पर ही आणियों के इृष्ट-अनिष्ट ( भला-बुरा ) 
आधार रखते हैं, अतएव ऋषियों ने ज्योतिषसम्बन्धी सब निर्णय प्राय; 
इन्हीं दोनों के आध्यर पर किये हैं । 


आप देख सकते हैं! कि इस तिथि-विज्ञान के प्रभाव से ही हमारी 
कोई जन्‍्मौधमी ऐसी चहीं होती, जिसमें अधेरात्रि के समय चन्द्रोद्य 


[ रे३े | 


न हो, कीई होली या राखी ऐसी नहीं होती जिस दिन पुर्णचन्द्र न हो, 
कोई दिवाली ऐसी नहीं होती जिसमें चन्द्र-दर्शन होता रहे ओर 
दीपावली करनी पड़े, इत्यादि । 


यह बात भारतीयों के अतिरिक्त ओर किसी भी देश के ब्रत-उत्सवों 
में नहीं पाई जाती। उदाहरणा्थ कोई एक्समस (ईसाई त्योहार 
बड़ा दिन, जो जनवरी की २४ तारीख को होता है ) ऐसा नहीं हो 
सकता कि जिसमें चन्द्रमा की अवस्था निश्चित हो। अथोत्‌ सन्‌ १६४८ 
में एक्समस के दिन चन्द्रमा जिस स्थिति में था ( खण्डित अथवा 
पूर्ण ) बेसा ही सन्‌ १६४६ में भी रहे | दूसरे त्यौहारों की भी यही दशा है। 

इतना ही नहीं, हमारे इस तिथि-विज्ञान के कारण एक अपदू 
आमीण भी बता सकता है' कि आज अमावस्या है-चन्द्रमा नहीं उगेगा, 
आज अष्टमी हे-चन्द्रमा आधा होगा, आज पूर्णिमा हे-चन्द्रमा पूरा 
होगा--इत्यादि | परन्तु तारीखों के अनुसार यह बात किसी भी दशा 
में नहीं बताई जा सकती। 

अब यदि तिथियों की क्षय-व्ृद्धि न मानी जाय तो चोदह दिन में' 
होने वाली अथवा सोलह दिन में आने वाली अमावस्या अथवा पूर्णिमा 
को कोई नहीं बता सकेगा और धार्मिक काये जो पृणंचन्द्र की 
तिथि में करने के हैं ( शरतपूर्णिमा आदि ) वे कभी आधे चन्द्र की 
स्थिति में और कभी विना चन्द्र-दशन के ही होंगे तथा जो बिन्ता चन्द्र- 
दुशेन के करने के काये हैं (दिवाली आदि ) वे पूरी चाँदनी में 
करने पड़ेंगे | क्‍ 

इसलिये भारतीय ब्रतोत्सवों को समझने के लिए तिथियों की क्षुय- 
बुद्धि के इस विज्ञान को सम्॒कना अत्यावश्यक है; अन्यथा सुधार के 
स्थान में बिगाड़ हो जावेगा। “विनायकं अकुर्वाणो र्वयामास चानरम्‌? -- 
बनाने गए थे गणेश जी और बन गया बन्द्र! वाली दशा होगी | 


[२४ ॥ 


७-चार 
वार शब्द का अर्थ अबसर अथात्‌ नियमानुसार” प्राप्त समय होता 
है | राजस्थान में ओसरा और ारा? शब्द ठीक इसी,के अथ के 
ग्योतक हैं | तदनुसार प्रकृत में बार! शब्द का अर्थ यह हुआ कि जो 
अहोरात्र ( सूर्योदय से आरम्भ करके २४ घंटे अथवा ६० घड़ी-अथोत्‌ 
पुनः सूर्योदय प्यनत ) जिस ग्रह के लिए नियमानुसार श्राप्त है, या 
थों कहिए कि जो अ्रह जिस अहोरात्र का स्वामी है, उसी प्रह के नाम से 
चह दिन पुकारा जाता है । जेसे जिस अहोरात्र का स्वामी रवि है वह 
रविवार, जिस अहोरात्र का स्वामी सोम हे वह सोमवार इत्यादि | 
9 वारविज्ञान 
अब विचार यह करना है कि अहोरात्रों के स्वामियों का रवि, सोम, 
मंगल, बुध, गुरु, शुक्र शनि यह क्रम किस प्रकार निमग्चित हुआ 
ओर वे उस अहोरात्र के स्वामी क्‍यों माने जाते हैं ? क्रम के विषय 
में यह तो कहा नहीं जा सकता कि यह क्रम खगोल (आकाश ) 
में अहों की स्थिति के अनुसार है, क्‍योंकि खगोल में इन ग्रहों 
की स्थिति का क्रम इस प्रकार' हे--सबसे ऊपर शनि, उसके नीचे 
गुरु, गुरु के नीचे मंगल, मंगल के नीचे सूर्य, सूथ के नीचे शुक्र, शुक्र 
के नीचे बुध और बुध के नीचे चन्द्रमा। सारांश यह है. कि चन्द्रमा 
पृथिवी से सवोधिक समीप है और शनि' प्रथ्वी से सबाधिक दूर । 
'सूर्ये सबका मध्यवर्त्ती है | तदनुसार यदि प्रथिबी की ओर से गिना ज्ञाय 
तो चन्द्र, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, गुरु ओर शनि यह क्रम होता है. और 
शनि की ओर से गिना जाय तो शनि, शुरू, मंगल, सूये, शुक्र, बुध 
- १. देखिए 'वारोज्ञराजस्वसु” ( साहित्यद्पण ) 
. २. मन्दा-मरेज्य-भूपुत्र-सूर्य-शुक्रे-न्दुजे-न्द्वः । 
परिभ्रमन्त्यधो5घःस्थाः सिद्धविद्याधरा चंनाः ॥ 
.. . ४... , - (.सू्यसिद्धान्त, भूम्रोछाध्याय,- को. ११ ) 


| २४ | 


और चन्द्रमा यह क्रम होता है, किन्तु वारों का उक्त क्रम इन दोनों में से 
किसी प्रकार का नहीं है | 
«इस शंका का समाधान. यह है कि खगोलीय क्रम के अनुसार गहों 
की होराएँ होती हैं, पूरा अहोरात्र नहीं। गत्येक होरा' २३ घड़ी अथवा 
६० मिनट की होती है | होरा शब्द से ही इंगलिश ( ि०प० आबर) 
शब्द बना है, जिसे आजकल हिन्दी में घंटा” और गुजराती में' कला” 
के नास से बोलने लगे हैं | इस तरह |एक अहोरात्र में २४ होराएं होती 
हैं | उनमें से पहली होरा उस अहोरात्र के स्वामी की होती हे. और बाद 
में उसी पूर्वोक्त खगोलीय क्रम के अनुसार क्रमागत निम्नवर्त्ती प्रह की 
होरा आती रहती है। जैसे यदि पहली होरा शनि की हुई तो उसके 
निम्नवर्त्ती ग्रहों के हिसाब से शनि, शुरु, संगल, सूर्य, शुक्र बुध ओर 
चन्द्र इस प्रकार होराएँ होती चली जावेंगी | तदलुसार तीसरे प्योय की 
समाप्ति के बाद ( ७» ३-:२१ ) बाईसवीं होरा पुनः शनि की होगी | 
तदनन्‍्तर उसी क्रम से' तेईसवें और चोबीसवें घंटे में गुरु और मंगल 
की होराएँ रहेंगी ओर पचीसकवें* घंटे में अथोत्‌ दूसरे दिन के आतःकाल 
सूर्य की होरा होगी | इस होराक़्म के अनुसार शनि के दूसरे दिन 
सूर्य की, तीसरे दिन चन्द्र वा सोम की, चौथे दिन मंगल की, पांचवें 
दिन बुध की, छठे दिन गुरु की, सातवें दिन शुक्र की और तब फिर 
आठवें दिन प्रातःकाल पुनः शनि की होरा आ जावेगी | यही है वारों का 
क्रम। बात यह है कि जिसदिन आतःकाल जिस ग्रहकी होरा होती है बही 
उस-अहोरात्र का स्वामी होता है और वह अहोरात्र उसी का बार (अर्थात्‌ 





१. वारग्रवत्तिसमयाद्धोराः सा्धधघटीद्ययम्‌। ( सूर्यसिद्धान्त की टीका में 
खुधाकर द्विवेदी द्वारा उद्धृत आचीन कारिका ) 
*. २. सात-सात की आइत्ति के चौथे पर्याय में आई हुई यह पचीसचीं संख्या उक्त 
खगोलक्रम से चौथे-चौथे' के हिसाब से पड़ती है। अतएव लिखा है-- 
'सूर्याद्धःकमेण स्थुश्॒तुर्था दिवसाधिपाः / ( सू. सि. भूगोलाध्याय 'छो. ७० ) 


[ ३६ | 


नियमप्राप्त अवसर ) होने के कारण उसके नाम से पुकारा जता है | 

खगोलीय क्रम में ऊपर से नीचे वाले अह का क्रम प्राप्त होना भी 
उपपत्तियुक्त है; क्योंकि जब ऊपर का ग्रह अपना समय समाप्त कर लेगा 
तो गोल दायरे में उससे नीचे के ग्रह का समय अपने आप ही आ जाता 
है और उक्त क्रम की बात भी ठीक हो जाती है | 

अब एक प्रश्न ओर अवशिष्ट रह जाता है कि उक्त क्रम मान लेने' 
पर भी यदि ऊपर से चलें तो पहला वार शनि होना चाहिए ओर नीचे 
से चलें तो चन्द्र होना चाहिए, रवि तो किसी प्रकार पहला वार नहीं 
होता, किन्तु ज्योतिष की गणना में रवि को ही प्रथम वार माना गया 
है। यह क्‍यों ९ 

इसका उत्तर भास्कराचाय ने यह दिया है-- 

लड्ढानगर्यामुदयात्व॒भानोस्तस्पेद बारे प्रथमं ब॒भुव १ 
मधघो: सितादेदिनमासव्षयुगादिकादनां गुगपत्‌ प्रवृत्तिः॥( सि, शि, 

अथोंत्‌ लक्का नगरी ( दक्षिणी निरक्ष* वृत्त अथवा दक्षिणी ध्रुव ) में' 
सबग्रथम सूर्योदय हुआ सूर्यवार को इस कारण चत्रशुक्ल ग्रतिपदा से 
दिन, मास, वष और युगादिकों की एक साथ श्रवृत्ति हुईं है | तात्पय यह' 
कि काल-गणना का आरम्भ ही रविवार से आरम्भ हुआ है, अतः यह 
सर्वेश्रथम वार माना जाय तो इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं होनी चाहिये। 

सूयेबार का सृष्टि का आरम्भ-दिवस होना उक्त आप्रवाक्य के 
अतिरिक्त युक्तिसिद्ध भी है, क्‍योंकि इस जड ( शीतग्रधान ) प्रकृति 
में जीवन-संचार करने चाला सूर्य ही हे--सूर्य की गर्मी पाकर ही सारे 
प्राणी उत्पन्न होते हैं और जीवित रहते हैं, अतः प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न 
करने बाली काल-शक्ति द्वारा सृष्टि के आरम्भक भगवान्‌ सूर्य के अतिरिक्त 
ओर किसको प्रथम वार ( अवसर ) दिया जा सकता है। अतः वार- 

१. इसके विशेष विवरण के लिए देखिये--विद्यावाचरपति श्री मधुस्तूदन-जी 
ओमा आ. इन्द्रविजवब' नामक ग्रन्थ । 


[ २७ |] 


गणना का रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि यह क्रम” सवेथा 
वज्ञानिक है. | 

इसी वैज्ञानिकता के कारण धार्मिक अतोत्सवों और शुभ कार्यों 
में तिथियों और नक्षत्रों के साथ वारों को भी प्राशस्त्यसूचक माना 
जाता है' और अनिष्ट ग्रहों के लिए तत्तद्वरों का त्रत ओर श्रावण आदि 
में सोमवारादि के ब्रत भी किए जाते हैं | 


<-नक्षत्र 


२७ नक्षत्रों के नाम ये हैं:--अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, 
मृगशिरा, भार्दों, पुनवेसु, पृष्य, अश्लेषा, मघा, पूवों फाल्गुनी, उत्तरा 
फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, खाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूवाषाढ़ा, 
उत्तराषादा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूवों भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती 0 


उत्तराषाद् के चौथे चरण ( अन्तिम चौथे भाग ) और श्रवण के 
पहले पन्द्रहवें भाग को अभिजित्‌ नक्षत्र के नाम से पुकारते हैं । इसकी 
गणना पश्चशलाकाचक्र, सप्शलाकाचक्र तथा अन्य कई कार्यों में की 
जाती है| इसको मिलाने से नक्षत्रों की संख्या २८ हो जाती है। इसका 
स्थान उत्तराषादा और श्रवण के बीच में है | 


नक्षत्र-विज्ञान 


' ज्योतिषी लोग जानते हैं कि प्रत्येक अह खगोल की परिधि में पूरा 
चक्र लगाने के बाद पुनः उसी स्थान पर आ जाता है, जहाँ से वह 
चला है| इस तरह एक-एक अह की गति का एक अण्डाकार मार्ग बन 
जाता है, जिसे उस ग्रह का ऋन्‍्तिवृत्त कहते हैं। इस वृत्त के १२ विभागों 
का नाम मेषादि १२ राशियाँ हैं। इस वबृत्त में स्थान-स्थान पर कुछ 
ऐसे ताराओं के झुण्ड आते हैं. जो अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं | 
उन्हीं तारा-समूहों को अश्विनी आदि नक्षत्रों के नाम से पुकारते हैं । 


[ २८ |] 


प्रत्येक अह की इन ताराओं के झुण्डों के पास होकर गुजरना पड़ता है, 
इस बात को अत्येक खगोलवेत्ता भली प्रकार जानता हे । 

पत्नाड़ में जो प्रतिदिन नक्षत्र लिखे रहते हैं वे इन्हीं, तारा-व्यूहों 
के पास चन्द्रमा की स्थिति के परिचायक होते हैं, अर्थात्‌ जिस दिन 
चन्द्रमा जिस ताराव्यूह के समीप होता है. उस दिन वह उसी नक्षत्र 
पर समझा जाता है | 

सुविधा के लिये ग्रहों के उक्त पूरे वृत्त को अश्विनी आदि सुपरिचित 
२७ तारा-व्यूहों के हिसाब से २७ विभागों में विभक्त कर लिया गया 
है | चन्द्रमा की गति के अनुसार पूर्बोक्त पूरे बृत्त का एक २७ वाँ भाग 
जितने समय में समाप्त होता है अथवा यों कंहिए कि चन्द्रमा अपने 
वृत्त के २७ वें भाग को जितने समय में समाप्त कर लेता है और 
एक ताराव्यूह से द्वितीय ताराव्यूह तक जाता है, उसे उस-उस नक्षत्र 
का भाग कहते हैं। यह भाग भी तिथि के समान कभी २४ घरुदे या 
६० घड़ियों से अधिक समय में पार किया जाता है ओर कभी कम 
समय में | इस तरह जब उक्त सत्ताईसों भाग समाप्त हो जाते हैं तब 

चन्द्रमा आकाश में पुनः उसी स्थान पर आ जाता है । 

पहले यह बताया जा चुका है कि चन्द्रमा और सूर्य का ही प्राणियों 
के जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ता है ओर नक्षत्रों के अनुसार 
ही खगोल में चन्द्रमा की ठीक-ठीक स्थिति प्रतीत होती है। अतः 
चन्द्रमा के वतमान प्रभाव को जानने के लिये पद्चाज्ञ के नक्षत्रों का जानना 
अत्यावश्यक है और इसीलिये भारतीयों के प्रत्येक धार्मिक काये में 
वेदों के समय से लेकर अब तक इन चान्द्र नक्षत्रों की प्रधानता मानी 
जाती रही है। नक्षत्र-शुद्धि के बिनां विवाहादि नहीं होते। अनेक ब्रतोत्सव 
सी. नक्षत्रों के अनुसार होते हैं। आगे आप देखेंगे कि कई भारतीय 
अतोत्सवों में नक्षत्रों की भी बेसी ही प्रधानता है जेसी तिथियों की | 


“९30 "फदरीटसककल्न- 


संवत्सरारम्भ 
ससय 
चेत्रशुक्त श्रतिपदा 


काल-निणेय 


इसमें सू्योद्य-व्यापिनी प्रतिपदा लेनी चाहिए | दोनों दिन सूर्योदय 
में प्रतिपदा हो या दोनों ही दिन सूर्योदय में प्रतिपदा न हो तो पहले” 
दिन ही करना चाहिए | 

यदि अधिक मास आ जावे तो भी प्रथम चेत्र शुक्त प्रतिपदा को ही 
संवत्सरारम्भ मानना चाहिए; क्‍योंकि ऐसा अधिक मास अगले व में 
ही गिना जाता" हे | - 

विधि 

इस दिन घरों? पर ध्वजा लगाना; पच्चाज्न-श्रवण, तेलाभ्यड्र और 

.. मिश्री तथा काली मिच-सहित नीम के पत्ते खाये जाते हैं। पच्चाड़ों में 


१. वत्सरादौ वसन्‍्तादौ बलिराज्ये तथेव च । 

पूवबिद्धव कत्तव्या अतिपत्‌ सबंदा बुधेः 0? (निणयसिन्धो इद्धवशिष्ठवचनम ) 

'निष्कष्स्तु 'शुक्लादेमेलमासस्य सोन्तमंबति चोत्तरः ।” इत्यादिवचनात्‌ 
अर््रिमर्षान्तपातान्‌ू मल्मासमारभ्येष वर्षेप्रवतत्ते: शुकास्तादाविव मलमास एक 
कार्य इति वर्य प्रतोमःः ( निणयसिन्धौ ) 

प्राप्ते नूतनवत्सरे प्रतिग॒ह कुर्याद्धजारोपणम्‌ , 

राने महलमाचरेदू द्विजवरेः साक॑ सपुज्योत्सवेः ॥ 

देवानां गुरुयोषितां च शिशवो5लड्डारवस्लादिभिः 

समपूज्यो गणकः फर्लं च शशणुयात्तस्मान लाभग्रदम्‌ |? 


[ ३० | 


जो हलोक लिखे रहते हैं उनमें नीम के पत्ते के साथ मिश्री के स्थान पर 
नसक ओर हींग, जीरा तथा अजवायन लिखे हैं। तेलाभ्यज्ञ' इस 
दिन अनिवाय माना जाता है | 
१ शास्त्रों ३७क कप भी 9 ८४५ 

घम में इस दिन महाशान्ति करने का और ब्रह्माजी' के 
एवं वर्ष, मास, ऋतु, पक्ष, दिवस आदि कालावयवों के पूजन का 
भी विधान है | 

इस दिन आरोग्यत्रत” और तिलकत्रत भी किये जाते हैं । 


समय-विज्ञान 


ऊपर लिखा जा चुका है कि ऋतुओं के परिवत्ते का नाम संवत्सर 
है | अब देखना यह है कि इस चक्र का आरम्भ कब से होना चाहिए, 
क्योंकि जो गोल या चक्र के आकार की वस्तु होती है उसका कहीं 


७७७७७७॥७॥॥७॥७॥७॥/७एएश॥//७/॥/७॥७॥॥/॥/॥/॥॥७७७४७७॥७७॥७७७शएशएर्ण, आन आम मल न का भजन जन कलर "नकदी कल नमन मल दिल ल मन मल कस 





न 


१. पारिसद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः । 
सपुष्पाणि समादाय चूर्ण कृत्वा विधानतः ॥ 
मरिच ल्वर्ण हिज्ञ जीरकेण च संयुतम्‌ । 
अजमोदायुतं कृत्वा भक्षयेद्रोगशान्तये ॥! ( अन्यत्र ) 
२. वत्सरादों चसन्तादौ बलिराज्ये तथेव च । 
तेलाभ्यज्ञमकुर्वाणो नरक॑ प्रतिपय्ते ॥” वशिष्ठः ( निर्णयसिन्धौ ) 
३. ततन्न कार्या महाशान्तिः सवंकल्मषनाशिनी । 
सर्वेत्पातप्रशमनी कलिटुःखग्रणाशिनी ॥ 
आयुभदा पुष्टिकाा घनसौभाग्यवर्धिनी । 
मह्ेल्या च पचित्ना च छोकदयसुखाक्हा ॥ 
तस्यामादौ च सम्पूज्यों ब्रह्म कमछसंभवः । इत्यादि । 
( मयूखकार श्रीनीलंकण्ठसह के पुत्र श्रीशंकरमह-विरचित. अताके में ) 
४. उक्त बताक में ही । 


[ #१ ] 


कोना नहीं होता, अतएबं उसका आरम्भ या समाप्ति कहीं भी ' समझे 
जा सकते हैं। फिर कया कारण हे कि चेैत्रशुक्ल प्रतिपदा को ही 
संव॒त्सर का आरम्भ हो--यह प्रश्न हो सकता है। 
उत्तर यह हे कि थों तो धर्मशाख्रों में त्रह्मपुराण का-- 
“चेत्रे मासि जगद्‌ ब्रह्मा ससजे प्रथमे5हवि १ 
शुक्कफ्ज्षे समझ तु तदा सूर्योदय सति ॥? 


अर्थात्‌ ब्रह्माजी ने चेत्रमास में शुक्ल-पक्ष के प्रथम दिन सूर्योदय 
होने पर जगत्‌ की सृष्टि की है | 

यह वाक्य उद्धृत किया है, जिससे यह विद्त होता हे कि सृष्टि 
का आरम्भ इसी दिन हुआ है, अतः इस तिथि को संवत्सरारम्भ का 
दिन कहते हैं | तद्नुसार ही यह उत्सव है | 

परन्तु यह वाचनिक निर्णय कहा जा सकता है, वेज्ञानिक अर्थात्‌ 
सोपपत्तिक नहीं | इसलिए नीचे इस पर बेज्ञानिक विचार किया 
जाता है-- 


ऐेतिहासिकों का कथन हैं कि वद्क-काल में संवत्सरारम्भ अनेक 

प्रकार से माना जाता था--कभी किसी ऋतु से ओर कभी किसी ऋतु 
से | उनका कहना हे कि कभी मार्गशी्ष मास से संवत्सरारम्भ होता था, 
अतएब इस मास का नाम आगम्रहायण' ( अग्रे हायनं यस्य ) अथवा 
आग्रहायणिक' कहा जाता है। इसी प्रकार शरत्‌ और बवषों से भी 
संवत्सरारम्भ होता था, इसी कारण संबत्सर का संस्कृत में शरद” और 
वर्ष भी नाम है [| अनेक पाश्चात््य और पोरस्त्य ऐतिहासिक विद्वानों 

का ऐसा मत है। संभव है, अत्यधिक प्राचीनकाल में ऐसा होता रहा हो। 
किन्तु जहाँ तक हमने सोचा हैं, भारतवर्ष के लिए वसन्तारम्भ 

से ही वर्ष का आरम्भ माना जाना वेज्ञानिक प्रतीत होता है। इसका 
एक कारण तो यह है कि वसन्‍्त ऋतु नवीन पत्र-पुष्पों ढरा प्रकृति के 


[ ह३े२ ] 


नव शूड्ार का आरम्भ-समय है। हम देखते हैं कि प्रत्येक वृक्ष-लता 
आदि इस समय अपने पुराने जीणे-शीर्ण पत्रादिकों को छोड़ कर वर्षभर 
के लिए पुनः नवीनता धारण ,करते हैं; इसलिए शकृति को नवीनता- 
प्रदान करने वाली इस ऋतु में वष का आरम्भ माना जाय यह 
उचित ही है| 

दूसरा कारण यह भी है. कि सूर्य, निरयन पक्ष के अनुसार और 
सायन पक्ष के अनुसार भी, अपने राशि-चक्र की भ्रथम राशि मेष 
पर इसी ऋतु में आता है | 

तीसरा और वेज्ञानिक कारण यह है कि पूर्वोक्त काल-विज्ञान में 
उल्लिखित ऋतु-विज्ञान के अनुसार वर्ष भर की छः ऋतुएँं, उष्ण ओर 
शीत के हिसाब से, तीन-तीन ऋतुओं के दो समूहों में बाँटी जा सकती 
हैं। उनमें से उष्णता-अधान तीन ऋतुएँ हैं--बसनन्‍्त, ्रीष्म और वर्षा। 
अन्य शेष तीन शीत-अ्धान हैँं--शरद्‌, हेमन्त और शिशिर। यही 
उष्ण और शीत, जिनको वेदों में अग्नि और सोम के नाम से कहते 
हैं, जगत्‌ के जीवों के जीवन के प्रधान हेतु हैं, अतएवं अप्नीषोमात्मकं 
जगत्‌” कहा जाता है | 

इन दोनों “में शीत प्रकृति का स्वाभाविक रूप है, अतएव मत 
शरीर शीतल हो जाता है और उच्णता जीवन का लक्षण है । यदि 
प्रकृति में' उष्णता न आधे तो प्राणियों की उत्पत्ति न हो । अतएब इस 
मृत प्रकृति को जीवनप्रदान करने के कारण ही सूर्य, जो उष्णता 
का आकर है, मातेण्ड' कहा जाता है । ऋतुओं में' उष्णता का आरम्भ 
वसन्‍्त ऋतु से ही होता हे, इसलिए भी वसन्‍्त में ही वर्ष का आरम्भ 

उचित प्रतीत होता है. और इसी विज्ञान को लेकर सम्भवतः उपयुक्त 


१. 'प्तेण्ड एप एतस्मिन्‌ यदभूत्ततो मातंण्ड इति व्यपदेशः? क्‍ 
. ( श्रीसद्भागवत ५॥२०४४ ) 


[ देर |] 
पुराणवाक्य में' अद्मा की प्रथम रष्टि का आरम्म इंस दिन माना गया 
है | जिसका अंभिप्राय यह अंतीत होता है कि प्रकृति पहले सवोद्भशीवल 
थी, ऋतुपरिवत्तेन में वसन्‍्त ने उसे सबसे पहले उष्णता दी और 
उसी दिन से रष्टि का आरम्भ हुआ | बात भी ठीक है, क्योंकि बिना 
उष्णता के तो जीवन का आरम्भ हो ही नहीं सकता | अतः वसन्‍्त ऋतु 
में ही वर्षोरम्भ भरारतव्षे की ऋतुओं के अनुसार उचित प्रतीत होता है। 


चेत्र-मास ही क्‍यों ९ 


इस वसन्‍्त ऋतु में भी दो मास हँ--चेत्र और वेशाख | उनमें से 
चत्र में वषोरम्भ होने का एक कारण तो यही हो सकता है कि यह 
बसन्‍्त ऋतु का प्रथम मास है ओर विना किसी विशेष कारण के प्रथम 
मास का अतिक्रमण करके द्वितीय मास में संवत्सर का आरम्भ करने में 
कोई मुख्य हेतु नहीं। दूसरे, पुष्प-पल्लवादि निकलते भी इसी मास में हैं, 
क्योंकि मंधु-रस उनको इस मास में ही श्राप्त होता है। माधव 
( बेशाख ) में तो मधु-रस का परिणाममात्र होता है। इसलिए चत्र में 
. संवत्सरारम्भ माना जाना भी उचित ही है | 


शुक्क-पक्ष ओर ग्रतिपदा ही क्‍यों 


अब श्रश्न यह होता है कि चेनत्र-मास वसनन्‍्त का आरम्म है तो 
उसके क्ष्ण-पक्ष में व्षोरम्भ न होकर शुक्ध-पक्ष में क्‍यों होता है ? 
इसका उत्तर शुक्लदि मास माननेवालों के लिए तो सहज ही है; क्‍योंकि 
उनके यहाँ चंत्र का आरम्भ ही वहीं से है; परन्तु आश्रय का विषय 
यह है कि ऋष्ण-पक्ष से चेत्र का आरम्भ माननेवाले भी वर्षारम्भ चेत्र- 
शुक्ल से ही मानते हैं। इसका कारण यही है कि सभी धार्मिक कार्यों 
में चन्द्रमा का उतना ही महत्त्व माना गया है. जितना कि सूर्य का | 
दूसरे, जीवन के आधारभूत वृक्ष-लतादि को सोमरस-प्रदान करनेवाला 

हैं भा० ब्र० 


[ रे४ ] 


भी चम्द्रमा ही है, अतएवं चन्द्रमा को ओषधि' और वनस्षतियों का 
राजा भी कहा जाता है। सो अभिवधेसान चन्द्र में ही नवीन संबत्सर 
का आरम्म कृष्ण-पक्ष से मासारम्भ माननेवाल्ों को भी उचित प्रतीत 
हुआ यह स्वाभाविक ही हे 

इसी से यह भी सिद्ध हो जाता है कि अतिपदा ही वरषोरम्भ का 
दिन क्‍यों माना गया है, क्योंकि वही दिन चन्द्रमा की प्रथम कला के 
आरम्भ का है। उसे छोड़कर किसी दूसरे दिन व्ोरम्भ मानना 
अनुपपन्न था, क्योंकि तब तो चन्द्रमा अ५णं अथवा पूण ही प्राप्त होता 
जो आरम्भ का नहीं, किन्तु मध्य का अथवा अन्त का समय होता है | 


विधि-विज्ञान 


भारतीय त्योहारों का यह नियम है कि जो विधियाँ इन त्योहारों में 
प्रयुक्त होती हैं, वे सभी प्रायः शारीरिक ओर मानसिक ल्ञाभ पहुँचाने 
की दृष्टि से रखी गई हैं न कि केवज़ पारलेाकिक दृष्टि से ही। इस नियम 
के अनुसार संवत्सरोत्सव के दिन जो तेलाभ्यज्ञ और मिश्री, काली मिचे 
आदि के साथ नीम के कोमल पत्तों के खाने का विधान है यह भी , 
सर्वथा वेज्ञानिक है | 
रोगोत्पत्ति के विषय में यह बात ध्यान में रखने की है' कि अधिकांश 
रोग च्म-सम्बन्धी मलिनता से तथा उदर की अशुद्धि से उत्पन्न होते हैं । 
उनमें से चर्म-सम्बन्धी विकारों को निवृत्त करने में तिल के तेल का 
अंभ्यज्ञ विशिष्ट स्थान रखता है। अतएब्र आयुर्वेदवालों ने इसकी भूरि- 
भूरि अशंसा की है | वाग्भट ने लिखा है-- । 
अस्यक्षमात्वरेद्षित्यं स जराश्रसदातहां १ 
इृष्टिप्रसादपुष्य्यायु:स्वप्नसुत्वकत्वदाडघकुत श 


,... १ ओषधीशो निशापतिः ( अमरकीश दिरिये १४ ) 


[ ३५ |] 


कै ग 
अथौत्‌ भ्रतिदिन अभ्यज्ञ करना चाहिए | बह बुढ़ापा, थकावट्ट तथा 
वायु को निवृत्त करनेवाला, दृष्टि बढ़ानेवाला, असन्नता, पुष्टता, आयु 
ओऔर निद्रा देनेज्ञाला तथा त्वचा की सुन्दरता एवं दृढ़ता करनेवाला है। 
. अभ्यक्ष की प्रशंसा चरक-संहिता में' तो ओर भी विस्तार से लिखी है । 
“स्नेहाम्यज्ञाचथा कुम्मश्रम स्नेहविमदंनात्‌ ९ 
 भवलुपाज्ञादक्षश्न॒ दढ: क्लेशुसहो यथा ॥ 
तथा शुरीरमम्यह्ञाद्‌ इृढं सुत्वक्‌ च्‌ जायते ६ 
प्रशान्तमार्ताबाधं क्लेशव्यायामसंसहम्‌ ॥ 
स्पशुने5 भ्यधिको वायु: स्पशचं च त्वगाशितम | 
त्वच्यश्च परमन्यज्ञस्तस्मात्त शीलयेन्नर: 0 
न चामिधातामिहंतं गशात्रमम्यज्ञसेविन: ९ 
विकार भजते5त्यर्थ बलकमेणि वा कचित्‌ ॥ 
सुस्पशोपन्चिताक्ृश्व॒ बलवान प्रियदर्शन: 
मवत्यम्यड्डनित्यलाचरो5ढपजर एवं च 
खरत्व॑ स्तब्वता रौच्ुय॑ श्रम: सुध्तिश्च पादयो: १ 
दृष्टि: प्रसाद लणते भारुतश्रोपशाम्यति 0 
नच्त स्थाद सृत्रसीवात+ पादयो; स्फुट्नं न च १ 
च सिरास्वायुसंकोच्: पादाभ्यज्ञेंच पादयो:॥ 


अर्थात्‌ जिस तरह चिकनाई लगाने से घड़ा और चिकनाई चुपड़ने 
से चमड़ा तथा उपाह़् (वांगने ) से (गाड़ी की ) घुरी दृह एवं कष्ट 
. सहन करनेधाले हो जाते हैं बसे ही शरीर अभ्यक्ष से दृढ़, अच्छी 
त्वचावाला, वातपीड़ा से निवृत्त और कष्ट तथा व्यायाम को अच्छी तरह - 
सहन करनेवाला हो जाता है। यतः सबसे अधिक वायु स्पर्शेन्द्रिय में 
'रहता है और स्पशन्द्रिय त्वचा के आश्रित है और अभ्यज्ञ त्वचा के लिए 
'सबसे अधिक हितकारी है, अतः मनुष्य को अभ्यद्ग का अभ्यास करना 


[ २६ | 


चाहिएँ । अभ्यज्शसेवन करनेवाले का शरीर चोट खाने पर भी अथवा 
कहीं जोर करने पर भी विकारी नहीं होता। नित्य अभ्यद्ध करने से. 
मनुष्य के अछ्छ सुस्पशे ( मुलायम ) हो जाते ओर बढ़ते हैं, वह बलवान 
सुन्दर और कम बुढ़ापेवाला हो जाता है'। खुरदरापन, अकड़ना, 
रूखापन, श्रम, पर सो जाना तथा वायु शान्त हो जाता है और दृष्टि 
प्रसन्नता ( स्वच्छता ) को प्राप्त हो जाती है| परों का अभ्यड्ग करने से 
पेरों में ग्रभसी वायु, परों का फूटना और सिराओं तथा ख्रायुओं का; 
संकोच नहीं होता |” 

आप ही बतलाइए, वत्सरारम्भ में, इससे अधिक उपयोगी बाह्यो- 
पचार और क्या हो सकता है। अभ्यज्ञ को अनिवाय करने का मुख्य 
कारण यह है कि इस प्रथम दिन से ही अभ्यज्ञ का अभ्यास हो जाय, 
जिससे मनुष्य बाह्य-मल-संक्रम और चमेरोगों से बचा रहे | 

इसी प्रकार ज्वरादि रोगों की निवृत्ति के लिए निम्ब का उपचार भी 
प्रसिद्ध है। इसके लिए किसी अकार का असाण देना अन्थ-विस्तार 
मात्र ही होगा | 


किन्तु इतना लिख देना आवश्यक है कि नीम अत्यन्त कडुआ होता 

है और अत्यन्त कड्डए रस वाली वस्तु वायु" उत्पन्न करती है । कडुआ 
नीम वायु न करे इसलिए उसमें मिश्री मिला दी जांती है, जो मधुर 
रस के कारण वायु को शान्त करती है। इसी तरह मधुर रसबाली 
बस्तु कफ उत्पन्न करती है, उसको शान्त करने के लिए उसमें चिरंपरी* 
बस्तु कालीमिचे मिला दी जाती है, जिससे यह मिश्रित प्रयोग त्रिदोषघ्न 


(न लराका सास पवन न नल कक» नमक 





१. 'कद्घितिक्तकषाया चार्त जनयन्ति । मधुराम्ललव॒णारत्वेनं शमयन्ति ॥? 
( चरकसंहिता विमानस्थान्‌ १-७ ) 


२. 'मघुराम्लल्वणाः श्ेष्माणं जनयन्ति, कठुतिक्तकषायारत्वेनं शमयन्ति ।” (बही) 


[ ३७ |] 


बनकर सवरोगनिवारक हो गया हे। ऐसी वस्तु का संवत्सरास्म में 
सेवन करना हितकारी है यह स्पष्ट ही समझा जा सकता है। जो लोग 
मिश्री न मिलाकर नमक मिलाते हैं उनके मिश्रण में भी लवण बातनाशक, 
कफजनक और मिर्च कफनाशक है | सो वह भी उचित ही है. | 

इसके अतिरिक्त उत्सवसंबन्धी ध्वजारोपण ओर संवत्सर के कालज्ञान 
के लिए पच्चाइ्श्रवण की, जो इस उत्सव के अड्ढ हैं, उपपत्तियाँ तो 
स्पष्ट ही हैं, क्‍योंकि ध्वजारोपण ऐश्वये तथा विजय का सूचक है, जो 
संबत्सर के आरम्भ में सभी को सर्वात्मना अभीष्ट है ओर पदच्चाज्ञश्रवण 
इसलिए है कि भ्रतिदिन काल-ज्ञान करके ही सब काय करने चाहिए, 
जिसका अभ्यास प्रथम दिन से ही हो जावे | 

ब्रह्मा जी के पूजन की उपपत्ति भी स्पष्ट ही हे, क्‍योंकि संवत्सरासम्भ 
ही सृष्टि के आरम्भ का दिन है और परमात्मा की तीन विभूतियों 
बह्या, विष्णु, महेश में से बह्मा ही सृष्टि के अधिश्नता देवता है, अतः 
इस दिन परमात्मा की ब्रह्मा के रूप में आराधना उचित ही है। दूसरे, 
नवीन व में प्रत्येक प्राणी चाहता भी यही है कि नवीन-नबीन बस्तुएँ 
* खूब उत्पन्न हों, जिससे देश सम्रृद्धिशाली बने। सो उसके लिए भी 
परमात्मा की सृष्टिक्तो के रूप में ही आराधना अपेक्षित है | संव॒त्सरादि 
कालावयबों की पूजा तो उस दिन होनी ही चाहिए, क्योंकि संवत्सर, 
जिसका आरम्भ हो रहा है, वह स्वयं काल्ावयब रूप ही हे । 


कथा के विषय में 


( इस पुस्तक में त्रतों ओर त्योहारों की कथाएँ भी सरल भाषा में दी जा रही 
| हैं। इस विषय में हम इतना निवेदन कर देना चाहते हैं कि पुराणों की यह शेली 
| है कि साधारण जनों को अबृत्ति बढ़ाने के लिए इन कथाओं में आयः “रोचनार्था 

फलश्रुतिः? के न्याय से अत्येक त्रत अथवा उत्सव की अत्यन्त श्रशंसा रहती है । 
आधुनिक शिक्षित इससे उद्दिभ-से हो जाते हैं, पर शिक्षित पाठकों को भी तात्पये 


. रे | 


पर दृष्टि रखनी चाहिए--उन्हें सोचना चाहिए कि कथा-लेखक डजिंस काये में 
परशत्त कर रहे है चह पूर्ण धार्मिक और विज्ञानानुमोदित है। साधारण जनता को 
मनोवेज्ञानिक दृष्टि से प्रशंसा की अधिकता ही उत्तम कार्यों की ओर आवर्जित कर 
सकती है, अतः आधुनिक शिक्षितों को काये के फल पर विचार कर कथा के नाम 
से घबड़ना नहीं चाहिए | ) 


संवत्सरोत्सव की कथा 


श्रीभगवान्‌ ने कहा कि चेत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन 
सूर्योदय के समय त्रह्मा जी ने समग्र जगत्‌ को उत्पन्न किया तथा काल 
की गणना भी आरम्भ की | ब्रह्माजी ने सब देवताओं की सभा करके 
उनको भ्रह, ऋतु, मास, पक्ष ये सब प्रदान किये । अत एवं इस दिन 
ब्रह्माजी की तथा उक्त कालावयबों की उपासना करते हैं | सष्टि के आरम्भ 
से जो यह धर्म हमारे पूबेजों ने और उनके भी पूर्षजों ने चलाया है वह 
बढ़े अयत्न से किया जाना चाहिए | 


इस दिन महाशान्ति करनी चाहिए, जिससे सब पापों का नाश 
हो, सब उत्पातों की शान्ति हो और फल्ियुग के दुःख नष्ट हों। यह 
शान्ति आयु की देनेवाली, पुष्टि फरनेवाली, धन सोभाग्य बढ़ानेवात्ती, 
मंगल, पवित्र और लोक तथा परलोक में सुख देनेवाली है | 

संवत्सरोत्सब के दिन सर्वप्रथम पाद्य, भ्रष्यें, पुष्प, धूप, बस्तर, 
अलंकार, भोजन, होम, भेंट, त्राह्मणों की शप्ति इल्यादि के द्वारा ब्रह्माजी 
का पूजन करना चाहिए | फिर काल के अवयवरूप देवताओं का प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ पूजन करना चाहिए | 


काल्लावयव देवता ये हँ--ब्रह्मा, काम, निमेष, श्रुदि, लब, क्षण, 
काष्ठा, कला) नाड़ी, मुहृत, रात्रि, दिवस, पक्ष, सास, ऋतु, अयन, बे, 
युसादि, भह, नक्षत्र, राशि, करण, योग और बर्ष के स्वामी ! 


[ ३६ |] 


तदनन्तर अनुचरों सहित कुलनाग, मनु, इन्द्र, दक्षकन्याएँ, 
सुभद्रा, जया, शख्र, अख्र, बुद्धि, घनद ( कुबेर » नलकूबर ( कुबेर के 
पुत्र ), निधि, भद्रकाली, सुरभि, वेद-वेदाज्ञ और वेदान्त विद्याओं के 
अधिदेवता, नाग, यज्ञ, सुपणे, गरुड, समुद्र, उत्तर कुरु, नवखंड, पाताल, 
सात नरक, वराहावतार, सात लोक, पत्चमहाभूत, प्रकति-पुरुष, अभिमान 
( अहंकार ), पर्वत, गंगा आदि नदियाँ, सप्तषि, पुष्करादितीथे, छन्दः 
कामचेनु, ऐरावत, उच्चे:श्रवा, धन्वन्तरि, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, विश्न, 
स्कन्दग्रह, स्कन्दमाता, ज्वरादिरोग, बालखिलय ऋषि, केशव, अगस्त्य, 
नारद, व्यासादिक, अप्सरा, सोमप ओर असोमप देवता, तुषित, ह्ादश 
आदित्य, एकादश रुद्र, अश्विनीकुमार, द्वादश साध्य, उनचास मरुत्‌ , 
विश्वकमों, अनुचरों सहित आठ लोकपाल, आयुध, वाहन; कवच, आसन, 
दुंदुमि, देत्य, राक्षस, गन्धर्व, पिशाच, पिठ, श्रेत तथा अन्य सूक्ष्म और 
भावगम्य देवता एवं परमात्मा विष्णु इन सब देवताओं का चतुर्थी 
विभक्ति और अन्त में नमः शब्द लगाकर पूजन करना चाहिए | 

फिर पूबोभिमुख अथवा उत्तराभिमुख बेठाकर अध्य, पुष्प, धूप, 
माला, वस्र इत्यादि से और दक्षिणा से इतिहास-पुराणों के जानने वाले 
ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करना चाहिए | 

तब पूर्वोक्त मन्त्रों से यविष्ठ नाम के अम्नि का आवबाहन कर सब 
देवताओं की ठृप्ति के लिए होस करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण- 
भोजन करवा के, सुहृत्‌ सम्बन्धी ओर बान्धवों को जिमाकर खयं भोजन 
करना चाहिए तथा महान्‌ उत्सव करना चाहिए | 

इस तरह करने से नवीन संवत्सर का आरम्भ सब सिद्धियों का 
देनेवाला होता हे | 


समाप्त 


( इस प्रतिपदा को नवरात्रारम्भ भी होता है, किन्तु उसका विवरण 
शारद नवरात्र ( आश्विन-शुक्त प्रतिपदा ) के निर्णय में देखिये ) | 


[ ४० |] 
अभ्यास 
( १ ) संवत्सरोत्सव का समय बताइए । 
(२) संवत्सरोत्सव में क्या-क्या विधियाँ होती हैं ? 
( ३ ) संवत्सरोत्सव वसन्त ऋतु में क्यों होता है । 
(४ ) चेत्र कृष्ण अतिपदा में संवत्सरोत्सव न होकर चेत्र शुक्छ अ्रतिपदा में 
क्यों होता है ! 
(५ ) संवत्सरोत्सव के दिन अभ्यह के क्या गुण हैं १ 
( ६ ) संवत्सरोत्सव की विधि में नीम के पक्षव और अन्य वस्तुएं क्यों 
खाई जाती हैं ! 
( ७ ) संवत्सरोत्सव की कथा सुनने से क्या लाभ हे * 
( ८ ) संवत्सरोत्सव के दिन ब्रह्मा तथा कछावयवों की पूजा क्यों की जाती है? 


रामनवमी 


समय 
चेत्रशुक्ु नवमी 
कालनिणेय 


इस उत्सव सें मध्याहृव्यापिनी नवमी ली जाती है। दोनों दिन 
मध्याह में नवमी हो तो दूसरे दिन त्रत करना चाहिए, क्‍योंकि अष्टम्ी- 
विद्धा नवसी का निषेध है | ऐसा लिखा है कि यदि दूसरे दिन मध्याह 
के एकदेश में भी नवमी आ जाती हो तो दूसरी ही लेनी चाहिए । 

वेष्णवलोग उदय-व्यापिनी नवमी अहण करते हैं| इनके यहाँ दूसरे 
दिन $ घड़ी से कम होने पर ही पू्वविद्धा की जाती है' | दशमी का क्षय 
होने पर दूसरे दिन एकादशी का श्रत आ जाने के कारण स्मात्तेलोग 
अष्टसीविद्धा ही करते हैं, परन्तु वष्णबों के यहाँ तो पूर्वोक्त सिद्धान्तानुसार 
रामनवमी दूसरे ही दिन होती है। रामनवमी के साथ पुनवसु नक्षत्र 
का होना प्रशस्त माना गया है। ( देखिए धमसिन्धु ओर निणणयसिन्धु, 
द्वितीय परिच्छेद, रामनवमीनिणंय ) | 


विधि 
(१) रामनवमी के दिन रात्रि में जागरण, दिन में उपवास 
अथबा तत किया जाता है । (२) मन्दिरों में पद्चाम्रत-स्लानादि और 
महोत्सव होते हैं। ( ३ ) सर्वेतोभद्ब-सण्डल पर सुबण की रामग्रतिमा 
स्थापित करके उसका सविधि पूजन हवन आदि करके दान का भी 
पविधान है | 


[ ४२ | 


अवतार-विज्ञान 

रासनवसी भगवान्‌ राम के जन्मद्विस का उत्सव है। भगवान्‌ 
राम परत्रह्म के अवतार माने जाते हैं | इसलिए जब तक अव्तार-विज्ञान 
सममः में न आवे तब तक इस उत्सव का महत्त्व नहीं समझा 
जा सकता | 

अचतार शब्द का अर्थे--संस्क्रत में ऊपर से नीचे उतरने को 
अवतार कहते हैं। किन्तु यहाँ अवतार का अथ ईश्वर का उतरना है-- 
जिसका अभिप्राय यह है कि व्यापकरूप में विद्यमान परमेश्वर जब 
श्रकट रूप में हमारी आँखों के सामने उतर आता है तो उसे हम ईश्वर 
का अवतार कहते हैं । 

इस बात को समभने के लिए प्रथम तीन बातों के समझने की 
आवश्यकता है (१ ) ईश्वर क्या है, (२) उसका उतरना अथवा प्रकट 
होता क्‍या है और (३ ) उसके प्रकट होने का प्रयोजन क्या है । 


ईश्वर क्या हे--इस परिदृश्यमान जगत्‌ के मूलतत्त्व के विषय में 
अनेक मत हैं | उन सब का विवरण न तो यहाँ सम्भव हे और न इस 
लघुपन्थ के लिए उपयुक्त ही है, किन्तु वेद, उपनिषद्‌ , भगवद्वीता और 
वेदान्तदशेन के ऊपर भिन्न-भिन्न आचायों के विचार-बिमशों से यह 
बात पूर्णतया सिद्ध है कि इस जगत्‌ का मूलतत्त्व सबंशक्तिसम्पन्नः 
अनादि' अनन्तः सत्य ज्ञानें और आनन्दस्वरूप” अथवा सश्िदानन्द- 


दि 
श 





१. 'परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञाननलक्रिया च?। खैताश्वतर (६।८) 
२. 'स कारणं करणाधिपाधिपों न चास्य कश्चिजननिता न चाधिपः ।” 
श्वेताश्वतर ( ६।९ ) अनादि मत्परं ब्रह्म / गौ० ( १३।१२ ) 
३. “नित्यो नित्यानाम / शेताश्वतर ( ६।१३ ) 
४. सत्य ज्ञानमनन्त॑ ब्रह्म ” तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( अह्यानन्दवक्ली १) 
५. 'एतमानन्दमय मान्मानसुपसंक्रामति ? ( ते० उ० ब्र० व० ८ ) 


[ दे ह| 


स्वरूप है'। अतएवं बह चेतन" है, जड़ नहीं | उसी का अंश" जीव है | 
. जीव का और उस मूलतस्त्व का वही सम्बन्ध है जो दीपक आदि 
में विद्यमान प्रकट अप्ति का और प्रथ्बी, काष्ठ, पाषाणादि में 
व्याप्त अप्रकंट अम्नि का अथवा बल्ब में विद्यमान' बिजली का और सब 
संसार में व्याप्त बिजली का, यहा एक लोटे में भरे पानी का और. 
आकाश में अप्रकटरूप से विद्यमान बाष्परूप जल का | 
सारांश यह है कि जीवात्मा में जो कुछ थोड़ी-बहुत शक्ति दिखाई 
देती है वह सब उसी अनन्तशक्तिसम्पन्न परमात्मा का अंश होने के 
कारण है ओर जो इस शक्ति का मूलख्नरोत है, सब प्राणी जिससे 
पेदा होते हैँ, जिससे जीते हैँ और जिसमें अन्त में फिर मिल जाते हैं. 
वही परमात्मा या ईश्वर है | 
अवतार क्‍या है ! 
ऊपर यह सिद्ध किया जा चुका है कि--जीव में परिमित शक्ति: 
है ओर परमात्मा में अपरिमित। इसलिए जीव के समस्त काये 
अपनी शक्ति के अनुसार कभी सफल और कभी असफल देखे 
जाते हैं और सफल होते भी हैं किसी हद तक परिमितरूप में 
ही, किन्तु परमात्मा के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती; 
क्योंकि जिसकी शक्ति अनन्त है उसके लिए असफलता का प्रश्न ही. 
क्या ? असफलता तो इसीलिए होती है कि हमारा ज्ञान अथबा क्रिया 
.१. 'चेतनश्नेतनानाम? ( ख्ले० ६।१३ ) 
' नं ज्षेयं ज्ञानगम्यम? ( गी० १३१७ ) 
२. 'ममेवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः? ( गीता १५७ ) 
अंशी नानाव्यपदेशात? ( ब्रह्मसृत्र ) 
. ईश्वर अंश जीव अविनाशी” ( गो० तुलसीदास ) इत्यादि 
३. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, यत्ययन्त्यभिसंविशन्ति।? 
( तैत्तिरीय उपनिषत्‌ )' 


[ ४४ | 


'सीमित होने से हम या तो भूल कर बेठते हैं. अथवा अल्पशक्ति होने के 
“कारण थक जाते हैं | अतएव जीव के द्वारा सफलतापूर्वक किये जाने- 
चाले कार्यों को संसार में संभव कहा जाता है और जिनको जीव या 
तो नहीं कर सकता या जिनमें सफलता श्राप्त नहीं कर सकता 
उनको असंभव कहा जाता है | 


इस सिद्धान्त के अनुसार जहाँ तक जीब की शक्ति से काम हो 
सकता है अथवा यों कहिए कि जहाँ तक संभव कार्यों का सम्बन्ध है 
सहाँ तक महान से महान पुरुष को भी पुरुष ही माना जाता है, अवतार 
नहीं। किन्तु जो काम पुरुष की शक्ति से बाहर हैं, जिनको पुरुष 
असंभव मानता है, उन कासों को भी मानव-इतिहास ने' कभी-कभी 
संभव होते हुए देखा हैे। जब कभी किसी के ऐसे असंभव काम 
दृष्टिगोचर होते हैं तो उन कामों के कत्ती को अबतार कहा जाता है, 
क्योंकि उसके वे काय ऐसे होते हैं जिनकी किसी पुरुष के कार्यों से 
तुलना नहीं हो सकती और उससे उत्कृष्ट काये करने की तो बात ही 
उठाना व्यथे है | अतएव श्रीमद्धागवत में लिखा है कि-- 
यरस्यावतारा शायन्ते शुरीरेष्वशरीरिणु: १ 
तैस्तैरतुब्यातिशयेरबगिद हिष्द्संगते: ॥ 
( श्रीमद्भागबत स्कन्ध १० अ० १० शलो० १४ ) 
अथोत्‌ शरीररहित परमात्मा के शरीरधारियों में. अवतार उन-उन 
पराक्रमों से जाने जाते हैं, जिनसे किसी दूसरे के कार्य की तुलना अथवा 
अधिकता नहीं हो सकती ओर अतएव जो पराक्रम देहधारियों में संगत 
नहीं होते | सारांश यह है कि जिन कार्यों को कोई भी देहधारी किसी 
भी अकार करने में असमर्थ है, उनके कत्तों को अवतार कहा जाता है| 
', झआतएव हमारे यहाँ बड़े-बड़े आचार्यों, बड़े-बड़े . विद्वानों चक्रवर्ती 
राजाओं तथा अन्य महापुरुषों को भी कभी अवतार नहीं माना गया | 


[ ४५ ] 


अवतार केवल उन्हीं को माना जाता है जो मानव की शक्ति से सर्वथा 
परे के कार्य करते हैं | जेसे भगवान्‌ राम के अवतार में अहल्या का उद्धार, 
समुद्र पर सेतुबन्धन आदि ओर भगवाब कृष्ण के अवतार में गो+घेनो 
द्वारण, मृत गुरुपुत्र का आनयन आदि | इसी मानव-शक्ति को अतिक्रान्त 
करने वाली शक्ति के कारण हम उन अचतारों की आराधना, उपासना: 
आदि करते हैं, न कि महापुरुषों की, क्योंकि जो सानवोचित परिमित 
शक्ति रखते हैं वे पुरुष हमें शक्ति प्रदान कर सकें यह तो संभव है नहीं, 
फिर उनकी आराधना या उपसना करके हस क्‍या लाभ उठा सकते हैं # 
अतः यह सिद्ध हुआ कि मानवरूप में प्रतीत होने पर भी जिनमें उस" 
अनन्तशक्तिमान परत्रह्मै की अलोकिक, अतएव मानवर्दाष्टि में, असम्भव 
काय करनेवाली शक्तियाँ प्रकट होती हैं, वे ही अवतार कहलाते हैं | 

अवतारों के सेद--ये अवतार पूर्ण, अंश, कला, आवेश और: 
अधिकारी इस तरह पाँच श्रकार के होते हैं | 

१. पूर्णावतार--उसे कहते हैं, जिसकी शक्ति की परमात्मा के ही: 
समान कोई मयोदा अथवा सीमा न हो। ऐसे अबतार के चारित्रों में 
समय-समय पर असंभव ओर साधारण मानव के लिए अनुचित-सी 
प्रतीत होनेवाली लीलाओं का भी अपरिमित रूप में समावेश रहता है, 
जेसे कि ऋष्णलीलाओं में | 


राम भी पृणोवतार हैं, परन्तु वे मयोदास्थापनाथ अबतीण हुए हैं, 
उन्‍हें मानव-जीवन का आदशे स्थापित करना है, अतः उनमें असंभव 
ओर अनुचित-सी अतीत होनेवाली घटनाएँ बहुत कम हैं, किन्तु हैं 
अवश्य; जेंसे--समुद्र बन्धन, ताडका वध, बालि-बध आदि | हु 
२. अंशावतार--उसे कहते हैं जिसमें किसी विशेष कार्ये मात्र 


के लिए विशेष प्रकार की शक्ति का उद्धव होता है; जेसे नृसिंह, 
वबामन आदि ! 


[४६ ॥ 


३. कलाबतार--उसे कहते हैं, जिसमें अंशावतारों से भी कम 
शक्ति का आविभाव होता है--जेसे सनकादि, मनु, कश्यप आदि | 
४. आवेशाधतार--उसे कहते हैं. जिसमें रहता तो मानबत्व ही 
है, किन्तु कभी-कभी ईश्वरावेश के कारण उनके ढवांरा अद्भुत काम भी 
भकिये जाते हैं--जसे नारद, प्रथु आदि | 
५. अधिकारी अवतार--उन्हें कहते हैं जो अपने नियत काये के 
लिए ही ईश्वरत्व का प्रयोग करते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं। जेसे 
“वेदव्यास का पुराणादिनिरूपण में ही ईश्वरत्व का अधिकार है, अन्यत्र 
वे महापुरुष रूप में ही दिखाई देते हैं | 
६. कहीं-कहीं इन भेदों का मिश्रण भी रहता है । 
अवतार क्यों होते हैं ९ 
अवतार प्रकट होने का सबश्रसिद्ध प्रयोजन तो ब्रही है जो भगवद्गीता 
में बताया गया है-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिरभवति भारत ६ 
अभ्युत्याननघभस्य तदात्मान सुजाम्यहस || 
परिन्राशाय साधूनां विनाशा4 '॑ दुष्छृताम ९ 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवगमि यर॒ुगे य॒गे ॥ 
तात्पय यह है' कि जब धमग्लानि होती है और अघम उठ खड़ा 
होता है तब सत्पुरुषों की रक्षा और दुष्कमंकत्तोओं के विनाश के लिए 
'भगवाच्‌ का अवतार होता है । परन्तु श्रीमद्भागवत में इस बात को अधिक 
स्पष्ट रूप में' निरूपण किया गया है। श्रीमद्भागवंत के अनुसार अवतार 
के मुख्य चार प्रयोजन हैं--प्रथम भक्तयशःस्थापंन, दूसरा भक्त-प्रथना 
 किचिदाहुरजं जात॑ पुण्यश्छोकस्य कीतेये । 
यदोः प्रिय्रस्थान्ववायें मलयस्येत चन्‍्दनम्‌ ॥ 
«३० अपरे चाहुदेवस्थ देवक्यां याचितोप्थगात्‌ । 
अजस्त्वमस्य देमाय वधाय च सुरद्रिषाम ॥ 


[ ४७ | 


से जगत्‌"का कल्याण और असुरों का वध, तीसरा प्रथ्बी का भार 
उतारना ओर चोथो इस जगत्‌ में अविया; काम और कमों के 
डारा क्लेश पानेवाले लोगों के लिए श्रवण और स्मरण के योग्य 
लीलाएँ कर ज्ञाना--जिनके श्रवण स्मरण से जीवों के उक्त क्लेश 
निवृत्त हों | 


इनमें से भी भक्तल्ञोग तो अवतार का अयोजन चतुर्थ ही मानते हैं; 
क्योंकि भगवान्‌ के लिए भूभार-हरण, दुष्टनध आदि कोई ऐसे कार्य 
नहीं हैं; जिन्हें वे प्रकट हुए विंना न कर सकें। भगवान्‌ की काल- 
शक्ति इतनी प्रबल है कि सबंदा अपना कार्य करती रहती है। उसके 
सामने कोई टिक नहीं पाता, अतः मुख्य प्रयोजन भ्रगवाब्‌ के अवतार 
का यही है कि यदि वे प्रकट न होते तो भक्तजन न उनके चरितों को 
सुन पाते ओर न स्मरण ही कर पाते, क्‍योंकि सूलरूप में तो भगवान्‌ 
का वर्णेन वाणी और मन की शक्ति से परे है, फिर उनका श्रवण और 
किसी प्रकार भी होना सम्भव नहीं है। यही बात भ्गवद्वीता के 
'परित्राणाय साधूनाम्‌! इस पद से सूचित होती है, अन्यथा साधुओं 
का शारीरिक परित्राण तो भगवान्‌ अपनी अनन्त-शक्ति से भी कर 
सकते हैं, परन्तु वास्तव में साधुओं के साधुत्व की रक्षा विना भगवान्‌ 
के प्रकट हुए नहीं हो सकती | कारण, जब भगवान्‌ प्रकट न हों तो 
साधु किनका ध्यान करें, किनका पूजन करें ओर किनका गुण-गान करें। 


"१. भारावतारणायान्ये भुवो नाम इचोदघो । 
सीदन्‍्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवाइथितः ॥ 
२. भवेषस्मिन्‌ क्लिश्यमानानामविद्याकामकर्ममिः । 
श्रवणस्मरणाहांणि करिष्यन्निति केचन ॥! 
ह ( श्रीमद्भागवत स्कं० १ अ० « शछो० ३२ से ३५ ) 
३, “यतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सह |! (तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ४१ ) 


[ ४४ | 


अतः यह सिद्ध है कि वे अपने भक्तों के आराधन, पूजन और गुण- 
गाने आदिं के विषय बन सकें, जिससे साधु सचमुच साधुजन हो सकें 
इसी के लिए भगवान्‌ के अबतार हुआ करते हैं. | 


समय-विज्ञान _ 

ऋतु--भारतव्य की सर्वोत्तम ऋतुएं दो हैं--वसनन्‍्त ओर वर्षा; और 
भगवान्‌ हैं. पूर्ण पुरुषोत्तम, उनके उपयोग में सर्वोत्तम बस्तुएं ही 
आसंकती हैं, इंसलिए उनका प्रादुभौव इन्हीं ऋतुओं में होना उचित 
है। इसीलिए भगवान राम का प्राकव्य वसन्‍्त' में और भगवान्‌ कृष्ण 
का प्राकय्य वषों में हुआ है | 

मास--ऊपर बंताया जा चुका है कि वसन्‍्त ऋतु में दो मास होते 
हूँ चेत्र और वैशाख | उनमें से वेशाख कुछ अधिक उष्ण हो जाता है 
और पुष्पों की अपेक्षा उस मास में फलों की ही अधिकता होती है । 
वसन्‍्त का वह सोरभ और उल्लास बेशाख में कहाँ जो चेत्र में होता है |. 
इस दृष्टि से देखा जाय तो वास्तव में चत्र ही कुसुमाकर ( वसनन्‍्त का 


एक नास ) है वेशाख तो उसका पिछलगशुआ ही है | कारण चोत्र 
का नाम सधुसास हे । सो मधुमय भगवान राम का प्राकश्य ऐसे ही 
मास में होना चाहिए यह स्वभावसिद्ध है| 


पक्त--एक मास में दो पक्ष होते हें--ऋष्ण ओर शुक्ध। उनमें से' 
शुक्त पक्ष ही मास का अ्रकाशमय भाग होता है. और भगवान्‌ रास 
मयोदापुरुषोत्तम हैं एवं मयोदा है अकाश की वस्तु, क्योंकि मयोदाजुसार 
किये जानेवाले कामों में अन्धकार को स्थान ही नहीं--वे सब काम तो 
प्रकाश में ही होते हैं। अतः भगवान्‌ राम का जन्म शुक्ल पक्ष में होना 
उचित ही है | 

विधि--कालबिज्ञान में बताया जा चुका है कि तिथियों का सम्बन्ध 
सूय ओर चन्द्रमा से है। सू् से चन्द्रमा जितने-जितने अंश प्रथक्‌ होता जाता 


[ ४६ | 


है या यों 'कहिए कि चन्द्रमा की कल्लाओं में जितना वृद्धिक्षय होता- जाता 
है, उसी के अनुसार तिथियों की गणना की जाती है | सारांश यह कि 
चन्द्रमा का तिथि से अटूट सम्बन्ध हे. और चन्द्रमा जीवन तथा शांति 
का प्रतीक है,” अतणएव उसे शीतरश्सि ही नहीं किन्तु सुधाकर भी कहा 
जाता है। अब देखिए कि अष्टमी को चन्द्रमा की अधावस्था होती है. | 
वह अर्धावस्था मानो जनता के सुख ओर शांति-का श्रत्तीक है। पृ 
अशान्ति में तो जनता का अभाव हो जायगा ओर पूछ शान्ति में जनतां 
को किसी वस्तु की अपेक्षा ही नहीं रहेगी, क्योंकि इन दोनों ही अन्तिम 
अवस्थाओं में मानव की मनोवृत्ति कार्य करने में असमर्थ हो जाती है | 
सारांश यह है कि जब शांति और अशान्ति का लगभग बराबर सां 
भाग होता है या यों कहिए कि सत्पुरुषों और दुष्टों का बराबर सा बल 
रहता है और शान्ति की वृद्धि का समय होता है. उस समय भगवान्‌ 
का प्रादुर्भीव होता है| अतणब भगब़दूगीता में-- 


'पारितराणाय साधुनां विनाशाय ऊअ स्‍उदुष्कृताम्‌ ९ 
दुचे 


यह कहा गया है। इसमें आप देखेंगे कि शान्ति और अंशान्ति 
दोनों के पलड़े बराबर सूचित हो रहे हैं। अष्टमी की ठीक यही स्थिति 
है, क्योंकि उस दिन अअरकाश और अन्घकार दोनों समान-से रहते हैं । 
अब-आइए नवमी पर, .शुक्लपक्ष की नवमी के दिन प्रकाश की कला 
वर्धभान रहती है और अन्धकार की कला क्षीयमाण रहती है, अतः 
शान्ति के व्धक और अशांति के विन्नाशक भ्रगवान्‌ राम का जन्म ऐसी 
ही तिथि को होना उचित हे, ज़बकि शान्ति और समृद्धि की कला बढ़ेँ 
और अशान्ति और अभाव की कला ध्वीण हो । 
| भध्याह--भगवान राम सयोदापुरुषोत्तम हैंओर मयोंदा श्रकाश की 
ही घस्तु है, क्‍योंकि मय्ोदा में कोई बात छिपाने की नहीं होती, थह 
ऊपर कहा जा चुका है, अतः भगवान्‌ राम का प्रादुभोत्र ठीक सध्याह 
9 भा० ब्र० 


'[ ४० .] 
के समय, जब कि ग्रकाश पूर्ण प्रौढि में रहता है, हुआ, जो स्वेथा 
युत्त्यनुकूल है 
साराश है 


इस काल-विज्ञान का सारांश इन शब्दों में कहा जा सकता हे 
कि प्रत्येक प्राणी के हृदय को प्रफुल्लित करनेवाली ही नहीं, किन्तु प्रकृति 
के नये साज-शब्ार को रचानेवाली वसन्‍्त ऋतु, उसमें भी सुरभित 
सुमन-समूह से सुशोमित मधुरता-मय मघुमास ओर उसका भी चारुतम 
चन्द्रिका से चमत्कृत शुक्ल पक्ष, एच उसमें भी चन्द्रमा के श्रकाश की 
वधमान कला के दिन प्रकाशमय मध्याह के समय प्रकट होना वास्तव 
में ही मयोदापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के अनुरूप है। उनके ग्राकव्य के 
लिए इससे अधिक उपयुक्त ओर कौन सा समय हो सकता था | 


विधि-विज्ञान 


रामनवमी के दिन की जानेवाली उपयुक्त विधियों में से उपवास 
ओर जागरण तप हैं, पम्चाम्त-स्लान, प्रतिमाचेन तथा हवन यक्ष हें ओर 
प्रतिमादान,; ब्राह्मण-भोजनादि तो दान हैं ही | सो 


'यज्ञो दान तपरच्देव पावनानि मदीषिणाम 0 


' इस अगवद्गीता की प्रतिज्ञा के अनुसार ये तीनों पावन कर्म इस 
दिन किये जाते हैं। अब इनमें से प्रत्येक पर विचार करिए--- 

.. उपवाख--कई लोग यह प्रश्न किया करते हैं कि भगवान्‌ के जन्म 
दिन पर तो खूब माल-ताल उड़ाने चाहिए और मोज करनी चाहिए । 
उसके बजाय उपवास और जागरण क्‍यों ? इसका उत्तर यह है' कि 
भगवान्‌ राम या ऋंष्ण को लोकिक. पुरुष मानकर ये उत्सव, नहीं मन्नाये 
जाते; किन्तु परजद्य परमसात्सा समझ ऋर | परअद्धा के लिए ' भगवद्गीता 
कहती है कि “निर्दोष हि सम॑ त्रह्म', अधोव ब्रह्म ( परमात्मा ), दोषरहित 


[ ५१ । 


और सब के लिए समान है। सो उसकी प्राप्ति भी निर्दोष ओर समत्व 
सें स्थित पुरुष को ही हो सकती है । इसी दोष-निवृत्ति के लिए उपवास 
है। देहदोषनिवृत्ति के लिए, जिसका मुख्य आधार उद्रशुद्धि हे, 
भोजन न करना आवश्यक माना जाता है। इसी अकार दोषाधायक 
इन्द्रियप्रवृत्ति को रोकने के लिए उपवास में इन्द्रिय-संयम रखना भी 
आवश्यक है। अतएवं उपवास की विधि में कहा जाता है कि-- 


असकुजलपायाचध्य सकत्ताम्बुलतचनेणात्‌ १ 
उपवास प्रणुश्येत दिवास्वापाच्द मेथुचात्‌ 0 


अथोत्‌ बार-बार जल पीने से, एक बार भी तास्बूल चबाने से, 
दिन में सोने और मंधुन से उपवास नष्ट हो जाता है | 

इतना ही नहीं, उपवास के द्न झूठ बोलना, जुआ खेलना-- 
इत्यादि अनुचित कार्ये भी वर्जित हैं। यह सब इसलिए कि--मनुष्य 
स्रन; वाणी ओर शरीर से पवित्र होकर इन उत्सवों को मनावे ओर 
बह सब उपवासरूप तप के द्वारा होता है | 


इसी प्रकार रात्रि में जागरण भी तप है, क्योंकि निद्रा भी अन्न के 
समान मनुष्य की अनिवायें आवश्यकताओं में से हे । जिस प्रकार 
अन्न के त्याग का नाम उपवास है. उसी प्रकार निद्रा के त्याग का नाम 
जागरण है।। तपस्वी के लिए निद्राविजय भी अत्यन्त आवश्यक है। 
'अतणवत कहा जाता है कि-- 


आसचदढ़ आह्ारइढ निद्राइढ जे होथ ४ 

शुरू कहें रे बालका भरे न बढ होय॥ 
' अतः भगवत्माकस्य के दिन तपस्या की पुर्णेताथ आसनदृद और 
(निद्राइढ होकर भगवत्कीतेन करना भी बताया गया है । ' 


[ ४२ | 


यहाँ यह भी अवश्य समझ लेना चाहिए कि ऋषियों ने ऐसे 
तप के लिए किसी को घिधश नहीं किया है, किन्तु यथाशक्ति श्भ्यास 
की ओर उनकी दृष्टि है। अतएवं उपवास में परिपुर्ण ,निराहार 
न कर सके तो फलाहार, दुग्ध-पानादि करे यह विधान है। किन्तु 
आजकल के कई शोकीनों की तरह उपवास के दिन भी विविध पकान्न 
खाना तो शाख्रविहित नहीं माना जा सकता | संयम और सात्तिकता 
न रहे तो उपवास करना व्यर्थ है। इसी प्रकार जो पृणरात्रि जागरण 
न कर सके उसे भी प्रहर ( तीन घंटे ) अथवा आधे प्रहर तो अवश्य 
ही जागरण कीतेनादि करने चाहिए | 
पश्चासतस्नान--इस कांये में इन पांच वस्तुओं का उपयोग होता 
है--( गाय के ) दूध, दही, घी तथा मधु (शहद ) और शकेरा ( मिश्री 
अथवा चीनी ) | इनमें से दूध, दही और घी के गुणों का वर्णन 
श्रावणी के प्रकरण में पद्चंगव्य के श्रसंग में विस्तृत रूप से किया गया: 
है ( पाठक वहाँ से देख लें; पुनरुक्तिभय से यहाँ छोड़ दिया गया है । ) 
मधु और शकंरा के गुण संक्षेप से ये हैं । 
बातदरूं शुरु शीत च रक्तपित्तकफापहम्‌ १ 
संघातृ छेदन रूद्ठ कषायमघुरं मधु ॥ 
( चअरकसंहित।, सूत्रस्थांन अ, २७ को. २४४ 


अथोत्‌ शहद वायु करने वाला, भारी, ठंडा, रक्तपित्त और कफ को 
मिटाने वाला है | वह घावों का जमाने वाला ( जमे हुए कफ आदि का ): 
काटने वाला; रुक्ष ओर कसेता तथा सीठा है | - 


तृष्णा5सुकषिप्तदाहेषु प्रशस्ता: सवेशकरा:।. ( चरक सू , २७३ २४३ ) 


॥ अथोत्‌ सब शंकराएँ प्यास, रुधिर, पित्त और दाह ( निशृवत्त करने ) 
में प्रशस्त हैं। उपवास से पित्त बढ़ता है, अतः उसके निवृत्त करने 


[ ४३ || 


के लिए ये- दोनों आवश्यक हैं। किन्तु शहद बातल है, अक्त वायु 
मिठाने वाला दही ( 'दाक्ति कातजित अष्टाइ्दय सूत्र ४२६ ) पद्याउतत 
में रखा गया है और उपवास करने वालों के लिए दूध तो अमृत हे । 
गाय. के दूध और घी का तो कहना ही क्‍्यां गब्ये क्षीरघुते श्रेष्ठ! ( अष्टाज्ञ० 
सूत्र ०४१ ) | 

सासंश् यह कि भूलोक के इन पांचों अमतों को उपवास के दिल 
प्राशन करने के लिए रखकर ऋषियों ने अत्यन्त लोकोपकार किया. हे; | 

प्रतिमाचेन ओर दृचन--ऊपर कहा जा चुका है कि अतिमाचेन 
एक प्रकार का यज्ञ है। इसे अब स्पष्ट करके समभ्तिए | भ्रगवद्गीता के 
अनुसार यज्ञ की परिभाषा यह होती है कि जो क्रिया प्रसव ( नवीन 
वस्तु के उत्पादन ) का साधन है. और इृष्टकामना को पूर्ण करनेवाली 
है, वह यज्ञ है। अतएवं भगवान्‌ ने कहा है कि-- 

'अन्नेव प्रसविध्यध्वमेष दो5स्त्विष्कामघुक्‌ १ 


अर्थोत्त्‌ यज्ञ के द्वारा तुम प्रसव (नवीन-नवीन वस्तुओं का उत्पादन) 
करोगे और यही तुम्हारे अभीष्ट मनोरथों का पूर्ण करनेवाला हो !' 

*.._ भगवल्मतिमाचेन भी इन दोनों शर्तों को पूरा करता है, अतः वह 
भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि भगवद्मतिमा भगवान्‌ का अतिरूप 
है, जिस प्रकार कि ध्वन्यात्मक वर्णों का प्रतिरूप लिपिडूप बणे हैं । 
जैसे विना लिपि के केवल ध्वन्यात्मक वर्णों से व्यावहारिक भाषा का 
कासः नहीं चल सकता; उसी प्रकार बिना प्रतिमा के उपासना, आगधऩा 
ओर सेवा-पूजा का भी काम नहीं चल सकता । यहाँ यह भी समसझ 
लेना चाहिए कि प्रतिसा का अचन अपने ही कल्याण के लिए है, न कि 
भगवान्‌ की आकाहड्डा-पूर्ति के लिए, क्योंकि जगत्स्वामी को हस क्‍या 


१. उपवासाध्वभाष्यक्षीमारुतातपकमंमिः । 
क्लान्तानामनुपानारथ पयः पथ्यं यथाउम्गरतम्‌ ॥ (चरकसंहिता सून्नण २७३२०) 


री 


[ ५४ ] ! 


दे सकते हैं ? अतः उनकी सेवा से हम अपना ही भला करते हैं, उसके 
द्वारा हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और आध्यात्मिक विकास का प्रसव 
होता हे--यह आराधकों से छिपा नहीं है | क्‍ 
हवन भी इसी कारण यज्ञ है, क्योंकि वह भी हथत की जानेवाली 
वस्तु को परमाणुरूण में विभक्त करके उसकी वृद्धि करता है और 
मनोरथ को भी पूणण करता है। अतः ये दोनों यज्ञ इस दिन अवश्य 
करने चाहिए ! 
दान के विषय में तो विशेष लिखना व्यर्थ है। दान की महिमा 
जगस्मसिद्ध है | हाँ; यह अवश्य है कि वह भगवद्रीता के अनुसार-- ' 
दातव्यमिति यद्दानं दीयते5नुपकारिणे १ 
देशे काले च॒ पात्रे च तद्दीव॑ सात्तिक वबिहु+ ॥ 


अथोत्‌ जो दान, दिना चाहिए! यह समभकर अलुपकारी के लिए, 
देश, काल और पात्र में दिया जाता है वह दान सात्त्विक है।? 


ऐसा सात्तिक दान देना चाहिए; राजस-तामस नहीं। यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि सत्पात्र को ही दान देना सफल है, कुपात्र को नहीं। . 


कथा 


महर्षि अगस्त्य ने कह्--है सुतीदण ! सब अनुष्ठानों का सार, सब 
दानों में उत्तमोत्तम रहस्य में तुमको कहूँगा। चत्रमास में नवमी के 
झुकुपक्ष में दिन के समय पवित्र पुनर्वेसु नक्षत्र में, जिस समय लक्ष में 
गुरु और पाँच ग्रह उच्च के थे उस समय; मेष के सूर्य ओर ककंलम्म में 
-कौशल्या के गर्भ से परत्रह्म परसात्सा प्रकठ हुए | ( जसा कि इस शोक 
में लिखा हैं ) 


१. यज्ञ, दान, तप के विषय में विशेष विवरण के लिए परिशिष्ट में दिया हुआ 
लेखक का “यज्ञ, दान; तप” नामक लेख देखिए । 


[ ४६ | 


के परभपद को प्राप्त होता है । सब श्राणी उसकी पूजा करते हैं और 
वह भी राम के सहश हो जाता है | 

जो मूर्ख और अधम मलुष्य श्रीरामनव्मी के दिन भोज्न करता है 
बह त्रिल्ोक के पाप का भक्षण करता है । जो श्रीरसनवी का अनाद्र 
करके कोई काम करता है बह जब तक सूर्य, चद्रमा ओर तारा रहते 
हैं तब तक परम पतितता को प्राप्त होता है । 


जो सब बज़तों में श्रेष्ठ श्रीरीमनवरमी के त्रत को न करके अन्य ज्तों 
को करता है उसको उनका फल्ल आ्राप्त नहीं होता | सब अ॒तों की सिद्धि 
के लिए इस रामनवमी का ब्रत करना चादिए। गुप्त तथा प्रगट किए 
हुए अनेक पाप और महापाप श्रीरामनबमी के ब्रत से नष्ट हो जाते हैं । 
हे मुनि ! मनुष्य भक्तिपूषेक एक नवमी का उपवास करके कऋृतद्ृत्य 
हो जाता है | है मुनिश्रेष्ठ ! जो मनुष्य रामनवमी के दिन विधिपृत्रेक 
श्रीराम की प्रतिमा का दान करता है वह मुक्ति हो जाता है| इसमें 
कोई संदेह नहीं | 


सुतीदण ऋषि ने पूछा--हे मुने' ! श्रीराम की अतिमा के दान का 
कैसा विधान है ? में मक्त हूँ, इसलिए आप कृपा करके विस्तार से 
वणन करिए | 

अगस्त्य जी ने कहा--एक पल भर( ४ तो० ) सोने से, उसके 
आये ( २ तोले ) अथन्ा उसके भरी आजे (१ तोले ) से श्रीराम-की 
प्रतिमा बनानी चाहिए | राम के लिए चाँदी का पलंग बनाना चाहिए 
ओर वहां नीज्न-पीत आदि कर्णवाले अअ्रतों से सुन्दर सर्वतोभद्र-सण्डल 
बनाना चाहिए | उस घर कमलमथन देवेश श्रीरामचन्द्र की स्थापना 
करण्नी चाहिए । फिर पंचास्त से स्थान कराके प्रतिष्ठा ओर पूजन करना 
चादिए । पद्चपल्षकों से युक्त छिंद्र रहित कुम्भ स्थापन करना चाहिए | 
वस्ध और उपबीत सहित उस खण्कय ( भट्टी के ) अथवा ताम्रमय 


[ ४७ | 


( तांबे के ) कुम्मः के ऊपर श्रीरामचन्द्र जी की गन्ध-पुष्पादिक से पूजा 
करनी चाहिए | तब श्रयत्न-पूवेक नारिकेलादिक फलों से अध्य देना 
चाहिए | इसके बाद नेवेद्य समपेण करके आरती उतारनी चाहिए। इस 
तरह पूजा करने के अनन्तर जागरण करना चाहिए। पूजा के मन्त्र 
निम्नलिखित हैँ--- 


'राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे १ 
सहखचामसंतुरुषं रामनाम वराचने ॥ 

जयति रघुवंशतिल्रक: कोशल्याहदयनन्दनों राम: ॥ 
दशवदननिधनकारी दाशरथि: पुणडरीकाक्ष: ॥ 
जयत्यतिबल्ो रामो लच्मशुश्र महाबल+ १ 

जयतो भरतशज्॒ुध्नो राधवेशानुपालितो ॥! 


इस तरह विधि समाप्त करके वेद-वेदाड् के जाननेवाले ब्राह्मण को 
प्रतिमा-सहित उस कुम्भ का दान करे। सन, वाणी ओर देह के अनेक 
प्रकार के पापों से ग्रस्त ग्राणी भी श्रीरामचन्द्रजी के जागरण को देखकर 
तत्काल पवित्र हो जाता है | रामनंवमी के दिन भगवान्‌ के स्मरण से 
पाप का नाश होता है, दशेन से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, नमस्कार से 
पुष्टि होती है और उपवास से भगवत्पद की प्राप्ति होती है। 


. हे मुनि ! कार्तिक की पूर्णिमा में स्कन्द-यात्रा करने से जो फल 
प्राप्त होता है. वह श्री रामनवसी के ब्रत से प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र, 
शगुज्षेत्र, दारका और प्रभास की यात्रा में जो फल कहा गया है वह 
श्रीरामनवमीजत से प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में, करोड़ों सूर्ये-महणों में 
हजार बार सुबण देने का जो फल होता है, वह श्रीरामनवमी के तत 
से होता है। काशी, प्रयाग और गहन में तथा द्ादशज्योतिर्लिज्ञों की 
आत्रा में जो फल प्राप्त होता है वह फल इस ब्ञत से श्राप्त होता है | 


[ ५८ ] । 


सेकड़ों 'और हजारों करोड़ पाप एक रामनवमी के उपवास से दग्ध हो 
जाते हैं । इसमें' कोई सन्देह नहीं | 

यह रामनवमी यदि सोमवार, बुधवार और पुनवबसु नक्षत्र से युक्त . 
हो तो करोड़. कुलों को मुक्ति देनेवाली होती है| निर्धन वेष्णबों को भी, 
अपनी आत्मा को जोखिम में डाल करके भी, अपनी देह-शुद्धि के लिए 
यह रामचन्द्रजी का ब्रत करना चाहिए | कभी सागर भी सूख जाता हे, 
हिमालय भी क्षीण हो जाता है, परन्तु रामनवमी से प्राप्त लोकों का 
कभी क्षय नहीं होता | 

रामनवसी के दिन नाचने, गाने, जागरण करने, भक्तिपूर्वक पुस्तक- 
पाठ करने और रामभक्तों के पूजन करने से राम के लोक की श्राप्ति 
होती है| जसे किसान लोग साखों ( फसलों ) की वृद्धि के लिए वृष्टि 
चाहते हैं, बेसे पितर लोग श्रीरामनवमी का ब्त चाहते हैं | श्रीरामनवमी 
का उपवास करने से सेकड़ों, हजारों और करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं । 
जो रामनवमी की कथा का श्रवण, कथन और संस्मरण करता है, वह 
ऋद्धिमान्‌ , वृद्धिमान्‌ , धर्मवान्‌ , कीर्तिमान्‌ और सुखी होता है. | 

ः अभ्यास 
(१) रामनवमी कब होती है! 
( २ ) रामनवमी का निर्णय किस अकार करेंगे १ 
( ३ ) ईश्वर क्या है और अवतार शब्द का यहाँ क्या अभिप्राय है ! 
. (४) अवतार क्यों होता है और अवतार कितने प्रकार के होते हैं! . 
(५ ) रामनवमी का काल-विज्ञान सममाइए । 
(६ ) भगवान्‌ के जन्मदिवस पर मालटाल न उड़ाकर उपवास क्यों करना 
चाहिए १ ह 
( ७ ) पश्चाम्नत में कौन-कौन वस्तुएँ होती हैं ! उनके गुण बताइए । 
(.<) प्रतिमाचन और हचन का महत्त्व समफाइए । 
ह + पर 8 ० 8 


हनुमज्ञयन्ती 
समय--चैत्र शुह्म पूर्णिमा अथवा कार्तिककृष्णा चतुर्देशीं 
कालानएय 


हनुमज्जयन्ती के समय के विषय में सत भेद है--उत्सवसिन्धु 
ब्रतंरत्ाकर ओर वाल्मीकीयरामायण से कार्तिककृष्णा चतुदेशी' सिद्ध होता 
है, किन्तु कुछ विद्वान चेत्रशुक्या पूर्णिमा मानते हैं। लोक में भी चेत्रशुक्का 
पूणिमा ही अधिक प्रचलित है | ऐसी दशा में निश्चित निर्णय असम्भव 
है| जो लोग जेसा मानने हैं, मानते रहें | यह तिथि सायकालव्यापिनी 
लेनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का जन्म रात्रि में माना जाता है| 
१. उत्सवसिन्धु में लिखा है--- - 
ऊर्जस्य चासिते-पतक्षे स्वात्यां भौमे कपीश्वरः । 
मेंपलमेडशनीगर्भा व्छिवः आदुरभूत्‌ स्वयम्‌ ॥ 
ब्रतरत्लाकर में भी दूसरे शब्दों में ऐसा ही लिखा है । 
वाल्मीकीय रामायण ( उत्तरकाण्ड अ. ३५ 'छोक ३१ ) में लिखा है कि-- 
हनुमान्‌ जी जन्मते ही सूर्य को पकड़ने के लिए कूदे । 
यमेव दिवस होष ग्रहीतुं भास्कर प्लुतः । 
तमेव दिवस राहुजिद्रक्षति दिवाकरम्‌ ॥ 
| जिस दिन ये सूथ को पकड़ने के लिए कूदे उसी दिन राहु अब भी सूर्य को 
पकड़ना चाहता है। 
जिससे यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी के जन्म के दूसरे दिन अमावस्या थीं, 
क्योंकि सूर्यग्रहण अमावस्या को होता है । 


[ ६० |] 
विधि 
जयन्ती मनाने की विधि रामनवमी के ग्रसक्ग में' लिखी जा चुकी हे। 
तद्नुसार ही त्रत, उपवास ओर पश्नाम्रृतस्लानादि इस दिन भी करना 
चाहिए | शज्ार में तल सिन्दूर आदि और नवेद में चना ( भीगा हुआ 
अथवा भरुना हुआ ) गुड़ और बेसन के लड॒डू' अथवा बूँदी ( मोतीचूर ) 
के लड़डू अवश्य रहने चाहिए | 
. हनुसान्‌ जी बलवानों में प्रधान माने जाते हैं । मल्लविद्याविदों के तो 
चे इश्देव ही हैं | अतः उस दिन व्यायामप्रदर्शन अवश्य होना चाहिए | 


कालविज्ञान 


ऊपर लिखा जा चुका है कि हनुमजयन्ती के विषय में मतभेद है, 
अतः कालविज्ञान पर कुछ नहीं लिखा जा सकता | 


विधिविज्ञान 


पत्चाम्त के गुण तो रामनवमी और जन्माष्टमी के प्रसंग में देखिए । 
श्वृज्ञर में तेल ओर सिन्दूर हनुमान जी के स्वरूप के अनुरूप ही हैं | 
नेवेद्य में बेसन और बूँदी दोनों पककान्न चने से बनते हैं और चना तो 
स्वयं चना है ही, नेवेद्य में चना रखने का एक कारण तो स्पष्ट ही है' 
कि चना वानरजाति का प्रिय पदाथ है, आज भी मधुरा-बुन्दावन आदि में 
वानरों को चना तथा गुड़ दिया जाता है । दूसरे आयुर्वेद के अनुसार:--- 
लणुक: शीतलो रूत्त+ पित्तरक्तकफापह: 
लघु: कषायो विध्म्सी वातलों ज्वस्याशन: ॥ ( मावप्रकाश ) 
चना शीतल, रूखा, रक्तपित्त और कफ को मिटाने वाला, हल्का- 
कसेला,; विष्टम्भी ( मत्ञ रोकने वाला ); वायु करने वाला है' और भीगा 
हुआ अथवा हरा चना तो-- 


[ ६१ ) 
आद्रों5तिकीमलो रुच्य: पित्तशुकहरों हित: ( भावप्रकाश ) « 


के 


अत्यन्त कोमल, रुचि बढ़ाने वाला, पित्त, शुक्र को मिटाने वाला और 
पथ्य होता है | 


इसी प्रकार गुड़ भी बड़ा लाभकारी है। आयुर्वेद कहता है-- 
शुडो वृध्यों शुरू: स्विग्घों बातन्नो भुत्रशोधनः । 


गुड़ शक्ति देने वाला, भारी, चिकना, वायु को नष्ट करने वाला ओर 
मूत्र को शुद्ध करने वाला है। आप देखेंगे कि चना वायु करता है ओर 
गुड़ बायु मिटाता है अतः इन दोनों का योग हो जाने से दोष निवृत्त 
होकर गुण की वृद्धि होती हे। ऐसी बस्तु ही बल के अ्रधान देवता 
को अपण करके लेनेवालों को भी ल्ाभप्रद होगी इसी दृष्टि से हनुमान 
जी के नेवेद में गुड़, चना प्रधान रखा गया है। बूँदी के लडड्ू अथवा 
बेसन के लड्डू भी यही गुण रखते हैं, अतः इसी दृष्टि से उनका भी 
उपयोग है | 


अभ्यास 
(१ ) इनुमजयन्ती किस दिन होती है? दिन के विषय में मतभेद का निरूपणः 
करिए । दोनों में से आपकी कौन दिन पसन्द है? क्यों ? 
( २ ) हनुमजयन्ती के दिन क्या-क्या करना चाहिए ? 
-( ३ ) हनुमान्‌ जी को कौन नवेद प्रिय है ? 
(४ ) नेवैद्य की सामग्री के गुण-दोषों का विवेचन करिए । 


_बायानन्‍्मफक्‍ाक०, ्कुरिनन-लन--भ 


अक्षयतृतीया 


समय 
बेशाखशुक्ला ठृतीया 


कालनिणेय 


यह तृतीया यथासम्भव चतुर्थी से युक्त लेनी चाहिए, द्वितीया से 
युक्त नहीं | किन्तु दूसरे दिन यदि छः घड़ी से कम हो तो पूर्व दिन की 
जा सकती है | इस दिन बुधवार, सोमवार और रोहिणी नक्षत्र का होना 
अशस्त है, किन्तु रोहिणी या बुधवार के लिए पूर्वेविद्धा नहीं करनी चाहिए। 


विधि 


इसदिन गड्ढा स्लान और भगवान ऋष्ण को चन्दन चढ़ाने का विशेष 
साहात्म्य है। यवदान ओर यवों ( जो ) से विष्णुपूजा का विधान है | 


१. गौरीविनायकीपेता रोहिणीबुधरसंयुता । 
विनापि रोहिणीयोगात्‌ पुण्यकीटिप्रदा सदा.॥ ( निर्णयसिन्धु ) 


२. त्िमुह््ताधिकव्याप्तिसल्वे परा, भिमुद्नत्तन्यूनत्वे पूर्वा । ( धर्मसिन्धु ) 
३. वशाले शुक्वपक्षे तु तृतीयायां तथेच च। 

गज्ञातोये नरः र्ात्वा मुच्यते सवकिल्विषेः ॥ ( निणयसिन्धु ) 
४« यः करोति तृतीयायां कृष्ण चन्दनभूषितम्‌ । 

वेशाखस्य सिते पच्चे स यात्यच्युतमन्दिरम्‌ ॥ ( धर्मसिन्धु ) 


[ इं३ 


जो के संत्तर और दक्षिणास्रहित 'जल का घंड़ा तथा भीष्म ऋतु के 
उचित सब पदाथे इस दिन अवश्य दान करने चाहिए | 


हे .._ कालविज्ञान 


ऋतु--अक्षयत॒तीया वसनन्‍्त ऋतु में होती है । इस समय भ्रीष्म ऋतु 
के सब अनाज--जो, गेहूँ आदि तयार होकर घर में आ जाते हैं | मारत 
की प्राचीन तथा धार्मिक प्रथा के अनुसार पहले दान और पीछे भोजन 
यह नियम है | तदनुसार कृषिप्रधान भारतवष् के लिए यह ऋतु दान 
करने के निमित्त प्रशस्ततर है इस विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है | 


मास--वसन्‍्त ऋतु में दो मास होते हैं--चेत्र और बेशाख | यह 
पहले बताया जा चुका है | उनमें से चंत्र में अनाज पक कर सब के घर 
में नहीं आता। वेशाख में निश्चित रूप से आ जाता है। अतः बेैशाख मास 
द्वान के अधिक अनुकूत्र है। दूसरे, चेत्रमास में मीनसंक्रान्ति (खरमास) 
रहती है | मेषसंक्रान्ति जो विषुव संक्रान्ति हे वह वशाख में ही रहती 
है। दिनरात बराबर हों उस काल को विषुव कहते हैं। सूर्य ठीक 
पूबदिशा में वेशाख अथवा कातिक दो ही महीनों में रहता है। 
धमंशास्त्रों में विषुव संक्रान्ति का विशेष माहात्म्य है | इसलिए बेशाख में' 
अक्षयतृतीया ओर कार्तिक में अक्षयनवमी दोनों दिन दान के निमित्त 
प्रधान माने जाते हैं । 

- पत्त--शुक्षपक्ष तो सभी माह्नलिक ओर देवकायों में प्रशस्त है ही | 


१, उदकुम्भान्‌ सऋनकान्‌ साज्नान्‌ सर्वरसेः सह । 
यवगोधूमचणकान सक्तुदध्योदनं तथा । 
प्रष्मिकं सचमेवात्र सस्ये दाने प्रशस्यते ॥ ( निणयसिन्धु ) 


२. समरात्रिन्दिवे काले विधुवद्‌ विधुव व तत:। ( अमरकोष ) 


[ ६४ | 


दिधि--ठतीया जया तिथि है और शुक्लपक्ष की जया तिथि" शुभ 
मानी जाती है| दूसरे,ठतीया गोरी' का दिन है और चतुर्थी गणेश जी 
का ओर ये ही दोनों सिद्धि देनेवाले तथा विन्ननाश करनेवाले हैं, अत 
इनकी तिथि में दान करना उचित ही है | 


विधिविज्ञान 


गज्भास्नान--गद्भाजल के विशेष माहात्म्य का वेज्ञानिक विवेचन तो 
गड्डादशहरे के प्रस्नज्ञ में किया जायगा | यहाँ स्लान-मात्र का विवेचन 
किया जा रहा है। आयुर्वेद में स्लान के निम्नलिखित गुण बताये गये हैं- 
दौपद॑ वृष्यमायुध्यं स्वानमूर्जाबल्लप्रदम १ 
कण्ड्मलश्रमस्वेदतन्द्रातुड्दाहपाप्मजित्‌ ॥ 
( बाग्मट, सुत्रस्थान अ. २ कोक १५ )' 


अथोत्‌ स्नान अग्नि को प्रदीप्र करने वाला, शुक्र बढ़ाने वाला, आयु 
के लिए हित, उत्साह और बल का देनेबाला, खुजली, मेल, थकाबट, 
पसीना, ऊँघ, प्यास, जलन और पाप को परास्त करने बाला है। 
खान यद्यपि घर, फूआ, तालाब, नदी आदि पर किया जा सकता है; 
पेर उनमें से नदी का स्नान बहुत प्रशस्त हे | 

चन्दृन चढ़ाना--अक्षयतृतीया पर बसन्‍्त की समाप्ति और प्रीष्म 
ऋतु का आरम्म होनेवाला है. तथा आयुर्वेद” के अमुसार तो भीष्म 
आरम्भ हो भी गया है | प्रीष्म' में वायु का संचय होता है, सूर्य के 





१. नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णाः स्युस्तिथयः पुनः । 

पर्यायत्वेन विजेया नेष्टमध्येष्टदा सिते ॥ ( पीयूषधारा में नारद का चचन ) 
२. चतुर्थी गणनाथस्य गौर्यास्तत्पूचचासरे। (पीयूषधारा में अमिप्रराण का चचन) 
३. 'वेशाखज्येष्टी श्रीष्म? ( सुश्ुत सूत्र०, अ० ६ शोक १०। ) 
४. ता एकौषधयो निदाघे"' 'वायोः संचयमापादयन्ति । ( सु. सूत्र १२ ) 


[ ६५ | 


ताप से दाह बढ़ जाता है, प्यास बढ़ने लगती है और शरीर गरभी के 
कारण सूखने लगता हे | इन सब को नियन्त्रित करने की शक्ति चन्दन 
में है| जेसा कि आयुर्वेद में कहा गया है :-- 
चन्दर्य शीतल रच तिक्तमाह्मद॒वं लघु १ 
क्षमशोषविषश्ल्ेष्मतृष्णापित्तादाहनुत्‌ ॥ 
( भावप्रकाश निधण्टु, कपूरादिवर्ग १३ ) 
अथोत्‌ चन्दन ठंडा, रूखा, कडुआ, प्रसन्न करनेवाला ओर लघु है | 
उससे थकाबट, सूखना, जहर, कफ, प्यास, रक्तपित्त और जलन मिटती 
हैं। भला ऐसी वस्तु को भगवान्‌ को अपेण करके ऐसे समय अपने 
उपयोग में कौन न लेना चाहेगा, अतः विशेष विस्तार की अपेक्षा नहीं है। 
झल का घड़ा--गरमी में जल के घड़े का दान तो किसी प्रमाण 
'या समर्थन की अपेक्षा रखता नहीं | 
जो और जो का सत्त---जो के विषय में आयुर्वेद कहता है-- 
सूव६ कषायो मधुर: शीतलो लेखनो सुदु६****** 
कण्यत्वगामयश्लेष्मपित्तमेद:प्रशाशन+ १ 
पीनसश्रासकासोरुस्तम्मलोहिततुटप्रणुत्‌ ॥ 
अथोत्‌ जौ केला, मीठा, ठंडा, खुरचनेबाला और कोमल है | वह 
कंठ के रोग, चमड़ी के रोग, कफ, पित्त और मेद को नष्ट कस्ता है बथा 
पीनख, खास, खाँसी, ऊरुस्तम्भ (जाँघों की जकड़न ), रुधिर तथा प्यास 
को मिटाने वाला है | 
पूजाबविधि में कहा जाता है-“यवो5सि धान्यराजोडईसि--अथौत्‌ तुम 
जो हो तुम धान्यों के राजा हो” भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद्भागवत में 
उद्धव से कहा है-/ओषधीनामहं यव:--फल पकने पर जो पौधे काट 
लिए जाते हैं उनमें जो मेरा रूप है” ऐसी पवित्र और ऋतु के अनुकूल 
वस्तु दान ओर पूजन सें ली जाय इस विषय में कहना ही क्या है । 
४ भा० ब्र० 


[ ६६ ] 
जौ के सत्तु के विषय में आयुर्वेद कहता है-- 


यवजा+ सक्तवः: शीतवा दौए्ना लघद: सरा+ ६ 
कफपित्तहरा रूद्धा लेखवाश्व प्रकीत्तिताई१ 
ते पीता बलदा दुध्या बु हुए भेदनास्तथा ६ 
तपैणा मधुरा रूक्ता: परिणामे बलावहा+ ५ 
कफपित्तश्रमक्षुत्तदत्रणनेत्रामयापह्दा: 
प्रशुस्ता घर्मदाहाप्वव्यायामात्तशरीरिणाम 
( भावप्रकाश विधण्दु ऋतान्त्रदणं १६६-१५६७ ) 
जी का सत्त्‌ ठंडा, रूखा और खुरचने वाला होता है.। सत्तू पीने से 
बीये बढ़ता है, शरीर पुष्ट होता है, सूखा मल कटता है और ठप्ति होती 
है। वह स्वाद में मघुर और रुचिकारक होता है और परिणाम में 
बल देता है। सत्तू कफ, पित्त, थकावट, भूख, प्यास, घाव ओर 
नेत्ररोगों को मिटाता है और गरमी, जलन तथा व्यायाम से पीडित 
प्राणियों के लिए प्रशस्त है | द 
ऐसी वस्तु इस ऋतु के स्वेथा अनुकूल है। इसी प्रकार आीष्म ऋतु 
के उचित पदार्थों जेसे पंखा, शबेत अथवा ओले के लड्डू आदि का दान 
भी ऋतु के अनुकूल है इसमें तो किसी को कोई शंका हो नहीं सकती | 


; दान 

ऊपर बताया जा चुका है कि अक्षयत॒ृतीया स्लान ओर दान का पत्र 
है। उसमें से स्नान के गुण ऊपर बताये जा चुके हैं। दान के विषय 
में कहा ज़ा सकता है कि इस उत्सव में जिन वस्तुओं का दान किया 
जाता है. वे दान लेनेवाले को लाभग्रद हो सकती हैं; दानदाता को 
उनसे क्या लाम ? किन्तु बात ऐसी नहीं है। प्रथम तो शाझ्लों का 
सिद्धान्त हे कि जो कुछ दिया जाता है. वही दानदाता को भी उसके 
प्रतिफल रूप में प्राप्त होता है, अतः जो जो प्रिय अथवा हितकारी 


[ ६७ | 


चस्तुएं हो उनका अवश्य दान करना चाहिए। दूसरे, भगवान्‌ ऋष्ण 
भगवषद्ठीता में कहते हैं कि-- 
. यह्ञो दाव॑ तपरचेद पवनानि मनीबिणाम | 
अथात्‌ यज्ञ, दान और तप बुद्धिमानों को पवित्र करने वाल्े हैं | 
शरीमद्भागवत में भी लिखा है कि-- 
'शुध्यन्ति दाने: सन्तुष्य्या द्रव्याणि ए 
अर्थात्‌ धन दान और सन्‍्तोष से शुद्ध होता है | 
सारांश यह कि यदि अपने पास धन पयौप्त है तो उसकी शुद्धि 
दान से होती है और यदि थोड़ा है तो बह सन्‍्तोष से शुद्ध होता है | 
अतः यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए। दान में वही वस्तुएँ देनी 
चाहिए, जो देश, काल ओर पात्र के अनुकूल हों | इसीलिए तो भगवान्‌ 
ने दानदाताओं को '“बुद्धिमाव! कहा है। बुद्धिमान देश, काल और 
पात्र का निर्णय कर सकता है, मूखे ऐसा नहीं कर सकता। वह दान 
भी देगा और उससे लाभ भी न उठा सकेगा | 
इनमें से देश तो उन पवित्र स्थानों का नाम है जहाँ दान देने से 
'फत्न अधिक होता है, जेसे गद्जातट, भगवन्मन्दिर आदि और कालों 
के लिए ये सब ब्रत उत्सव हैं ही! किन्तु पात्र का विचार और कर लेना 
चाहिए | घरमशाख्र कहते हैं :-- 
गोमूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यप्त्ितम १ 
चापात्रे विहुबा किश्चित्‌ चहि भस्मनि हयते ॥ 
अथात्‌ गाय, पृथ्वी, तिल, सोना आदि सत्कारपूर्वक पात्र को देना 
चाहिए। विद्वान को चाहिए कि अपात्र को कुछ न दें, क्‍योंकि राख में 
होम नहीं किया जाता । कहने का सारांश यह कि अपान्र को दान 
करना राख में हवन करने के समान है | 
अब यह भी समझ लीजिए कि पात्र कोन है। मनु महाराज 
कहते हैं-- 


[ ६८ ] 


रे न दिद्यमा केंबक्या तपश्ता वापि पात्रता ६ 
यत्र वृत्तमिमे चोने तत्‌ पात्न ब्राह्मणा: विदु५ १ 

अथात्‌ केवल विद्या अथवा केबल तप से पात्र नहीं होता, किन्तु 
जिस में सदाचार, विद्या ओर तप तीनों हों बही पात्र है ।" 

इस सब लेख का तात्पये यह है कि दान बड़ी उत्तम वस्तु है, अतः 
भारतीयपद्धति के अनुसार उपभोग्य बस्तुओं का पहले दान और पीछे 
उपभोग करना चाहिए। दान के लिए भी वस्तुओं का गुण अवगुण 
जानना आवश्यक है, क्योंकि तभी ऋतु के अनुकूल उत्तम वस्तुओं का 
दान में! उपयोग किया जा सकता है। ओर यह तो 'सममत ही .गए 
हैं कि दान देश, काल ओर पात्र को समझ कर करना चाहिए | 

परशुरामजयन्ती 

इस दिन भगवान्‌ परशुराम की जयन्ती भी मानी जाती हे, अतः 
मन्दिरों में जयन्ती में' होनेबाले पग्चाम्तर्नानादि भी किये जाते हैं। इनक 
का विवरण रामनवसी में दिया जा चुका है | 


अन्यास 


(१ ) अ्रक्षयतृतीया किस दिन होती है ! 
(२ ) अक्षयतृतीया का निर्णय केसे करेंगे १ 
(३ ) अक्षयतृतीया के दिन क्या-क्या होता है ! 
(४ ) ज्ञान और चन्दनलेप के ग्रुण बताइये १ 
(५ ) जौ और जौ के सत्तु में क्या गुण हैं ! 
( ६ ) दान क्यों, देता चाहिए १ यहोँ देश-काल से क्या अभिम्नाय है १ 
(७ ) दान किसे देना चाहिए ! 
( ८ ) पान्न किन णुर्णो से होता है १ 
ग_न्‍्यीरएन्कैफी2-02% 


नासिंह चतुर्दशी 
ससय 
वेशाखशुक्त चतुदंशी 
समयनिर्णेय 


नू्सिहचतुर्दशी सुयोस्‍्त के समय चतुदेशी तिथि हो उस दिन करनी 
चाहिए। दोनों दिन सूयोस्त के समय चतुदंशी हो या दोनों दिन न 
हो तो दूसरे दिन करना चाहिए। इस दिन शनिवार ओर स्वातिनक्षत्र 
हो तो अत्यन्त प्रशस्त है | 


समयविज्ञान 

बसन्‍्त ऋतु के विषय में रामनवमी के प्रसंग में लिखा जा चुका 
है। उसका अन्तिम मास नु्सिह भगवान्‌ के अवतार में इसलिए है कि 
भगवान्‌ राम शान्त हैं ओर भगवान्‌ नृसिंह उम्र हैँ, अतः भगवान के 
पालक स्वभाव के कारण परमरस्य वसन्त ऋतु के रहते हुए भी भीष्म 
की उम्रता के आरम्भ के समीप उनका ग्रादुभोव है। शुक्षपक्ष के विषय 
में तो रामनवमी के प्रसंग में कहा ही जा चुका है | शुक्रपक्ष की अन्तिम 
तिथि से पूर्व तिथि इसलिए है कि प्रकाश की पूर्णता होने के समय 
थोड़ा भी अन्धकार असह्य हे । ऐसे समय अथोत्‌ सत्ययुग में तमोमय 
असुर का विनाश आवश्यक है--एतदर्थ कुछ अन्धकारयुक्त दिन लिया 
गया ओर रिक्तातिथियों ( चतुर्थी, नवमी और चतुदेशी ) की अन्तिम 
तिथि तो हिरण्यकशिपु के कारण .उस समय संसार की परमरित्तता 
' ( खाली हाथ हो जाने ) की सूचना देती है, शनिवार और स्वाति नक्षत्र 
दुष्ट की समाप्ति के आवश्यक दिन हैं, क्‍योंकि ज्योतिष के अनुसार 


[ ७० ] 


आरम्भ ओर समाप्ति शनिवार को ही करनी चाहिए और स्वातिनक्षत्र 
अपुनरागमन का दिन हे | उस दिन गया हुआ फिर लौटता नहीं | 


नसिहावतार ड़ 


भगवान्‌ के दस अथवा चोबीस अवतारों में से चार प्रधानतया 
अनुमहावतार हैं--राम, ऋष्ण, नुसिंह और बामन | इसीलिए वेष्णबों में' 
ये चार जयन्तियाँ विशेष मान्य हैं | इनमें से राम के चरित्र रामायण 
में ओर कृष्ण के चरित्र भागवत तथा महाभारत में वर्णित हैं। नसिंह- 
चरित्र भी श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कन्ध में विस्तार से वर्णित है। 
भगवान्‌ नृ्सिंह भक्त प्रह्माद की रक्षा और दुष्ट देय हिरण्यकशिपु के 
बध के लिए अबतीण हुए थे | प्रह्मद की कथा से जनता अपरिचित 
नहीं है, अतः विस्तारभय से वह यहाँ नहीं लिखी जाती | 


विधिविज्ञान 


पञ्चामृतस्नानादि, पूजन सामग्री तथा उपवासादि का. विज्ञान राम- 
नबमी के प्रसंग में' लिखा जा चुका है | वही यहाँ भी सममें। 


कथा 

खूतञ्ञी ने कद्दा--देवताओं के देव, जगत के गुरु और जगत्‌ के 
स्वासी विध्णुभगवान्‌ हिरिश्यकशिपु को मारने के' बाद शान्तकोप होकर 
सुख से बैठे थे। उस समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रह्दद उनकी गोदी में जा 
बेठे क्षोर हाथ जोड़कर नूर्सिह भगवान्‌ से कहने लगे | 

भह्माद ने कदा--भगवान्‌ विष्णु ! न्सिह स्वरूप की करनेवाले 
आपको नमस्कार है। हे सर्वश्रेष् ! हे जगद्गुरु! में आपका भक्त हूँ 
3३, स्थाप्यं समाप्यं शनिभीबचारे...................... 

२. विन्नास्वातिगता मेघाश्ित्रास्वातिगता नराः । न पुनणदरमायान्ति । 


[ ७१ | 


आप खे पूछता हूँ | हे स्वामिन्‌ , मेरी आप में अनन्य भक्ति किस 
कारण हुईं और मैं आपका प्रिय केसे हो गया ? इसका कारण बताइए | 

श्रीनुसिंह भगवान ने कहां--हे महासति वत्स ! मेरी भक्ति और 
मेरे प्रियतय का जो कारण है उसे में कहता हूँ, तुम एकाप्नचित्त होकर 
सुनो | 

पूवेकल्प में तुम एक ब्राह्मण थे, किन्तु पढ़ें नहीं थे | तुम्हारा नाम 
वासुदेव था और तुम वेश्यागामी थे । उस जन्म में केबल मेरे ब्रत को 
छोड़कर तुमने कुछ भी सुकृत नहीं किया। तुम्हें हमेशा वेश्या के संग 
की इच्छा रहती थी, किन्तु मेरे ब्रत के प्रभाव से तुम्हारी मुझ में भक्ति 
हुई और तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो गये | 

प्रह्मद ने पूछा--हे श्रीविष्णु ! मेरे पूवेजन्म की चेष्टा वणन करिए | 
में किस कुल में उत्पन्न हुआ था; किस त्राह्मण का लड़का था तथा वेश्या 
में आसक्त होते हुए वह ब्रत मैंने केसे किया ? हे जगदीश्वर ! यह सब 
बिस्तार से मुझे बताइये | 

श्रीनूसिंह ने कहा--पहले अबन्तिपुरी में वेदपास्गामी एक जाह्मण 
था। उसका नाम था वसुशमों। वह तीनों लोकों में विख्यात था | बह 
ब्राह्ममश्रेष्ठ नित्य होम करता और सदा सब न्राह्मणकर्मों में तत्पर 
रहता था | बसुशमों त्राह्मण ने अभिष्टोमादि यज्ञों के द्वारा सब देवताओं : 
का यजन किया और किद्चिन्मात्र भी पाप नहीं किया। उसकी खी बड़ी 
सुशील थी ओर त्रिलोकी में' विख्यात थी | वह बड़ी पतित्रता, सदाचा- 
रिणी और पति की भक्ति में तत्पर थी। उस ब्राह्मण से उस ख्ली को पाँच 
पुत्र उत्पन्न हुए जो सदाचारी, विद्वान ओर पिता की भक्ति में' तत्पर थे।' 
उन पाँचों लड़कों में तुम सबसे छोटे थे। तुम्हें वेश्या की सद्गति की 
लालसा उत्पन्न हुईं। वेश्या के संग के कारण तुमने मद्रिपान किया 
ओर धनवानों के यहाँ से सोना भी चुराया । 


| 


[ ७३ ] 


नित्य तुम उस वेश्या के घर जाते थे । एक दिन उसके घर पर उसके 
साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया । उस दिन तुम और बह वेश्या दोनों ने 
भोजन नहीं किया। अज्ञान के कारण सब ज्वतों में उत्तम मेरा ब्रत उस 
दिन ( अपनेआप ) हो गया और उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए 
तुम्हारा राजिजागरण भी हो गया। अनुनय-विनय करने पर भी वेश्या 
प्रसन्न नहीं हुई | इस तरह शरीर को शुद्ध करनेवाला जागरण वेश्या को भी 
हो गया | इस प्रकार अज्ञान के कारण अत्यन्त पुण्य फल देनेवाला मेरा 
यह ब्रत तुम दोनों को हो गया, जिस ब्रत के करने से देवत्व प्राप्त होता है। 
' सृष्टि के लिए त्रह्माजी ने पहले यह त्रत किया था। इस ब्रत के 
प्रभाव से' जनने चराचर जगत्‌ का निर्मोण किया। शिवजी ने भी 
त्रिपुरासुर के बध की इच्छा से यह त्रत किया था इस त्रत के प्रभाव 
से उनने त्रिपुरासुर को मारा। इसके अतिरिक्त अन्य बहुतेरे प्राचीन 
देवताओं, ऋषियों और बुद्धिमान्‌ राजाओं ने यह्‌ उत्तम त्रत किया । 
इस ब्रत के प्रभाव से उन सबको सिद्धि प्राप्त हुई। 
इस ब्रत के प्रभाव से वह वेश्या भी ( दूसरे जन्म में ) अप्सरा हुई 
ओर स्व. में: इच्छानुसार बहुत समय तक अनेक दिव्य भोगों को 
भोगकर मुभमें' लीन हो गई । तुम्हारा भी मुझमें लय हो गया था, पर भेरे 
शरीर से प्रथक होकर जो' तुमने जन्म ग्रहण किया ग्रह अबतार काये के 
लिए हुआ है| अब सब कार्यों. को समाप्त करके तुम भी शीघ्र ही मुझको 
प्राप्त होओगे | 
मेंने' तुम्हें यह सब कारण बताया। अब में इस ब्रत के उत्तम 
माहात्म्य का वर्णन करता हूँ | सुनो | जो मनुष्य मेरे इस पवित्र ब्रत को 
करेंगे, सेकड़ों करोड़ जन्मों तक भी उनका पुनजन्म नहीं होगा। इस 
बत के प्रभाव से पुत्रहीन पुत्रवान्‌ होता है, दरिद्र को कुबेर के समान 
घन्त प्राप्त होता है, तेज की इच्छावाले को' तेज, राज्य की इच्छावाले को 
राज्य ओर आयु की इच्छावाले को शिवजी के समान आयु आप्त होती 


[ छई ] 


है। स्त्रियों के लिए यह ब्त पुत्र और सौभाग्य देनेवाला है, अमैधव्य 
करने वाला और पुत्रशोक का नाश करने वाला है | यह त्रत घन-घान्य 
देनेवाला ओर सब इच्छाओं का पूरा करनेवाला है । जिनने यह उत्तम 
ब्रत किया है, उनको सब भूमि के स्वामी होने का सुख श्राप्त हुआ है। ख्ी 
हो अथवा पुरुष जो इस उत्तस ब्रत को करते हैं उनको में इस लोक में 
भक्ति देता हूँ और परलोक में मुक्ति देता हूँ। हे वत्स ! इस त्त का 
फल अधिक क्या कहा जाय; क्योंकि मेरे ब्रत के फल को न मेँ कह 
सकता हूँ ओर न शिवजी कह सकते हैं | चतुमुंख त्रह्माजी भी इसका 
पार नहीं पा सकते, अतः मैंने थोड़ा सा कह दिया है | तुम और क्‍या 
सुनना चाहते हो ९ 

प्रह्द ने कद्ा--भगवन्‌ ! आप की कृपा से यह त्रत ओर इसका 
श्रेष्ठ फल सुना, जो कि आप में मेरी भक्ति का कारण है। अब में इस 
ब्रत की विधि सुनना चाहता हूँ। यह ब्रत किस मास, ' किस पक्ष ओर 
किस तिथि को होता है ? 

अआ्रीविष्णु भगवान्‌ ने कहा--हे महामति ! बहुत अच्छा, बहुत 
अच्छा, इस ब्रत की सब विधि में कहता हूँ । तुम एकाग्रचित्त होकर 
सुनो | वेशाख में शुक्ल पक्ष की चतुदेशी के दिन मेरी जयन्ती का यह 
पापनाशक त्रत करना चाहिए | संसार से डरंनेवाले मनुष्यों को प्रतिवर्ष 
यह त्रत करना चाहिए | यह ब्रत मुझे संतोष देनेवाला, गुप्त से गुप्त और 
अतिश्रेष्ठ है। इसके करने से मनुष्यों 'को सहसख्र द्वादशी त्रत का फल 
होता है | मैं झूठ नहीं कइता। स्वाति नक्षत्र का संयोग होने से यह्‌ 
त्रत करोड़ों हत्याओं को नष्ट कर देता है। इस योग के बिना भी यह 
दिन पाप का नाश करने बाला है । मेरी जयन्ती के दिन त्रत अवश्य 
करना चाहिए,अन्यथा जब तक चन्द्र-सूरये रहेंगे तब तक नरक में जाना 
पड़ता है| जेसे-जेसे कलियुग में पाप की श्रवृत्ति अधिक होगी बैसे-बैसे 
मेरे न्रत को लोग नहीं करने लगेंगे, क्योंकि जो नित्य पाप में लगे हुए 


[ ७४ | 


ओर ब्विरुद्ध कम करने वाले पुरुष हैं उन दुरात्माओं की मेरा ब्रत करने में 
बुद्धि होती ही नहीं | 

वैशाख शुक्र चतुदंशी को यह सब्बपापनाशक मेरा श्रत करना 
चाहिए | हे वत्स ! जिस मनुष्य को ब्रत करना हो उसे दन्तैधावन करके 
नीचे लिखे मन्त्र से नियम ग्रहण करना चाहिए-- 


नृसिह देवदेवेश तव जन्मदिने शुभे 
उपवास करिष्यामि स्वभोगविवर्जितम ॥ 
श्रीनृसिह महोगञ्रस्त्व॑ दया झुत्वा ममोपरि ९ 
अदयाहं प्रविधास्यथामि व्रत॑ निर्विन्नतां चय ॥ 


व्रत करने वालों को उस दिन पापियों के साथ बातौलाप नहीं करना 
चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए | उस दिन ब्रत करनेवाले महात्मा 
को ख्ली ओर जुआ का त्याग करके सब दिन मेरे स्वरूप का स्मरण 
करना चाहिए | तब मध्याह् के .समय नदी आदि के विमल जल में' 
अथवा घर में, किंवा देवखात ( प्रकृति के बनाए सरोवर ) अथवा 
तालाब में सतान करना चाहिए। स्नान करते समय सट्टी, गोबर, आँवले 
और सर्बेपापनाशक तिल शरीर में लगाने चाहिए। फिर पवित्र वस्र पहन. 
कर नित्यकर्म करे और भक्तिपूवक मेरा स्मरण करता हुआ घर आवे | 

वहाँ गोबर से ल्लीपकर अष्टट्ल कमल बनाबे | उस पर रह्लसहित 
तांबे का घड़ा रक्खे, उसके ऊपर चाव्रत्ञ भरा हुआ पात्र रकखे, उस 
पात्र में लक्ष्मी जी सद्दित मेरी स्व की मूर्त्ति स्थापित करे | भूत्ति चार 
तोले, दो तोले, एक तोले अथवा आधे तोले की शक्ति के अनुसार 
बनानी चाहिए। तब पद्चाम्रत स्नान करवाके पूजन करना चाहिए | 
लोभरहित कुलशील से युक्त, शान्त; दान्‍्त और जितेन्द्रिय अपने आचाये 
ब्राह्मण को बुलाकर उसी से शास्त्र के अनुसार पूजन करवाने की प्रार्थना 
करे आचाय, के ब्रचन से यथाविधि स्वयं पूजन करे । पुष्पों के गुच्छों 


[ ७५ | 


से सुशोभित मण्डप बनावे | ऋतुकाल में उत्पन्न पुष्पों से मेरी फेडशो- 
पचार पूजा करे | पूजन के समय मन्त्र अथवा भगवन्नाम इन दोनों में 


से कुछ भी कहा जा सकता है। पुराण के निम्नलिखित मंत्रों ढवारा 
गन्ध-पुष्पादि से पूजन करना चाहिए ! 


चन्दन दिव्यकस्तूरीचन्द्रकुडुममिश्रितम्‌ १ 
ददामि तेस्तु तुथ्यर्थ नुसिह परमेश्वर ॥ 


इस मंत्र से गंध दान करे। 
पुष्पे: कालोड्वे रस्थेस्तुलसीप्रशुखे: प्रभो ५ 
पूजयामि नुर्सिह त्वां लच्भ्या सह नमोस्तु ते ॥ 


इस मन्त्र से पुष्प चढ़ावे | 
कालागुरुमयं घूप॑. सर्वदेवतवक्लभप्‌ १ 
समपयामि ते विभो सर्वकामससृद्धये ॥ 
इस मंत्र से धूप दे | 
दीप णापहर: प्रोक्तस्तमोरात्रिविनाशक: १ 
दीपेन छस्यते तेजस्तस्मादोप॑ ददामि ते ॥ 


इस मंत्र से दीपदान करे | 
नेदेय लेहसंत्तोष्यमद्यमोज्यसमन्वितम्‌ ३ 
दद्ामि ते रमाकान्त सदेपापक्षयें कुर ॥ 


 * इस मंत्र से नैवेद्य चढ़ावे | 
नुसिहाच्युतदेवेश सच्मीकान्त ज्त्पते ९ 
अनेनाघप्रदानेच तुष्दो! भव ममोपरि ॥ 


, इस मंत्र से अधे दे | 
पीताभ्बर महाबाहो. प्रह्मदमगनाशझुत्‌ ६ 
अचया पूजया देव यथोक्तफलदो मद ॥ 


इस मंत्र से आथेना करे | 

रात्रि में गाने-बजाने के साथ जागरण करना चाहिए। पुराण की 
कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। तदनन्तर प्रातःकाल के ःसमय आल- 
स्थरहित हो स्नान करके उपयुक्त विधि से मेरी फिर पूजा करनी चाहिए | 
मेरे आगे विष्णुश्नाद्ध करे और दोनों लोकों की विजय की इच्छा से निम्न- 
'लिखित दान करे। सुबण का सिंह देने से मुझे बड़ा संतोष होता है।फल' 
की कामना वालों को गाय, प्रथ्वी, तिल तथा सुबण का दान करना चाहिए 
ओर सप्तधान्यसहित तथा बिछौनासहित शब्या दान करना चाहिए । 
मेरे संतोष के लिए शक्ति के अनुसार और भी दान देनी चाहिए। 
भक्ति से ब्राह्मण-मोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देना चाहिए । 
निधनों को भी यह ब्रत करना चाहिए। उनको दानादि शक्ति के अनु- 
सार करना चाहिए | 


मेरे त्रत में, सब वर्णों को अधिकार है। भेरे भक्तों को तो यह त्रत 
तत्पर होकर विशेष रूप से करना चाहिए | 


मद्ंशे ये नरा जाता ये जनिष्यन्ति चापरे 
तांस्वमुद्धर  देवेश हुध्छदाद्ववसागरात्‌ ॥ 
पातकाएवमग्वस्थ महादुःखणतस्थ मे) 
करावरूम्बनफ देंहि शैषशायिन जगत्पते ॥ 
श्रीनुसिंह रमाकान्त भक्तारां भगवाश॒क १ * 
्रतेनानेद मे देव भुक्तिमनुक्तिप्रदो. भव ।॥ 


इन सन्त्रों से आर्थेना करके देव का यथाविधि बविसजन करे। फिर 


आचाये को भेंट दे ओर न्राह्मण को भी दक्षिणा से संतुष्ट करके विसजून 
करे | तदनंतर मेरा ध्यान करता हुआ बान्धवों के साथ भोजन करे | 


इस पापनाशक बत्रत ( की कथा ) को जो भक्ति से सुनता है. उसकी 


| ७७ | 
ब्रह्महत्या भी श्रवणमात्र से नष्ट हो जाती है | इस परमपवित्र और गुप्त 
त्रत का जो मनुष्य कीतेन करता है उसकी सब इच्छाएं पृण होती हैं 
और उसे त्रत का फल प्राप्त होता है । 
( व्रताक में चर्सिहघुराण से उद्धृत ) 
अभ्यास 
(4१ ) न्सिहचतुदेशी कब द्वोती है! 
(२ ) नर्सिहावतार वेशाख मास शुक्वपक्ष और चतुदंशी के दिन क्यों हुआ 
( ३ ) उस दिन शनिवार और स्वातिनक्षत्र क्यों प्रशस्त हैं ? 
(४ ) चार जयन्तियोँ कौन-कौन सी हें १ 
( ५ ) कथा का सारांश कहो । 


गंगा दृश्न हरा 


समय 
व्येष्ठशुक्ता दशमी 


काल-नि्णेय 


जिस दिन पूवाह में दशमी और आगे बताये जाने वाले दश योग 
हों उस दिन करना चाहिए | यदि दशमी दोनों दिन पूवोह् में हो तो 
जिस दिन अधिक योग हों वह दिन लेना चाहिए। यदि ज्येपष्ठ अधिक 
मास हो तो भी गंगादशमी श्रथम ज्येष्ठ में ही होती है, दूसरे में नहीं । 
दश योग ये हैं--( १ ) ज्येष्ठमास, (२ ) शुक्षपक्ष, (३) दशमीतिथि, 
( ४ ) बुधवार, (४ ) हस्तनक्षत्र, ( ६ ) व्यतीपातयोग, ( ७) गरकरण, 
( ८) आनन्दयोग ( बुधवार के दिन हस्तनक्षत्र होने से' आनन्दयोग 
माना जाता है )) (६ ) कन्याराशि का चंद्रमा और ( १० ) वृषराशि का 
सूये। इन दश थोगों में से दशमी ओर व्यतीपातयोग सुख्य हैं| 
( घमंसिन्धु ) 

विधि 


संकल्पपूबंक गन्ञाजी में, अथवा किसी महानदी या नदी में, अन्यथा 
तालाब में दस बार गोते लगाकर सूखे वस्ध पहनने के अनन्तर नित्य- 
नियम करके पितृतर्पण करे | फिर तीथे की पूजा करके घी से चुपड़े हुए 
दस मुट्ठी काले तिल अंजलि में' लेकर जल में डाले। इसी तरह गुड़ 
से बने दस सत्तू के लडड़ू भी डाले | तब तट पर ताँबे या मट्टी के घड़े 
पर रखी हुई सोना, चॉँदी अथवा मृत्तिका की गद्जाजी की श्रतिमा का 
'पूजन करे | पूजा का मंत्र यह हे-- 


[ ७९ | 


नमो मगवत्ये दशपापहरामैं गहाये वारायण्ये रेवत्ये 
शिवाय अमृता विश्वदपिणये नन्दिन्ये ते च्तो नम+ ६ 

इस दिन,गज्ञा के साथ नारायण, शिव, ब्रह्मा, सूये; भगीरथराजा और 
हिमालय पवत का भी पूजन करना चाहिए । 

गल्लादशहरे को जो वस्तुएं उपयोग में ली जायें उनकी संख्या 
दस होनी चाहिए। पूजा में दस श्रकार के पुष्प, दशाह्ञ धूप, 
दस दीपक, दस श्रकार के नेवेद्य, दस ताम्बूत्त और दस फल्ल होने 
चाहिए | दक्षिणा भी दस ब्ाह्मणों को देनी चाहिए, किन्तु उन्हें दान में 
दिये जाने वाले जो ओर तिल सोलह-सोलह मुट्ठी होने चाहिए | |गोदान 
यदि करें तो, दूस अथवा एक, यथाशक्ति हो सकता है। सोने अथवा 
चाँदी के मछली, कछुए ओर मेंढक बनाकर उनकी पूजा करके जल में 
डालने का भी इस दिन विधान है। ये सोने-चाँदी के न बन सकें तो 
आटे के भी बनाये जा सकते हैं। पूजा के अनन्तर दीपक गड्जाजल में 
बहा देने चाहिए | 

गड्जामाहत्म्य-विज्ञान 

भारतवर्ष का कौन हिन्दू ऐसा होगा जो भगबती गज्ञाजी की महिसा 
से परिचित न हो | गद्जाजी पतितपावनी हैँ। आज भी भारतवष के 
कोने-कोने से सभी हिन्दू, फिर वे चाहे ब्राह्मण हों अथवा अन्त्यज, 
गज्ञास्नान के लिए बड़ी श्रद्धापृषंक आते हैं और स्नान करके अपने को 
कृतकुत्य समझते हैं। गड्डा की यह महिमा शास्त्रों से सिद्ध हे। 
श्रीमद्भागवत में लिखा है कि-- 
“शरस्यां स्वानाथ चागच्छत: पुंस+ पदे पदे5श्वमेघराजसुयादी्दां फ्लू नहुलेममिति 

( श्रीमद्र (० स्क॑० ५, अ० २७, क्की० ३० ) 


अर्थात्‌ गद्जा में स्नान करने के लिए आने वाले पुरुष के पेर-पेर 
पर अश्वमेघ राजसूय आदि यज्ञों का फल दुलेस नहीं है. ।” 


[ < ० ] 
अन्य पुराण, महाभारत, रामायण आदि में ।भी गद्जा का माहात्म्य 
भरा पड़ा है, जिसे यहाँ उद्धृत करना असंभव है | 
आधुनिक विद्वानों ने भी गंगाजल की महिमा को स्वीकार कियाहै?। 


१. गंगाजल की महिमा का कहना भी क्‍या है। उसके स्पशभात्र से कितने 
पाप दूर हो जाते हें । 


उसके स्वास्थ्यसम्बन्धी गुणा का आचीनकाल से उल्लेख मिलता है। चरक ने, 
जिनका काल आधुनिक विद्वानों द्वारा आज से रगसग दो हजार वर्ष पहले माना 
जाता है, छिखा हैं---हिमालय से निकलने वाले जल पथ्य हें--हिमचत्प्रभवाः 
पथ्याः 7 इसमें विशेष रूप से गन्जाजल का ही संकेत है, क्योंकि इस वचन के. 
आगे ही आता है--पुण्या देव्षिसेंबिता:।! वाग्भटकृत “अष्टान्नहृदय? में, 
जिसका निर्माणकाल ईसवी सन्‌ की आठवों या नवीं शताब्दी माना जाता है, इसको' 
स्पष्ट किया गया है--दिमवन्मलयोद्धता; पथ्यास्ता एवं च स्थिराः ४ 
चक्रपाणिदत्त ने भी, जो सन्‌ १०६० के लगभग हुए, लिखा है कि हिमालय से 
निकलने के कारण गंगाजल पथ्य है--यथोक्तल्षच्षणद्विमालयभवत्वादेव गाडुंः 
पथ्यम्‌ ।? 'भण्डारकर ओरियंटलछ इंस्टीट्यूट, पूना” में अठारहवीं शताब्दी का एक 
दस्तलिखित भ्रन्थ है 'भमोजनकुतूहल” । उसमें कहा गया है. कि गज्नाजल शीतल, 
स्वादु, स्वच्छ, अत्यन्त रुचिकर, पथ्य, भोजन पकाने योग्य,पाचनशक्ति बढ़ानेवाला, 
सब पापों को हर॒नेवाला, प्यास को शान्त तथा मोह को नष्ट करनेवाला, छुपा 
बढ़ानेवाला, और बुद्धि को बढ़ानेचाला होता दै-- 


“शत स्वादु स्वच्छुमत्यन्तरुच्य॑पथ्यं पादर्य पद पापदहारि 
तृष्णामोह॒ध्द॑ंसनं दोपन चअ प्रशां घत्ते वारि भागीरथीयम॥! 
इस तरह गल्जाजल के स्वास्थ्यसस्बन्धी ग्रुणों पर बराबर अपने यहाँ 


जोर दिया गया है। इन्हीं गुणों पर मुग्ध होकर विदेशियों और अहिन्दुओं को 
भी इसे अपनाना पड़ा । 


[ «१ )] 


इब्नबतूता ने सन्‌ १३२५-५४ में अफरीका तथा एशिया के कहे देशों की 
यात्रा की थी । चह भारत भी आया था। चह अपने यात्रा-व्णन में लिखता है 
कि “सुलतान मुहम्मद तुगछक के लिए गज्ञाजल बराबर दौलताबाद जाया करता 


था । इसके वहाँ पहुँचने में ४० दिन छूग जाते थे ४? 
६ ग्रिब्स कृत अंग्रेजी अनुवाद प्ृ० १८३ ) 


मुगल बादशाह अकबर को तो गज्ञाजल से बढ़ा ही प्रेम था। अबुलफजरू 
अपने “आईने अकबरी” में लिखता है कि “बादशाह गज्ञाजल को “अमृत” समभते 
हैं और उसका बराबर अबन्ध रखने के लिए उन्होंने योग्य व्यक्तियों को नियुक्त 
कर रखा है । वे बहुत पीते नहीं हैं, पर तब भी इस ओर उनका बड़ा ध्यान रहता 
है। घर में या यात्रा में वे गज्ञाजल ही पीते दें । कुछ विश्वासपात्र लोग गह्नातट 
पर इसी लिए नियुक्त रहते हैं कि वे घड़ों में गज्ञाजल भराकर और उस पर मुद्दर 
छगाकर बराबर भेजते रहें । जब बादशाह सलामत राजघानी आगरा या फतेहपुर 
सीकरी में रहते हैं तब गज्ञाजल सोरों से आता है और जब पंजाब जाते हैं तब 
हरिद्वार से । खाना पकाने के लिए वर्षाजल या यम्नुनाजल, जिसमें थोड़ा गंगाजल 
मिछा दिया जाता है, काम में छाया जाता है ।” ञ 

अकबर के धारमिक विचार दूसरे प्रकार के थे, इसलिए उन्हें यदि गंगाजल में 
श्रद्धा हो तो कोई आश्चय नहीं। पर सबसे मजे की बात तो यह है कि कट्टर. 
मुसलमान औरंगजेब का भी काम बिना गह्जाजल के न चलता था। फ्रांसीसी यात्री 
बनियर, जो भारत में सन्‌ १४५९-६७ तक रहा था और जो शाहजादा दारा- 
शिकोह का चिकित्सक था, अपने 'यात्रा-विचरण” में लिखता है कि “दिल्ली और 
आगरा में औरड़्जेब के लिए खाने-पीने की सामग्री के साथ गज्ञाजल भी रहता 
था। यात्रा में भी इसका अबन्ध रहता था। स्वयं बादशाह ही नहीं, दरबार के 
अन्य लोग भी गज्गाजछ का व्यवह्वार करते थे।” बर्नियर लिखता है कि “ऊँटों पर. 
लऊद॒कर यह बराबर साथ रहता था । अतिदिन सबेरे नाश्ते के साथ उसको भी एक: 
सुराही गन्गाजल भेजा जाता था। यात्रा में मेवा, फल, मिठाई, यशज्ञाजल, उसको ठण्डा 
करने के लिए शोरा और पान बराबर रहते थे ४”? 


द भा० ब्र० 


[ «२ | 





फ्रांसीसी भात्री ट्रेवर्नियर ने भी, जो उन्हीं दिनों भारत आया था, लिखा है 
कि “इसके स्वास्थ्य सम्बन्धी गुणों को देखकर मु प्रक्मान नवाब इसका बराबर 
व्यवहार करते थे ।”” कप्तान एडचड मूर, जो ब्रिटिश सेना में था और जिसने टीपू 
सुलतान के साथ युद्ध में भाग लिया था, लिखता है कि “सबन्नर ( शाहनवर ) के 
नवाब केवल गज्ञाजल ही पीते ये । इसको लाने के लिए कई ऊंट तथा आबदार 
रहते थे” ( नेरेटिव प्ृ० २४८ )। 

श्री गुलामहुसेन ने अपने बंगाल के इतिहास “रियाज्ञु-स-सलातीन” में लिखा 
है कि “मधुरता, स्वाद और हल्क्षैपन में गन्लाजल के बराबर कोई दूसरा जल नहीं 
है, कितने ही दिनों तक रखे रहने पर भी यह बिगड़ता नहीं है ।?? 

श्री वेंकटेश्वर ओरियंटल इंस्टीस्यूट, तिरुपती? की पत्रिका ( अनाल्‍स ) के 
खण्ड १ भाग ३२ ( सित० १९४० ) में पूना के श्रीगोंडे का मुसलमान शासकों 
द्वारा गज्ञाजल के व्यवहार! पर एक भ्रच्छा लेख है । किसी भाव से सहो, गन्नाजल 
के व्यवह्ार से अहिन्दुओं का भी हित हुआ होगा । 

टेवर्नियर के यात्रा-विचरण से यह भी पता लगता है क्वि उन दिनों हिन्दुओं 
में विवाह के अवसर पर भोजन के पश्चात्‌ अतिथियों कों गलड़ाजल पिछाने की चाल 
थी। इसके लिए बड़ी दूर से गड्ाजल मंगाया जाता था । जो जितना अमीर होता ' 
था उतना ही अधिक गड्ाजल पिलाता था। दूर से गश्नाजल मँगाने में खच भी 
बहुत पड़ता था। टेवर्नियर का कहना है कि “शादियों में कभी-कभी इसमें दो-तीन 
हजार रुपये तक खच हो जाते थे ।” 

पेशवाओं के लिए बहँगियों ( काचड़ों ) में रखकर गज्ञाजल जाया करता था 
मराठी पुरुतक पेशचाईच्या सावलींत” ( पूना १९३७ ) से पता लगता है कि काशी 
से पूना ले जाने के लिए एक बहूँगी गल्जाजल का ख्ें २० रुपया ओर पूना से . 
ओऔरामेश्वरम्‌ ले जाने के. लिए ४० रुपया पड़ता था, जो बहुत नहीं कहा जा 
सकता। गढमुक्तेश्वर और हरिद्वार से भी पेशवाओं के लिए गह्लेदक जाता“था 
श्रीबाजीराव पेशवा को बतलाया गया था “गनज्ञाजल के सेवन से ऋण से मुक्त हों 
जायगे--श्रीती्थसेंचन करून महाराज चिकते-परिहार हवा ।” 


[ «३ |] 


समय-विज्ञान 


प्रोष्पकतु, ज्येश्मास और शुक्लपत्त--तैसे तो सामान्य बुद्धि से भी 
ग्रीष्मऋतु ओर उसमें भी प्रचण्ड उच्णता से युक्त ज्येष्ठगास शीतल जल 
में साधारण स्नान के लिए स्वभावतः उपयुक्त है, फिर गछ्गाजल में 
स्नान का तो कहना ही क्‍या, किन्तु गद्भगाजल वस्तुतः स्वाभाविक रूप 
में औष्म में ही श्राप्त होता है, क्‍योंकि ठेठ ग्लोत्तरी से पिघले हुए हिम 
का जल इस ऋतु में ही आता है, अन्य ऋतुओं में! तो हिम पिघलकर 
गंगाजी के यावन्मात्र जल में, मिल सके यह संभावना ही कम है| 
ग्रीष्मऋतु के प्रथम मास के अन्त तक बह जल सर्वत्र व्याप्त हो जाता 
है। आषाढ मास में तो वर्षों का आरम्भ हो जाने से शुद्ध जल पहुँ- 
चना असंभव है इसलिए ज्येष्ठ मास का अभिवर्धमान चन्द्रमा से युक्त 
मरते समय गह्ोदक देने की चाल तो सुदूर दक्षिण में भी थी । चिजयनगर के 
राजा कृष्णराय को, जब वे सन्‌ १५२४ में शृतपग्राय थे, गज्ञोद्क दिया गया और 
बे अच्छे हो गये | ( विजयनगर, थडें डायनिस्टो, १९३५ )। 


भूटान युद्ध के अन्त होने पर तिब्बत के तूशी लामा ने चारेन हेस्टिग्ज के 
पास एक दूत भेजकर गज्ञातट पर कुछ भूसि माँगी और वहाँ पर एक मठ तथा 
मन्दिर बनवाया, क्योंकि “गज्ञ हिन्दुओं के लिए नहीं, बौद्धों के लिये भी पुनीत 
हैं । य्रह मठ और भूमि जो भोट बगान? के नाम से असिद्ध है, तूशीलामा ने 
श्रीपु्णयिरी को दान की । इसके सम्बन्ध में आजकल कलकत्ता हाईकोट में एक 
मुकदमा चल रहा है । 
यदि कोई गज्ञा का इतिहास छिखे,, जेसा कि श्री लुडविंग ने नील नदी का 
लिखा- है, तो कितना रोचक हो । 
“एक किताबी कीड़ा 
( सिद्धान्त” पत्रिका, वर्ष २ अंक ९ ) 


; «४ ।] 


| 


शुकुृपैक्ष ही इसका उपपन्न समय है, क्योंकि चन्द्रमा का जल से तथा 
सूये का अभि से सीधा सम्बन्ध है--यह पहले बताया जा चुका हे | 


दशामी और दश योग--कहा जा सकता है. कि यदि अभिवधेमान 
चन्द्र का ही जल की पवित्रता से सम्बन्ध है तो पुणे चन्द्रवाली पूर्णिमा 
इसके लिए उपयुक्त तिथि होनी चाहिए, दशमी नहीं | किन्तु ज्योतिष 
शाख्र के अनुसार यात्रा और सम्पूर्ण मंगल कार्यों के लिए ह्वितीया 
(तिथि को श्रशस्त माना गया है; जेसा कि पीयूषघारा में उद्धृत वशिष्ठ 
के वचन से सिद्ध हे-- ह 


सप्ताहृन्चिदांनि नुपस्य वास्तुत्रतप्रतिष्ठाखिलमज्नल्वानि 
गाश्राविवाहाखिलसूषणार् कार्य द्वितीयादिवसे सदेव ॥ 


यही बात ठत्तीया, पत्चमी तथा सप्तमी तिथि में भी है ओर द्वितीया, 
ठृतीया, पद्चमी और सप्तमी इन शुभ तिथियों में जो-जो काम कियेजाते , 
' हैं वे सब काये दशमी को सिद्ध होते हैं | जेसा कि उन्हीं ने लिखा है--- 
द्वितीयायाँ_ तुतीयायां पश्चम्याँ सप्तमीतिथो १ 
। उक्ताचि यानि सिध्यन्ति दशम्यां तानि सबेदा ॥ 
.... यह बात पूर्णिमा में नहीं है, अतः तीर्थों में सर्वेश्रथम भगवती-ग्ढा 
“की यात्रा इसी दिन होनी चाहिए । 
. - पूर्बोक्त दश योगों में से मास, पक्ष ओर तिथि का विज्ञान तो ऊपर 
लिखा ही जा चुका है |; बुधवार और हस्तनक्षत्र का योग होने से 
आनन्दयोग होता है, जो नामानुसार फल्दायक' है'। अतः चार योगों 
की आनन्दप्दता सिद्ध है। हस्तनक्षत्र स्नान के लिए शुभ है। * 
'ठ्यतीपात योग तो पुण्यंकाल प्रसिद्ध ही है। ध्वपर का सूये द्वादशराशियों 


'पालहनऊ-ककाननमभलकनलॉनसन ताक पड रकम नक्पक्‍ल५ न न पक न ५७५ +पिन मनन थक नन+ नमन कनन-॑ ++न नी कक ७५७+ आन +- नमन न न3न + ५“ न» ननम-न-म- मनी पिन फननथरनवन नमन न+म- न नन-+ 3 <3+334-+33+33+33333»333५0७००७७) ५ -३०३-2 “न कननऊवतनंनन- न नम ++--ऊ नमक ०५५५७ ५५» +#फ वात" कम नन्‍+ “पक मन न«»+-८नकमन- नमन ५ न“ कल रमकमकान कक + नल नल नमक» 35 पक कम +++०जमभ न अप नकारअ«- बमनेके अननऊ ५-३ 3 न कमर कमकभकडरनन 





१. फलदाः स्वनाम्ना ( मुहूत्त चिन्तामाण, शुभाशुभ अ० २४ ) 
' २. क्षौर्वास्त्वभिषेकाश्व भूषण कम भानुसे (पीयूषधारा में नारद का चचन) 


[ ४£* | 


में सबसे तीत्र होता हे, क्‍योंकि मेषराशि तक तो वसंत ऋतु रहता है. 
ओर मिथुनराशि के सूर्य में श्रायः बषों आरम्भ हो जाती है, अतः शुद्ध 
गज्ञाजल आने का यही समय है। कन्या का चन्द्र सू्ये से त्रिकोण में' 
पड़ता हैे। सोमरस का अधिदेवता चन्द्र सूर्य से त्रिकोण में स्थित 
होकर बड़ा शुभ हो जाता है। गरकरण भी नामानुरूप दोषाघायक हे, 
क्योंकि संस्कृत में गर विष को कहते हैं, अतः दोषनिवृत्यथे गन्नास्नान 
ऐसे ही तिथ्यध" में हो यह उचित ही है | 


विधि-विज्ञान 


यह उत्सव मुख्यतया स्नान का है। गह्लास्नान का ओर गद्जाजल 
का माहात्म्य ऊपर लिखा जा चुका है| स्नान के आयुर्वेदानुसार गुण- 
धर्म भी अक्षय तृतीया के शसक्ल में लिखे जा चुके हैं। किसी भी तीथथे 
पर पितृतपेण भी आवश्यक है ही, क्योंकि धर्मशाख्रानुसार तीर्थयात्री से 
पितर लोग जल्नदान की आशा करते हैँ । दान तो सभी धार्मिक उत्सवों 
में हे ही। दान के विषय में भी पहले कहा जा चुका है और परिशिष्ट 
में तो विशेष रूप से लेख दिया गया है | अतः विस्तार व्यथ है| दान 
में तिल बड़े प्रशस्त हैं | याज्ञवल्क्य कहते हैं-- 

“शो-मू तिल-हिरण्यादि पात्र दातव्यमच्ितम्‌ १ 

गौ, भूमि, तिल, सुबण आदि बस्तुएँ सत्पात्र को सत्कारपूषक देनी 
चाहिए ।” अतएवं सबसे पूरे गन्नाजल में तिल डालने का विधान है । 
सत्तृ तो इस ऋतु की वस्तु है ही यह पहले ही बताया जा चुका है । 

प्रतिमापूजन का रहस्य यह है कि धर्मेशात्नों के अनुसार सभी 
वस्तुओं के आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदेविक स्वरूप होते हैं। ., 
गन्ना का आधिभौतिक स्वरूप जल है और आध्यात्मिक स्वरूप फलदाता 


१, स्मरण रखिये कि तिथ्यर्थों का नाम ही करण है । 


[ ४६ | 


है, जिसकी मूर्तिरूप में पूजा की जाती है। आधिदेषिक स्वरूप के तो 
फलदान के समय प्रकट होने पर ही दशन होते हैं, अन्यथा नहीं | 
इसीलिए भ्ध्यात्मिक और आधिदेबिक दोनों को अभिन्‍न माना जाता 
है-योध्यात्मिको सो पुरुषः सो सावेबाधिदेविकःः | उसी आध्यात्मिक 
स्वरूप की भावना से स्वयं गब्नाजी के आधिभोतिक स्वरूप के विद्यमान 
रहते भी प्रतिमारूप में उनका पूजन बताया गया है | 


पुराणों के अनुसार गंगाजी ब्रह्माजी के कमण्डलुजल से नारायण 
( वामन ) के चरणग्रक्लालन द्वास उत्पन्न होकर शिवजी के जटाजूट में 
घारण करने के अनन्तर सूर्य की किरणों द्वारा हिमालय पर आई हैं. और 
राजा भगीरथ पर कृपा करके भारतभूमि पर प्रकट हुई हैं, अतः इस 
प्राकव्योत्सव के दिन इन सबका पूजन भी आवश्यक समझा गया है | 


पूजा में वस्तुओं की संख्या दस रखने का रहस्य यह है कि मनुष्य 
के दशविध पाप हैं--तीन कायिक; चार वाचिक और तीन मानसिक; 
जैसा कि स्कनन्‍्दपुराणोक्त गंगास्तोत्र में निरूपण है. 


अदत्तानामुपादाब॑ हिंसा चअंवाविधानत+ | 
परदारोपसेवा च का्िक॑ ब्रिविध स्मृतस्‌ ॥ 
पारृष्यमनुतं चेव पेशुल्यं चापि सवेश+॥ 
असंबड्धप्रद्यापश्च वाढूमय॑ स्यथाच्चतुर्दिघम्‌ ॥ 
परद्रन्येष्वभिध्यानं. मदसा5निध्चितनम ६ 
वितथाभिनिवेशश्॒ मानस त्रिविध॑ स्मुतम ॥ 


वित्ता दी हुई वस्तु का ले लेना ( चोरी ) अविधिपू्षक हिंसा ओर 
परखीसेवन ये कायिक अथोंत्‌ शरीरइसे होनेवाले पाप हैं; कठोर 
वचन; झूठ, चुंगली और असम्बद्ध बकवाद ये चार वाचिक अथोंत्‌ कणी 
: से होनेवाले ; एवं दूसरों की वस्तुओं की चाहना, मन में किसी की 
बुराई सोचना और व्यथे आग्रह ये तीन मानस,पाप हैं । 


[ ४७ | 


इन दसों पापों की निवृत्ति अभीष्ट हे, अतः सवंपापहारिणी भ्पावती 
भागीरथी को सब वस्तुएँ दस संख्या में ही भेंट की जाती हैं और स्नान 
में गोते भी द्स बार लगाने जाते हैं | 

मच्छी, कछुए, मेंढक ये आधिभौतिक गंगाजी के भूषण अथोत्‌ प्रिय 
हैं, अतः पूजा के समय आध्यात्मिक गंगाजी के निमित्त उनका गंगाजल 
में ऋ्रत्षेप बताया गया है, क्योंकि आध्यात्मिक देकता भी आंधिमोतिक 
से ही संबद्ध है, जंस्त कि शरीर से आत्मा 


अभ्यास 
( १ ) गंगादशमी कब होती है १ दस योग कौन-कौन से हैं ? ज्येष्ठ अधिक 
मास हो तो अंगादर्शभी किस मास में करनी चाहिए : 
(३२ ) गंगादश्ी के स्नान की विधि का संक्षेप में वर्णन करिए । 
(३ ) गंगा का माहात्म्य संक्षेप में कहिए ; विदेशी और विधर्मियों का गंगा- 
जल के विषय में क्या अभिप्राय रहा £ ह 
(४ ) गंगादशमी के लिए ग्रीष्मक्ततु और ज्येष्ठ मास ही क्यों उपयुक्त है 
(५ ) दस योगों में से जिनका विज्ञान आपको रुचिकर हो उनका संक्षेप में 
वर्णन करिए । ह 


( ६ ) प्रत्यक्ष गंगाजी के सम्मुख रहते हुए भी पतिमापूजन क्यों किया 
जाता है १ ब्रह्मा आदि अन्य देवताओं का इस दिन पूजन क्यों 
अभीष्ट है ? गंगाजी की पूजा में पूजा को चस्तुओं की संख्या दस क्यों 
है ? दस पाप कौन-कौन से हें ? 


० 


कु है 
नामनपचमा 
समय 
श्रावण शुह्धा पंचमी | कहीं श्रावण क्रष्णा पंचमी को भी यह उत्सव 
मनाते हैं। मयूखकार नीलकण्ठभट्ट के पुत्र शंकरभट्ट ने अपने बनाये 
ब्रतों की' पुस्तक में यह उत्सव भाद्रपद शुक्का पंचमी को बताया है | 


# ५ 


काल-नणय 


यह पंचमी सूर्योदय से कम से कम $ घड़ी जिस दिन हो ओर पष्ठी- 
सहित हो वह लेनी चाहिए | दूसरे दिन पंचमी $ घड़ी से कम हो और 
पहले दिन चतुर्थी भी $ घड़ी से कम हो तो पहले दिन करनी चाहिए, 
परन्तु यदि चतुर्थी छः घड़ी से अधिक हो तो दूसरे दिन ही करनी 
चाहिए | 

विधि 

इस दिन चाँदी' सोने, लकड़ी अथवा मद्ठी के बने यद्वा दीवार पर 

लिखे हुए नाग पूजे जाते हैं । जिनके यहाँ जेसी विधि चली आती हो 


१. भासि भाद्ंपदे याउपि शुक्रपक्षे तु॒ पंचमी । 
सातिपुण्यतमा ओ्रोक्ता देवानामपि दुलभा ॥ 
२. भूरिचन्द्रमयं नागमथवा कलथधौतजम्‌ । 
कृत्वा दास्मय वापि अथवा मृण्सय प्रिये ॥ ५ 
. पश्दम्यामचयेद्‌ भक्‍त्या नागः पश्चफणः स्मृतः।... ( शंकरभट्ट : जताक ) 
३. अस्यां भित््यादिलिखिता शृण्मया वा नागा ययाचारं पूज्या: । ( धमसिंधु 


[ ५९ |] 


वही विधि करनी चाहिए। पूजन में सुगन्धित पृष्ष और हो सके तो 
कमल लेने चाहिए । नेवेद्य और ब्राह्मणभोजन में दूध अथवा खीर 
होनी चाहिए | 


समय-विज्ञान . 


वर्षा ऋतु ओर श्रावण-भाद्रपद्माल--यह सभी जानते हैं कि बषों 
ऋतु ही नामों के निकलने का समय होता है। शीतकाल में तो सर्प 
निकलते ही नहीं । प्रायः गर्मी में निकलते हैं और वो में तो बिलों में 
जल भर जाने के कारण विवश होकर उन्हें बाहर निकल जाना पड़ता 
है इसलिए अत्यक्ष नागपूजनार्थ वही समय उचित है| उस समय कहीं- 
न-कहीं वे मिल ही जाते हैं | 


शुक्षपक्त ओर पंचमी--यद्यपि नागजाति अन्धकारप्रिय है, अतः 
कृष्ण पक्ष ही उनके अचन के लिए उपयुक्त होना चाहिए और इसी 
कारण कहीं-कहीं उत्सव क्ष्णपक्ष में भी मनाया जाता है, पर शाख्रानुसार 
शुकृपक्ष ही उचित हे | सामान्यबुद्धि से भी शुक्तपक्ष ही उचित श्तीत 
होता हे; क्योंकि ऋृष्णपक्ष की पंचमी को तो आरम्म के कुछ घंटों में 
ही अन्धकार रहता है, फिर तो अकाश ही हो जाता है, किन्तु शुक्षपक्ष 
की पंचमी को उसके विपरीत स्थिति रहती है--अथोंत्‌ अन्धकार ही 
अधिक रहता है। सो शुक्लपक्ष ही ठीक है | 


पंचमी तो नागों की तिथि है, क्‍योंकि ज्योतिष के अनुसार पंचमी 
के तिथि के स्वामी नाग हैं | अग्निपुराण तो स्पष्ट ही कहता है कि-- 
शेषादीनां फणीशानां पशम्यों पूजन॑ मंवेत्‌ १ ु 
( पीयुषधारा में अभ्निपुराणु का बच्चन ) 
अथोत्‌ शेष आदि सपेराजों का पूजन पत्चमी को होना चाहिए। 


[ ९० | 
विधि-विज्ञान 


विधि-विज्ञान में सबसे पहले तो यही प्रश्न है कि जिन सर्पों से जनता 
का अनिष्टमात्र होता है. उन सर्पो का पूजन क्‍यों ? इसका उत्तर तो 
आधुनिक लोग यही देते हैं. कि लिज्लपूजा तथा नागपूजा जेसी बस्तुएँ 
अनायाँ से आई हैं। आयसंस्कृति से इनका कोई सम्बन्ध नहीं; किन्तु 
यह उत्तर बिना सोचा-सममा है । सर्पों का भी पूजाविधान हमारे यहाँ 
सदा से है । “नमोस्तु सर्पेम्य:० यह बेदिक मंत्र है, जिसमें स्पष्ट ही 
सर्पों को नमस्कार हे। नारायणबलि आदि में इन मंत्रों से होम का 
विधान भी है | पुराणों में तो सपों की महिमा भरी पड़ी है | 


बात यह है कि बेदिक सनातन धर्म में ईश्वरनिर्मित वस्तुओं के प्रति 
राग-ठेष नहीं है । उनके ढारा जो अनिष्ट होता है वह ईश्वरक्तत है | 
यदि ईश्वर को उनके द्वारा किसी की मृत्यु अभीष्ट नहीं होती तो वह 
उनमें जहर उत्पन्न ही क्‍यों करता । इससे सिद्ध है कि वे भी जो कुछ 
करते हैं उसमें ,ईश्वरप्रेरणा है ही। भगवद्गीता में भगवान्‌ कहते हैं-- 


बुद्धिश्ान्मसंमोह: क्षता सत्यं दम शम+ 
सुर ठुःठे भवो5मावो मयं चामयमेव च ॥ 
अहिंसा क्षमता तुश्स्तिषों दानं यशो5यश६ १ 
भवन्ति भावा मृतानां शत्त एव पुथम्दिया:॥ ( १०-४५ ) 


अथाव्‌ बद्धि (सूक्ष्म अर्थों के समझने का सामथ्ये), ज्ञान, असंमोह 
( सूझने में रुक्रवट स होना 3), क्षमा (गाली देने ओर पीटने पर भी 
चित्त में विकार न होना )) सत्य ( सुने और देखे को जेसा का तेसा 
कहना ); दम ( बाहरी इन्द्रियों की शान्ति )) शम ( भीतरी इन्द्रियों की 
शान्ति ); सुख; दुःख, भव ( उत्पन्ति ) अभाव ( न होना )) भय, अभय, 
अहिंसा ( क्रिल्ली को हुःख न पहुँचाना ) समता ( समान चित्त होना , 


[ ९१ ] 


संतोष, तप, दाल, यश और अयश ये नाना प्रकार के भाव प्राणियों: में” 
मुझसे ही उत्पन्न होते हैं 

ऐसी स्थिति में भगवान्‌ जिस प्रकार सुख ओर अभय के देनेबाले 
हैं उसी प्रकार दुःख और भय के देनेवाले हैं। किसी बेचारे प्राणी का 
क्या सामथ्य है. कि वह हमें दुःख अथवा भय पहुँचावे। अतः उसी 
भगवान्‌ की शक्ति उन भयप्रद कीड़ों में भी समझकर शाखकारों ने 
हरे भी पूजा बताई है । अतः इसमें अनायेभावत्ता का कोई संबन्ध 
नहीं है | 

प्रतिमापूजा का विज्ञान तो पहले लिखा ही जा चुका है | प्रत्यक्ष सर्प 
में भय, ढष आदि हो सकते हैं, पर प्रतिमा में यह कुछ नहीं है, अतः" 
प्रतिसापूजन बताया गया है | 

सुगन्धित पृष्प और दूध तो सर्पों के प्रिय हैं ही। इसमें किसी 
उपपत्ति की आवश्यकता नहीं | 

कथा 

शिवजी ने कद्दा--भाद्रपद मास के शुकृपक्ष में जो पंचमी होती हे 
बह अत्यन्त पवित्र कही गई है। वह देवताओं को भी दुलंस है। हे 
वरानने ! इस पंचमी का ब्रत बारह वर्षों तक करना चाहिए | चतुर्थी के 
दिन ( सध्याह में ) एक बार खाना चाहिए ओर पंचसी के दिन नक्त-- 
ब्रत ( सायंकाल भोजन ) करना चाहिए । हे प्रिये ! चॉदी, सोना, लकड़ी 
अथवा मट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन पूजन करना चाहिए। 
नाग पाँच फणवाला बताया गया है। करवीर, शतपत्र ( सो पंखुरीवाला 
कमल ), जाति और कमल पुष्पों से तथा सुगन्ध और धूपों से नागों की 
पूजा करनी चाहिए | फिर ब्राह्मणों को घी, खीर और मोदक ( लड्डू ) 
जिमाने चाहिए | 

अनन्त, वासुकि; शेष, पद्म, कंबल, कर्कोटक, अश्वतर, घृतराष्ट्र- 


[ ९२ | 
'शंखपात, कालिय, तक्षक ओर पिंगल ये बारह नाग एक-एक महीने में' 


कहे गये हैं | 

ब्रत के अन्त में पारण करना चाहिए और दूध से ब्राह्मण-भोजन 
करवाना चाहिए। सुवर्ण के भार से बनाया गया नाग, गौ तथा चस्र 
'अपरिमित तेजस्वी व्यासजी के निमित्त दान करने चाहिए। इस तरह 
सदा भक्ति से युक्त होकर नागों का पूजन करे। पंचमी के दिन नागों 
“की पूजा विशेषरूप से दूध और दूध की बनी वस्तु से करे। 
( ब्रताक में स्कन्दपुराण के अभासखण्ड से ) 


अभ्यास 
(१ ) नाग-पश्चमी कब होती है ! क्‍ 
(२ ) नाग किस वस्तु के बनाने चाहिए १ नागपूजन की क्या विधि है ! 
-( ३ ) नागपूजन वर्षाऋतु और श्रावणशुक्ला पंचमी को क्यों होता है ? 
(४ ) जगत्‌ के अनिष्ट करने वाले सर्पों का पूजन क्यों १ 
'( ५ ) बारह नाग कौन-कौन से हें ! 
'(( ६ ) इस दिन ब्राह्मणमोजन किस पदार्थ से करवाना चाहिए । 


[ ४४ | 


( धर्मसिन्धु आदि ) में रक्षाबन्धन के साथ ही लिखा रहता है। 
'तदनुसार हम भी यहाँ इन दोनों उत्सवों का विवरण साथ साथ 
दी दे रहे हैं. | े 

£, रक्षा-बन्धन 


समय--शआवण की पूर्णिमा | ( यह कर्म” सभी वर्णों के लिए है | ) 
कालनिर्णय--जिस दिन पूणिमा उद्यकाल में ६ घड़ी से अधिक 
हो उस दिन भद्गा-रहित समय में करना चाहिए |-अहण या संक्रान्ति हो 
'तो इस दिन उपाकर्म नहीं होता, किन्तु रक्षाबन्धन करने का निषेध 
नहीं है | 
विधि--घर को शुद्ध गोमय' से लीप कर उसमें हल्दी आदि से 
चौक पूरके उस पर जल-पूर्ण कन्षश की स्थापना करनी चाहिए ओर तब 
'पट्टे पर बैठ कर पुरोहित ह्वारा-- 
तन बड़ों बली राजा दाजवेन्द्रो महाबल$ 
तेन ता प्रतिबध्ना'े रक्ते मा चल मा चल ॥ 


इस मन्त्र से रक्षाबन्धत किया जाना चाहिए | 

आजकल बहिनों के द्वारा भी रक्षाबन्धन होता हे | इसका मूल यह 
प्रतीत होता है. कि आगे लिखी जाने वाली रक्षाबन्धन की कथा में इन्द्र 
को बृहस्पति और इन्द्राणी दोनों ने रक्षा बॉधी-ऐसा उल्लेख है| इससे 


१. ब्राह्मणेः क्षत्रियेव श्येः शूद्रेस्‍न्‍्ये्व मानवेः । 
कतेन्यो रक्षिताचारो द्विजान्‌ संपूज्य शक्तितः ॥? ((निर्णयसिन्धु ) 
२. उपलिमे गहमध्ये दत्तचतुष्के न्यसेंत्कुम्भम्‌ 
पीठे तत्रोषविशेद्राजाध्मात्येश्व सुमुहते। 
' . सदनु पुरोधा दपते रक्षां बन्नीत मन्त्रेण ॥ 
7 48 ( निणयसिन्धु २ परिच्छेद, रक्लाबन्धनप्रकरण ) 


| 
२ 
ई न हि कै फ 


[ ६५ | 


यह सिद्ध होता है कि सौभाग्यवती स्री के द्वारा भी रक्षाबन्धन होना 
चाहिए | बाद में शायद; लोगों ने यह सोचा हो कि अपनी ख्ली को 
दक्षिणा तो दी नहीं जा सकती; इसलिए दया की मूर्त्ति ओर दानकत्र 
सोभाग्यवती बहिन के छारा राखी बधवाई जाय और उसे दक्षिणा आदि 
से सन्‍्तुष्ट करके शुभाशीवोद लिया जाय | क्ौकिक दृष्टि से यह उचित 
भी प्रतीत होता है | ं 
मध्यकाल में तो यहाँ तक यह व्यवहार बढ़ गया कि राखी बाँघने से 
खो-पुरुष परस्पर बहिन-भाई समझे जाने लगे। सुना जाता है कि 
चित्तौड़ की रानी कमोबती ने सुप्रसिद्ध बादशाह अकबर के पिता हुमायूँ 
को, अपने ऊपर आपत्ति आने के समय, राखी भेज कर अपना भाई 
बनाया था और उसने उसकी रक्षा की थी | आजकल भी राखी बाँघने 
से कोई भी खी किसी भी पुरुष से बहिन का संबन्ध रखने वाली सममझी 
जाती है | 
समय-विज्ञान 
इस प्रकरण के अन्त में उल्लिखित रक्षा-बन्धन के कथा-असक्ञ से 
यह स्पष्ट है कि यह कम आयु और आरोग्य की वृद्धि के लिए किया जाता 
है। पूर्णचन्द्र सुधानिधि होने के कारण आयु और आरोग्य देने का 
श्रतीक है। ऐसा पू0णचन्द्र पूर्णिमा को ही रहता है ओर पूर्णिमा का 
देवता' भी चन्द्रमा हे, अतः इस कम के लिए पूर्णिमा ही उचित तिथि है | 
इसी प्रकार श्रवण नक्षत्र के देवता* विष्णु भगवान्‌ हैं और यह सचे- 
१, 'वह्िविधाताइद्रिसता गणेशः सर्पो विशाखो दिनपो महेशः । 
दुर्गा यमो विश्वदरी व कामः शर्तों निशेशश्व पुराणहष्यः ॥! 
( मुहत्तचिन्तामणि के शुभाशुभप्रकरण के ३ शछोक की 
.... यायूषघाराव्याख्या में वशिष्ठवचन ) 





२. श्रवणस्य गोविन्दो विष्णु: । 
( मुहूत्तचिन्तामणि नक्षत्रशकरण के १ 'छोक की पीयूषघार में ) 


[ ६६ | 


विदित- है कि विष्णु भगवान्‌ सब जगत्‌ के पालनकत्तों हैं। उनके 
अतिरिक्त आयु-आरोग्य आदि का दाता और है ही कौन ? इन दोनों 
( पूर्णिमा तिथि और श्रवण नक्षत्र ) का योग केवल श्रावण मास में ही 
होता है; जेसा कि मासविज्ञान प्रकरण में बताया जा चुका है। अतः 
रक्षाबन्धन श्रावण की पूर्णिमा को उचित ही रक्खा गया है | 


विधि-विज्ञान 

गोमय अनेक प्रकार के कीटारुओं को नष्ट करनेवाला होता है, इस 
लिए रक्षा-बन्धन कमे में भूमि-लेपन के लिए उसका उपयोग अवश्य 
ही करना चाहिए। जब भारतवर्ष में प्लेग का अधिक अ्रकोप था तब 
प्लेग के कीटाणुओं के विनाश के लिए अनेक डाक्टर लोग भी गोमय से 
घर लीपने का उपदेश दिया करते थे | अब भी डाक्टरों की सम्मति में 
शुद्ध गोबर 'एण्टी सेप्टिक' ( कीटाणु-विनाशक ) माना जाता हे | 

चौक पूरने में हल्दी या रोली का जो उपयोग किया जाता हे वह 
मांगलिक और सोन्द्योधायक तो है ही, साथ ही कीटागु-विनाशक 
भो है, क्योंकि हल्दी तीत्र गन्धवाली और कद्ठ होने से कई रोगाणुओं 
को नष्ट करनेवाली है । रोली भी हलदी से बनती है, अतः उसमें भी 
वेहीगुण हैं। . ' 

जल-पृर्ण कलश की मांगलिकता के विषय में तो कहना ही नहीं है, 
क्योंकि जल से भरे कलश को भारतीय सदा से शुभ मानते आये हैं । 
इसका कारण यह है कि जल-पूर्ण कज्षण वरुण देवता का पतीक है 
ओर वरुण देवता वेदों के अनुसार बन्धन-नाशक माने. जाते हैं, जेसा 
कि निम्नलिखित ऋचा से सिद्ध हे-- 

उत्तम वरुणु | पाशमस्मदवाघम दि मध्यम श्रथाय । 
ह अथा वय्रमादित्य । ब्रते तवानागरसों अदितये स्थाप््‌ ॥ (ऋ. से. १-२-१५) 
' इस का अंभिप्राय -यह है कि-हे वरुणरूप आदित्य, आप हूमारे 


[ $७ | 


ऊपर, नीचे ओर बीच में जो पाश € बन्धन ) हैं, उन को ढीले कर 
दीजिए | सो फिर बन्धन से छूटकर निरफ्राध हम दीनता-निवृत्ति के 
हेतु आपकी परिचयों में ( तत्पर ) हो जावें | 


अतः मृत्युपाश से छूटने तथा दीनता से मुक्त होने के लिए रक्षा- 
बन्धन में वरुणरूप. आदित्य के अ्रतीक जलपूर्ण कलश-की पूजा की 
जाती है। 


कलश-पूजन के अनन्तर रक्षा-सुन्न का बन्धन इस उत्सव की मुख्य 
विधि है। इस सूत्र के बन्धन का रहस्य यह हे कि सूत्र या तन्तु किसी 
चीज को अविच्छिन्न करनेवाली वस्तु है । अत एवं झुव्यवस्थित वस्तु 
को यह कहा जाता है कि 'एक रूत्र में बँघा हुआ हे! । सूत्र ओर तन्‍्तु! 
शब्दों की <वयुत्पत्ति' से भी यही सूचित होता हे कि जो उत्पन्न करने 
वाली वस्तु है उसे सूत्र और जो विस्तृत करनेवाली वस्तु हे उसे तन्तु 
कहा जाता है | 

सारांश यह है कि आयु-आरोग्य की अविच्छिन्नता रहे-इस आशी- 
बाद के प्रतीकरूप में मांगलिक रक्षा-सूत्र, आशीवोद देने के अधिकारी 
ओर दानपात्र ब्राह्मण पुरोहितों एवं बहिन-भानजों द्वारा बाधा जाता है, 
जो वास्त॒व में इस किया के अनुरूप ही है | 


न्‍ कथा 


युधिष्ठिर ने पूछा-हे अच्युत, मुझे रक्षा-बन्धन की वह विधि सुनाइए, 
जिस विधि से मनुष्य की दुष्ट प्रेत-पिशाचादि से रक्षा हो, जो सब रोगों 
को शान्त करनेवाली हो और सब दुःखों का नाश करने वाली हो | 





.१. सूयतेथ्नेन सूश्रम्‌। तन्यतेष्नेन तन्तुः 
( क्षीरस्वामी, अमरकोध २ काण्ड, भूमिवर्ग २८ ) 
७ भा० ब्र० 


। हे 


श्री कण भगवान्‌ ने कहा-दे पराण्डवश्रेष्ठ, पुराना इतिहास सुनिए, 
इन्द्राणी ने इन्द्र की आयु बढ़ाने के लिए जो कुछ किया था | 


पुराने समय में बारह वर्षों तक देवता ओर असुरों भें युद्ध हुआ | 
इस युद्ध में सब श्रेष्ठ देवताओं के साथ इन्द्र को असुरों ने जीत लिया | 
देवता सब अलंकारों से रहित हो गये। उनकी शोभा नष्ट हो गई | 
इन्द्र युद्ध छोड़कर देवताओं के साथ अमरावती ( स्वर्ग की राजधानी ) 
में पहुँचा, विजय की आशा तो उसने छोड़ ही दी, केवल' प्राण-रक्षा में 
तत्पर रहने लगा | 


इधर देत्यराज ने त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। उसने 

आज्ञा दी कि इन्द्र देवसभा छोड़ दे, ओर देवता एवं मनुष्य यज्ञादि 

करें | सुरासुर मेरी ही पूजा करें। जो मेरे राज्य में ऐप्ता न कर सके 
यह अन्यत्र चला जावे । 


देयराज की इस आज्ञा से यज्ञ-क्रिया, स्वाहकार, स्वधाकार और 
वषटकार आदि सब कम नष्ट हो गये । उस समय वेद नहीं पढ़े जाते 
थे, देवता नहीं थे और उत्सव भी नहीं रह गये थे। सब कमे 
' संस्काररहित हो गए। घम््म का नाश होने से देवताओं के बल की 
हानि होने लगी | निर्बेल देवराज इन्द्र अभिमान भरे दानभरों की देखकर 
डरने लगे। यद्यपि इन्द्र का राज्य छूट चुका था तथापि ( प्राण-रक्षा के 
लिए ) उसने बृहस्पति को बुलाकर यह कह--मैं बेरियों से घिर गया हूँ, 
इसलिए न यहाँ रहने के लिए समथ हूँ ओर न जाने के लिए। अब 
हल होकर प्राणान्त युद्ध. करना चाहता हूँ, जो होना होगा सो 

री] 


सुरपति के इस वाक्य को सुनकर बृहस्पति ने कहा--हे पुरन्द्र, 
._यह पराकमं का समय नहीं है ! तुम कोप छोड़ दो, क्योंकि--- 


[ ९९ ] 


देशकालबिहीबादि कार्योरित विषरीतवत्‌ १ 
क्रियमाणानि नश्यन्ति सो5नथ सुमहान्‌ सबेत्‌ ॥ 


अथौत्‌ बिना देश-काल के जो कार्य किये जाते हैं वे उल्नंठे किये 
जानेवाले कार्यों की तरह नष्ट हो जाते हैँ | ऐसा करने से महान अनर्थ 
हो सकता है | 


इन्द्र ने कहा--अधिक कहना व्यर्थ है। में तो बेरियों के साथ युद्ध 
'करूँगा; क्योंकि-- 


नुणां कार्यसमारम्मे श्रेय एवं विचिन्त्यताम्‌ १ 


अथोत्‌ मनुष्यों के काम आरम्म करने के समय (सभी को ) 
अच्छा ही सोचना चाहिए। जो विचक्षण मनुष्य गुण-दोष दोनों को 
एक से समझ कर कायोरम्भ करता है, उसके दोष अपने आप ही 
'विमुख हो जाते हैं | 


जब वे दोनों इस तरह बातचीत कर रहे थे तब ( इन्द्र का उत्साह 

' देखकर ) बृहस्पति ने उससे कहा--अच्छा तो सुनिए, आज चतुदंशी 

का दिन है! प्रातःकझाल सब ठीक हो जायगा। मैं रक्षा का विधान करूँगा, 
जिससे कल्याण ही होगा | 


इसके बाद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ही रक्षा का विधान 
किया गया | 
येद बड़ो बल्ली राजा दानवेन्द्रो महाबलूः १ 
तेद मन्त्रेणु बध्चामि रक्ते मा चल मा अल ॥ 
इस मन्त्र से बृहरुपति ने श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा- 
विधान किया | इन्द्राणी के साथ बल और वृत्र असुरों के मारनेवाले 
इन्द्र ने बृहस्पति के उस बचन का पालन किया | 


[ १०० ] 


उसके बाद प्रातःकाल इन्द्राणी ने मंगलाचार करके इन्द्र के दाहिने 
हाथ में रक्षा की पोटली बाँधी ( जिससे इन्द्र ने दानवों पर विजय पाई ) | 


अभ्यास 
(१ ) रक्षाबंधन किस दिन होता है ! 
(२ ) इस कम के लिए श्रावण की पूर्णिमा क्यों अशस्त है ! 
( ३ ) कलश और सूत्र की इस कर्म में अधानता क्यों है ! 
(४ ) आजकल जो बहनों से राखी बँधाई जाती है उसका क्या कारण है ? 
( ५ ) रक्षाबन्धन की कथा का सारांश कहिए । 


6 
उपाकरम 
समय-निणेय 

ऋग्वेदियों का उपाकमं--श्रावण शुक्क पक्ष में श्रवण नक्षत्र में 
होता है | यह मुख्य समय हे | 

उसमें न हो सके तो श्रावण शुक्वा पद्चमी या हस्त नक्षत्र में करना 
चाहिए । श्रवण नक्षत्र यदि पहले दिन ६० घड़ी हो और दूसरे दिन 
६ घड़ी या उससे अधिक हो तो पहले दिन न करके दूसरे दिन करना 
चाहिए, किन्तु यदि पहले दिन सूर्यादय में न हो और दूसरे दिन $ घड़ी 
से कम हो तो केवल पंचमी या केवल हस्त नक्षत्र में ही करना चाहिए, 
क्योंकि इस के में उत्तराषाढा के वेध का निषेध है। पत्चमी ओर 
हस्त भी सूर्योदय के बाद कम-से-कस ६ घड़ीवाले लेने चाहिए ओर 
डससे कम हो तो पूर्व दिन करना चाहिए । श्रावण की पंचमी को न हो 
, सके तो यह कमे भाद्रपद की पत्चमी अथवा हस्त नक्षत्र में भी किया जा 
सकता है| ऋग्वेदियों को यह कमें पूवोह्न में ही करना चाहिए | 

यजुच॑दियों के उपाकर्म--का श्रावण की पूर्णिमा मुख्य समय हे | 
पूर्णिमा यदि पहले दिन सूर्योदय से २ घड़ी बाद आरम्भ हो और दूसरे 
दिन १२ घड़ी या उससे अधिक हो तो दूसरे दिन ही करना चाहिए | 
दोनों दिन सूर्योदय में पूर्णिमा हो तो पहले दिन ही करना चाहिए | 
पहले दिन २ घड़ी के बाद आरम्भ हो और दूसरे दिन ६ घड़ी से कम 
हो या क्षय हो गया हो तो भी पहले दिन करना चाहिए । यदि पहले 
दिन पूर्णिमा २ घड़ी ब्राद आरम्म हो ओर दूसरे दिन ४ या $ घड़ी हो 
तो तैत्तिरीय शाखावालों को दूसरे दिन और शेष सब यजुर्वेदियों को 
यहले दिन करना चाहिए | 


| 0. .॥ 


सामवेदियों के उपाकर्म--का मुख्य काल भाद्रपद शुद्ध में हस्त- 
नक्षत्र हे । संकान्ति-आदि के कारण उसमें न हो सके तो श्रावण के 
हस्त नक्षत्र में अथवा श्रावण की पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए | यदि 
पहले दिन पूरे अपराह में हस्त नक्षत्र हो तो पहले दिन करना चाहिए, 
अन्यथा दूसरे दिन | सामवेदियों का उपाकर्मकाल अपराह् हे | 

अथर्वबेदियों के उपाकर्मे--का श्रावण की पूर्णिमा अथवा भाद्रपद 
की पूणिमा मुख्य समय है | उन्हें यह कमे उदय से ६ घड़ी के बाद तक. 
रहनेवाली पूर्णिमा को करना चाहिए | 

उपाके ग्रहण या संक्रान्ति के दिन नहीं होता | जिस दिन उपाकर्म 
करना हो उसकी पहली आधीरात से पिछली आधी रात तक के समय 
(आठ ग्रहर-२४ घंटे ) के अन्द्र ग्रहण या संक्रान्ति नहीं होनी चाहिए । 

उपाकमे क्‍या है ! 

धर्मज्ञ लोगों को यह तो विदित ही हैः कि वेदिक युग में द्विजों के 
लिए वेंद-पठन अनिवाय था | जो लोग वेद-पठन करते थे वे वेदाध्ययन* 
के आरम्भ का उत्सव श्रतिवर्ष किया करते थे। यह उत्सव नवीन 
ओषधियों ( जो फल पकने पर काट लिए जाते हैं अथवा सूख जाते हैं. . 
उन सब पौधों को ओषधियाँ कहते हैं ) के उत्पन्न होने पर वर्षो ऋतु' 
में *कआवणसास में किया जाता था | अतएव मिताहक्ष॑रा में लिखा है कि- 


१. अधीयन्त इत्यध्याया वेदास्तेषामुपाकर्म उपक्रमम्‌' **” “अध्यायानामुपा- 
कम” ( या्नवल्क्यस्घति आचाराध्याय, १४२ की मिताक्षरा )। 

२. तद्वार्षिकमित्याचक्षते! ( आश्वकायन ग्रह्मसूत्र ३४५ ) “वर्षतों भव वार्षिकम! 
५ ु ( निर्णयसिन्धुः ) 

३. अध्यायानामुपाकर्म श्रावण्यां श्रवणीन वा । 
हस्तैनौषधिभावे वा प्रश्यस्‍्यां श्रावणस्य तु ॥! ( या. सम. आचारा १४२ ) 

'श्रावण्यां मौष्ठपय्यां वाप्युपाकृत्य यथाविधि । 

युक्तश्छन्दांस्यथीयीत मासान्‌ विश्रोड्धपश्चमान्‌ ॥! ( मनु ४४६५ ) 


[ १०३ | 


धसदा तु श्रावण मांसि ओषधयो न प्रादुर्भवन्ति ६ | 
तदा साद्रपे भमासि अवणनदते कुर्मात 


इसका तात्पये यह है कि यह उत्सव श्रावण में किया जाना चाहिए, 
किन्तु यदि ( वषों के अभाव से ) ओषधियाँ उत्पन्न न हुई हों तो 
भाद्रपद्‌ में किया जाना चाहिए | 

इसी वेदाध्ययन के आरम्भ के उत्सव का नाम उपाकर्म है। इसके 
बाद* साढ़े चार महीने तक अतिदिन वेदों का अध्ययन करके पोष या 
माघ मास के रोहिणी नक्षत्र में जल के तट पर जाकर वेदों का 
उत्सजन ( अध्ययनसमाप्ति का उत्सव) किया जाता था। जो लोग 
पौष या साघ में उत्सजन नहीं कर पाते थे वे उपाकर्म के दिन ही 
आरम्भ में उत्सजन करके तब उपाकर्म करते थे। आजकल यही क्रम 
चत्त हा है। उत्सजन ओर उपाकर्म दोनों एक ही दिन कर लिए 
जाते हैं । 


प्रायः यह कस गुरु अपने शिष्यों के साथ किया करते थे। उनके 
अभाव में अन्य ब्राह्मणों के साथ भी किया जाता था | 


१. 'तत ऊध्व॑ साधचतुरों मासान्‌ वेदानधीयीत 7 
( पूर्वोक्त या. स्थ- के शछोक को मिताक्षरा ) 
२. 'पौषमासस्य रोहिण्यामशकायामथापि वा । 
जलान्ते उन्दसां कुर्यादुत्सग विधिवद्वहिंः ४ ( या. रुप, आचा. १४३ ) 
पौषे तु छन्दसां कुर्याद्र॒हिरुत्सजन द्विजः । 
माधशुक्वस्य वा पप्ते पूर्वाहे अथमेष्दनि ॥ ( मनु. ४॥९६ ) 
३. उत्सजनकालस्तु नेह अपवच्च्यते । “उपाकर्मदिनेड्थवा? इति चचनानुसारेण 
सवशिष्टानामिदा नीमुपाकमेदिन एचोत्सजेनकर्मानुष्ठानाचारेण तन्निणयस्यानुपयोगात्‌? 
( घबसिन्धु, २ परिच्छेद ), 


[ १०४ ] 


यह कमे द्विजों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, पेश्य तीनों ) के लिए इस कारण 
अनिवाये माना जाता था कि हज वेदों को भूल न जाय | सालभर में 
कम-से-कम एक आवृत्ति तो अपने-अपने वेद की शाखा की हो 
जावे। अतएव उपाकर्म के संकल्प में भी अधीतानामध्येष्यमाणानां 
च छुन्दसां यातयामतानिरासेनाप्यायनद्वारा' यह बोला जावा है| इसका 
अभिग्नाय यह है कि जो वेद मैंने पढ़े हैं ओर जो पढूँगा उनकी पयुषि- 
तता ( बासीपन ) निवत्त करने ओर पुष्टि के लिए यह कम करता हूँ । 
दुर्भाग्य से आज तो द्विजों की कया बात; क्योंकि उनमें. से क्षत्रिय ओर 
वेश्य तो आयः यज्ञोपवीत लेना ही छोड़ बठे हैं, किन्तु त्राह्मणों में से 
भी अनेक ऐसे हैं जो यह भी नहीं जानते कि उनके पूत्रेज किस वेद की 
किस शाखा के अध्येता थे । ऐसी स्थिति में भी यह एक उत्सव ऐसा 
रह गया है कि जो द्विजों के वेदाध्ययन का ओर आश्रमों के उस पवित्र 
जीवन का स्मारक है | 
इस उत्सव के विषय में लोग यह कह सकते हैं कि जब आज द्विजों 
में द्िजत्व का अभाष-सा हो गया है ओर वेदाध्ययन भी लुप्त-सा हे, 
तब यह उत्सव क्‍यों मनाया जावे ? इसका उत्तर यह है कि “चित्तौड़ . 
का किला! आदि कई युद्धस्मारक आज वतमान काल के युद्धादि में 
अनुपयोगी हैं तथापि स्मारकरूप में उनकी रक्षा आज 'भी हमारे प्रांचीन 
पोरुष और महत्त्व का स्मरंण करवाती है। यदि वे न होते तो आज 
हम शायद कुम्मा, सांगा और प्रताप आदि को भी भूल जाते अंथवा 
राम-कृष्ण को तर॑ंह विदेशियों को यह कहने का अवसर आ जाता कि 
ये लोग केवल कवि-कल्पनामांत्र हैं। इतना ही नहीं, इन स्मारकों के 
देखते ही हमारे हृदय में' उस युग के द्व्यमाव पुनः ओजस्विता उत्पन्न 
करने लगते हैं। 
' ठीक इसी प्रकार यह. उपाकमंदिवस, हमारे उस आचीन आध्या- 
त्मिक ऋषि-जीवन का दिव्य चित्र कम-से-कम एक दिन तो अवश्यमेव 


[ १०५ |] 


उपखित कर देता है! यही बात अन्य राष्ट्रीय उत्सवों के विषय में भी 
लायू होती है | अतः प्राचीन भारतीय संस्कृति और घम के प्रति जिनकी 
किख़िन्सात्र भी श्रद्धा हे उन्हें वेदाध्ययनादि न करते हों तब भी, 
अवश्यमेव इन उत्सवों को सुरक्षित रहने देने की चेष्टा करनी चाहिए । 
ये उत्सव हजारों वर्षों से हमारी प्राचीन स्मृति को जागरित करते रहे हैं. 
ओर आगे भी करते रहेंगे, अतः इनकी रक्षा ही नहीं, किन्तु इनका 
यथाथरूप से मनाना हमारा परम धर्म होना चाहिए | 


विधि-विज्ञान 
ऊपर बताया जा चुका है कि उपाकर्म वेदपारायण के आरम्भ और 
उत्सजन का उत्सव है| इसमें सबसे पहिले उपयुक्त कामना से संकल्प 
करके शरीर; वाणी ओर मन की शुद्धि के लिए पंचगव्यप्राशन ( गाय 
से सम्बन्ध रखनेवाली पाँच वस्तुओं का आचमन ) किया जाता है। 
पंचगव्य की पाँच वस्तुएँ ये हँ--दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोमय। 
इसके अतिरिक्त उसमें कुशा का जत्न भी मिलाया जाता है | ऐसा भी 
विधान हे कि--संभव हो तो पीली गाय का दूध, नीली गाय का दही, 
काली गाय का घी, लाल गाय का भोमूत्र और सफेद गाय का गोमय 
अहण करना चाहिए | द 
गाय के दूध, दही, घी; गोमूत्र और गोमय के गुण इस अकार हैं-- 
दूध--गाय के दूध के चरकसंहिता में दस गुण बताये गये हँ-- 
स्वादु शीत सुदु स्विग्यं बहलं श्लच्षशपिच्छिलम १ 
गुरू मन्द प्रसकूं च शब्यं दशशुणुं पयन ते 
तदेदंगुणमेदौज: सामान्यादमिवर्धमेतू १ 
प्रदरं जीवनीयानां. च्ीरमुक्तक॑ रसायन ॥ 
( चरक० सुत्र० २७, २२९७-२१२८ ) 


[.१०० | 


अश्लौत्‌ गाय के दूध में दस गुण होते हैं। गाय का दूध स्वादिष्ट, 
ठण्डा, कोमल, घी वाला, गाढ़ा, चिकना; लिपटनेवाला, भारी, ढीला 
ओऔर स्वच्छ होता है। इन गुणों से युक्त गाय का दूध साधारणतया 
ओज (इन्द्रियों के बल) को बढ़ानेवाला तो है ही, परन्तु जीवन बढ़ाने 
वाली चीजों में सबसे श्रेष्ठ और रसायन ( आयु, बल ओर बुद्धि को 
बढ़ानेवाला ) है। 
दही--दही के विषय में चरकसंहिता में' लिखा है कि-- 
रोचन दीपवं दृष्य॑ स्नेहन॑ बल्घवधयस १ 
पाकें5स्लमुष्णं वातष्न॑ म्नतुयं बुंहएं दचि ॥ 
पीनसे अातिसारे च शीतके विषमज्वरे ९ 
अरूचौ मूत्ऋुच्छे चकार्श्ये व दि शुस्यते ॥ 
(च. सू. २७, २९५-२२६ ) 
अथोत्‌ दही रुचि पेदा करनेवाल्ा, अप्नि बढ़ानेवाला, शुक्र बढ़ाने 
वाला; चिकनाई लानेवाला, बल बढ़ानेवाला; पाचन के समय खठाई 
और गर्भी लानेवाला, मदड्भगल करनेवाला ओर पुष्ट करनेवाला हे 
ओर विशेष रूप से पीनस, अतिसार ( दस्त लगना » शीतक) पुराने 
ज्वर, अरुचि, मूत्रकच्छ ( सुजाक ) और दुबलता के लिए प्रशस्त है | 
घी--गाय के घी के विषय में लिखा है--- 
घीकान्तिस्मुतिकारक॑ बलकर॑ मेधाकरं शुद्धिऋद्‌ 
| बातच्न अ्रमनाशुदं स्वरकर पित्तापहं पुश्दिमः ६ 
द्वेनृद्धिकरं विषाकमधुरं दृष्य बुु'स्थेयेद 
सेव्ये गव्यघ॒तोत्तमं बहुु्ण सुख समावत्तितम्‌ ॥ 
सर्पिंगेवां चासुतक विषध्न 
चन्तुष्यमारोग्यकरं  वृष्यम्‌ 
रसायन मन्दमदीद मेघ्य॑ 
स्नेहोत्तर॑ चेति बुधा: स्तुद॒न्ति ॥ ( योगरक्षाकर ) 


[ १०७ ] 


अथोत्‌ गाय का उत्तम घृत बुद्धि, कान्ति,; स्मरणशक्ति को देनेवाला 
बल देनेवाला, बुद्धि देनेवाला; शुद्धि करनेबालां, वायु नाश करने- 
वाला; थकावट मिटानेवाला, स्वर को ठीक करनेवात्षा, पित्त मिटाने- 
वाला, पुष्टि दैनेवाला, अप्नि बढ़ानेबाला, विपाक में मधुर; शुक्र बढ़ाने- 
वाला, शरीर की स्थिरता करनेवाला और तत्काल निकाला हुआ बहुत. 
गुणकारी होता हे | 

गायों का घी अमृत है, जहर का नाश करनेवाला: नेत्रों का 
हितकारी, आरोग्य करनेवाला; शुक्र बढ़ानेवाला आयु, बल); बुद्धि 
बढ़ानेवाला, अत्यन्त स्मरणशक्ति बढ़ानेबाला ओर स्नेहों (चिकने 
पदार्थों ) में अत्यन्त उत्तम है इस प्रकार विद्वान लोग प्रशंसा करते हैं। 

गोसूंत्र--की चरकसंहितादि सभी आयुर्वेद के अन्थों में बड़ी प्रशंसा 





१. यक्ृत्‌ और प्लीहा के बढ़ने से उदर रोग हो गया हो तो पुननवा के: 
काढ़े में आधा गोमूत्र मिछाकर पिछाया जाय, इससे उदर रोग अच्छा हो जायगा ।: 
इस सम्बन्ध में अकलकोट के डाक्टर चाटी अपना अनुभव इस प्रकार बतलाते 
हैं---अपनी चालीस वर्ष की नौकरो में मैंने कितने ही जलोदर के रोगियों का 
इलाज किया है। उन्हें अंग्रेजी दवायें पिछायीं और पेट चीर कर दो, तीन, चार 
बार भी पेट का पानी निकाल दिया; परन्तु उनमें से अधिकांश रोगियों को झत्यु 
हो गयी। मैंने सुना और आयुर्वेदिक अन्थों में पढ़ा भी था कि इस रोग पर. 
गोमूत्र का उपयोग बहुत ही लाभकारी है / परन्तु मुझे विश्वास नहीं होता था ४ 
एक बार एक साधु महात्मा ने गोमूत्र के गुर्णा का बहुत चर्णन करके कहा कि 
इसका जलोदर पर बहुत अच्छा उपयोग होता है। तदनुसार चार रोगियों पर 
मैंने गोमूत्र का अयोग कर देखा । उनमें से तीन चल्ढे हो गये । जो चौथा मर गया 
वह मुमूर्ष अवस्था में ही मेरे पास आया था । जो अच्छे हो गये, उनमें से एक का 
ब्यौरा इस अकार है--सन्‌ १९१० में जब मैं अक्॒लकोट राज्य में “चीफ मेडिकल. 
अफसर! था, तब मुझे जुन्नलर गाँव में जरूरी काम से बुलाया गया । वहाँ अप्पण्णा 


[ १०८ ] 


है। यहाँ 'भावतप्रकाश” से गुणवणन उद्धृत किया जाता है; क्योंकि 
'अवोचीन ग्रन्थ होने से उसमें सब का संग्रह प्रायः हो गया है | 
गोमूत्रं कठु तीचणशोष्णुं क्ञारं तिक्त कफापहम्‌ १ 
लथ्वप्रिदीपन मेघ्यं पित्तकत्‌ कफवातहनत्‌ ॥ 
शुलगुब्मोदशनाहकण्ड्वक्तिमुखरोगजित्‌ । 
किलासगददातामवल्तिरुक्कुष्ठबाशनम ॥ 
कासश्रासापहं शोधथकामलाएपाण्डुरोग्हत्‌ १ 
कण्डकिलासशुदशूलमुखाक्षिरोगान्‌ 
शुल्मातिसारमरुदामयमृत्ररोधान्‌ ९ 
कार सकुष्ठजठरअईमिषाडुरोगान 
गोमूत्रमेकमषि प्रीतमपाकरोति ॥ 


“नामक एक तीस वर्ष का बढ़ई जलोदर से आसज्लमरण हो रहा था, उसी का 
“इलाज करना था। रोगी का सब शरीर फूछ गया था। न वह कुछ निगल 
सकता था, नम हिंड सकता था और बड़े कथ्ट से साँस लेता था । उसके जीने की 
कोई आशा नहीं बच रही थी। उसे इंजेक्शन देकर शक्तिव्धक ओषधि खिलायी 
आर पेट चीर कर १६ पौण्ड पानी निकाल दिया, जिससे वद्द श्वासोच्छचास ठीक 
'तरह से करने ऊगा । पन्द्रह दिन बाद फिर ऑपरेशन कर १४ पौण्ड पानी 
उसके पेट से निकाला । अब वह अच्छा हो गया और उसके पेट में फिर पानी 
जमा नहीं हुआ । पहले दिन से ही उसे में एक नीरोग और बलिप्ठ गाय का मूत्र 
शहद के साथ दिया करता और १ पौण्ड गोदुग्ध पिलाया करता था । पन्द्रह दिन 
बाद दो पोण्ड दूध देने लगा । इस इलाज से एक ही महीने में वह चंगा हो गया ५ 
मेने इलाज बन्द कर दिया । यद्यपि अब गोमूत्र-सेवन के लिये उससे मैंने नहीं 
कहा था, तथापि वह बद्बर गोमूत्र पीया करता था। उसका विश्वास हो गया 
था कि गोमूत्र से ही मेरे प्राण बचे हैं, इस कारण गोमूत्र-सेवन से वह विरत नहीं 
हुआ और धीरे-धीरे हृह्य-कह्ठा हो गया । ( कल्याण, गो-अह्ढ ) 


[ १०९ | 


सर्वेष्दुपि च झुज्ेघु गोमूत्न शुणतो5चघिकम्‌ 

अतो5विशेषात्‌ कथित॑ मूत्र गोमूजमुच्यते ॥ 
प्तीहोदरश्वासकासशोयवचचोगहापहम्‌ ९ 
शुलगुल्मरुजानाहकामल्ापाण्डुरोग्ह्त्‌ 

कषाय॑ तिक्ततीरुएं च पूरणात्‌ कर्शशुलहत्‌ ॥ ( मावप्र. विघस्ठु, भूतरवर्ग ) 


गोमूत्र चिरका ( तीता % तीखा, गरस, खारा, कडुआ ओर 
कफ मिष्टानेवाला है। हलका, अग्मि बढ़ानेवाला, बुद्धि ओर स्मरण- 
शक्ति बढ़ानेवाला, पित्त करनेवाला तथा कफ ओर वात को दूर करने 
वाला है | शूल ( द॒द ), शुल्म ( वायुगोला ), उदर ( जलोदर आदि ), 
अफरा, खुजली, आँखों के रोग तथा मुखों के रोगों को परास्त करने- 
वाला है | किल्ञास ( एक प्रकार का कुछठ ) आमवात, पेडू के ददे आर 
कुष्ठ का नाशक है| खांसी, दमा को मिटानेवाला तथा सूजन, पीलिया 
और रक्त की कमी को दूर करता है| 

अकेले गोमूत्र मात्र के पीने से खुजली, किल्ञास, गुदा का ददे, मुख 
और आँख के रोग, गोला; दस्त लगना, वायु रोग, मृत्र रुकना, खांसी, 
कोढ़, पेट के कीड़े और पाण्डुरोग (रक्त की कमी) की निवृत्ति होती हे । 

सब ( प्राणियों ) के मूत्रों में गोमूत्र गुणों से अधिक है। इस 
कारण जहाँ ( आयुर्वेद में ) सामान्य मूत्र कहा हो वहाँ गोमूत्र लिया 

| 

कह चली उदर, खांसी, दमा; सूजन और सलत्नरोध को निवृत्त 
करता है| शूल, गोला की पीडा, अफारा, पीलिया ओर रक्त की कमी 
को मिटाता है| कसेला, कडुआ और तीखा होता है| कान में भरने से 
कान की पीडा को मिटाता है | 

याद रखना चाहिए कि 'गो' शब्द संस्कृत में बेल ओर गाय दोनों 
के लिए आता है, पर मूत्र गाय का ही लेना चाहिए, बेल का नहीं | 
अतणएव लिखा है कि-- 


[ ११० ] 


गो5जाविमहिपीणा तु झीण मृत्रं विशिष्यते 
खरोष्ट्रेसनराश्ानां पुंसां मूत्र हित॑ स्तुतम ॥ 
अर्थात्‌ गाय, बकरी, भेड़ और मेंस [का खी-जाति का" मूत्र विशिष्ट 
होता है | गये, झऊँट, हाथी, मनुष्य और घोड़े का मूत्र ( औषधों में ) 
घुरुष जाति का हितकारी होता हे | 
गोमय ( गोबर )--पशम्चगव्य बनाते समय गोबर डालने का यह 
सन्‍्त्र पढ़ा जाता है-- 
अग्रपञ्ज॑ चरन्तीनामोषधीनां दने बने 
तासामुषमपक्कीनां पवित्र कायशोधनस ॥ 
तन्‍मे रोगांश्व शोकांश्व नुद गोमय सबेदा ९ 
अरथाव जंगलों में ओषधियों के ऊपर-ऊपर के भाग को चरनेवाली 
'गायों का गोमय [पवित्र ओर शरीर को शुद्ध करनेवाला होता है। 
है गोमग्र ! बह तू मे रे रोगों ओर शोकों को सर्वेदा दूर कर । 
यह केत्नल प्रशंसा ही नहीं है | 
“इटलो में अब भो हेज। या अतिसार के रोगी को ताजे पानी में 
साजा गोबर घोल कर पिल्ञाते हैं ओर जिस तालाब के पानी में हैजे 
के जन्तु उत्पन्न हो गये हों उसमें गोबर डालते हैं। उनका अनुभव 
'है कि इससे हेजे के जन्तु तुरन्त मर जाते हैं |” 


( कल्याण, गो-अछ्ु 9० ४३१ ) 


“अ्रद्गास के सुप्रसिद्ध किंग कहते हँ--यह अब प्रयोगों से सिद्ध हो 
गया है कि गाय के गोबर में हैजे के जन्तु का संहार करने की विचित्र 
झआक्ति है ।*"*“'डाक्टंरों ने अब सिद्ध कर दिया है क्ि रोगजन्तुनाश 
के लिए गोसय का बहुत ही महत्त्वपूर्ण उपयोग है. |” 


६ कल्याण गो. अड्ड छ० ४२१ ) 


[| १११ | 


पश्चगदय स्वयं एक औषघ है--योगरल्लाकर में लिखा है-- * 
गोशकद्रसदध्यम्लत्तौरमुजें: समैधु तम ६ 
सिद्ध चतुथकोन्मादअहापस्मारनाशुदम ॥ 
अप्स्मारे ज्वरे कासे श्रय्थाउदरेषु च 
शुब्माशध्पाण्डुरोगेषु कामलायां इल्ीमके। 
अलच्भीअहरक्तोध्न॑ चतु्कविवाशनम ॥ 


गाय के गोबर का रस, दही का खट्टा पानी, दूध और गोमूत्र बराबर 
लेकर उनसे तयार किया हुआ घृत चोथिया ( चार-चार दिन में' आने 
वाला ज्वर ) पागलपन, भूत-्रेत और अपस्मार (मिर्मी ) का नाशक 
है। यह अपस्मार, ज्वर, खांसी, सूजन, उदर नामक रोगों में, 
गोले, बवासीर और तीनों तरह के पीलिया रोगों में ( हितकारी है ) | 
अलच्ष्मी, भूतश्रेत ओर राक्षसों का तथा चोथिया का नाशक है | 

पत्चगव्य में जो कुश का जल मिलाया जाता है' वह भी बड़ा 
महत्त्वपूर्ण है | कुशों के लिए वेद कहते हेँ--वहिं वें देवसदनम्‌ः-अथौत्‌ 
. कुश देवों का निधास है। देवतत्त्व उसके अन्द्र भरे हैं। जल का यह 
स्वभाव हैं कि वह जिस वस्तु के साथ मिलता है उसके गुण-धर्मों को 
ग्रहण कर लेता है | इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में 'सेध्या वा आपः” कहा 
गया है | सो देवतत्त्वों से' पवित्र जल पदश्चगव्य में मिल जाने से वह 
ओर भी उत्कृष्ट गुणबाला हो जाता है | 


पत्चगव्यप्राशन के अनन्तर उस दिन दशविध अथवा अश्टवविध 
स्नान किए जाते हैं। दशविध स्नान में पांच तो वही बस्तुएँ हैं. जो 
पद्नगव्य में हैं । उनके गुण-घर्से ऊपर विस्तार से बताये जा चुके हैं । 
शेष पाँच हैं मृत्तिका, भस्म, गोमय, कुशजल और झुद्ध जल | इनमें से 
गोमय की तो पुनरावृत्ति है और कुशजल तथा शुद्ध जल के गुण भी 
जो पहले बताए जा चुके हैं वे ही हैं. | शेष मत्तिका ओर भस्म दो वस्तुएँ 


[ ११२ | 


हैं। इन दोनों के गुणों से श्रायः सभी परिचित हैं | भारतवषे में कोन 
ऐसा होगा जो झत्तिका अथवा भस्म से बरतन न मांजता हो | बरतन 
मांजते समय प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है कि ये दोनों वस्तुएँ चिकनाई 
तथा चिकनाई के साथ जमे मल को साफ करती हैं. उसी प्रकार शरीर 
में भी जब पहले चिकनाई में जल लगने से मल फूल जाता है तब 
उसे इन दोनों के द्वारा निवृत्त कर दिया जाता है । इस तरह भोतिक 
इृष्टि से भी ये दशविध स्नान उपकारक हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से पाप- 
निवृत्ति तो है ही | 

रहा ऋषिपूजन सो वह तो इस. दिन होना ही चाहिए, क्योंकि यह 
उत्सव वेदाध्ययनसंबन्धी हे ओर वेदों के वे ही द्रष्टा हैं। वेदाध्ययन 
हमारे यहाँ ऋषि-ऋण ही माना जाता है। अतः इस दिन भी यदि 
उनका पूजन न हो तो फिर हो ही किस दिन ? इसलिए इसमें विशेष 
उपपत्ति की आवश्यकता नहीं | 


अभ्यास 
(१ ) अत्येक वेद के अनुसार उपाकर्म का समय बताइए तथा - कालनिणय ' 
समम्ाइए । 
(२ ) उपाकर्स क्‍या है ! अब वेदों के अध्ययन का हास हो रहा है फिर यह 
उत्सव क्यों मनाया जाय ! 
( ३ ) उपाकर्म को सामान्य विधि सममाइए । 
(४ ) पश्चगव्य के गुण बताइए और यद सममाइए कि क्या गोमूत्र और 
. ग्रोम्रय जेसी चस्तुएँ भी अवश्य. आह दें ? 
( ५ ) भोमूत्र के विषय में डाक्टर चाटी का अनुभव निरूपण करिए। (टिप्पणीमें 
. [ ६ ) कुशोदक, दशविध स्नान और ऋषिपूजन का महत्त्व समझाइए । 


+ 
नि 0 5 पे ७०० + 


जन्माष्टमी 
समय 


जन्माष्टसी का उत्सव भाद्रपद कृष्ण ( दाक्षिणात्यों के हिसाब से 
श्रावण कृष्ण ) अष्टमी को होता है । 


काल-निंणेय 

इस ब्रत में सप्तमी-सहित अष्टसी का भ्रहण निषिद्ध है। जन्माष्टमी 
का कालनिणंय धममंशासत्रों में बढ़े विस्तार से किया गया है। जिनको 
इस विषय की विशेष जिज्ञासा हो वे धर्मसिन्धु, निर्णयसिन्धु आदि तथा 
तत्तत्सम्प्रदायों के भन्‍्थों में देख सकते हैं. | यहाँ हम अन्थ को ज़टिलता 
से बचाने के लिये तथा विस्तार के भय से उन सब का सारांश देने 
में भी असमथ हैं | अतः केवल मोटी बातें ही यहाँ दी जा रही हैं | 
. .. साधारणतया आजकल इस ज्रत के विषय में दो मत हैं। स्माते 
लोग अधरात्रि का स्पशे होने पर या रोहिणी नक्षत्र का योग होने पर 
सप्तमी सहित अष्टमी में भी उपवास करते हैं, किन्तु बेष्णवलोग सप्तमी 
का किब्निन्मात्र स्पश भी सहन नहीं करते | उनके यहाँ सप्तमी का स्पर्श 
होने पर द्वितीय दिवस ही उपवास होता है, चाहे अष्टमी कला-काष्ठा 
मात्र ही हो | निम्बाकेसम्प्रदायी षेष्णव तो पूर्बेदिन अधेरात्रि से कुछ 
पत्न भी सप्तमी अधिक हो तो भी अष्टसी को उपवास न करके नवमी 
में ही उपवास करते हैं । प्रायः यही मत रामानन्द सम्प्रदायियों को भी 
मान्य है | रामानुज सम्प्रदायवाले नक्षत्र को ही प्रधानता देते हैं । उनके 
यहाँ सिंह संक्रान्ति में, रोहिणी नक्षत्र जब आता है तभी जन्माष्टमी 
मनाई जाती है, तिथि का उनके यहाँ विशेष आदर नहीं है | शेष वैष्णवों 

८ भा० ब्र० 


[११४ ) 


में उदयव्यापिनी अष्टमी को अ्रधानता दी जाती है! विशेष निर्णय 
तत्तत्सम्प्रदाय्रन्थों से समझना चाहिए | 


विधि हे 
इस दिन भगवान्‌ का भादुभाौव होने के कारण धम्मेशाड्रों में पल्न॑ंग 

पर देवकी-सहित श्रीकृष्ण" के पूजन का विधान है| श्रथम देवकी का 
पूजन करके फिर श्रीकृष्ण की पूजा करनी चाहिए | देवकी के पूजन का 
सन्‍्त्र यह है-- 

गायद्वि: कितरालैः सततर्परिदुता बेशुबीणानियादे$, 

अज्ञारादर्शकुस्मप्रवरछतकरे: किद्कूरे: सेब्यमाना ६ 

पर्यझल स्वास्तुते या घुदिततरसुखी पुलिणी सम्गणास्ते, 

सा देदी देवमाता जयति सुतवया देवकी कान्तरूपा 0 


किन्तु आजकल सभी मन्दिरों में अथवा भगवद्धक्तों के घरों में भी 
: अधरात्रि के समय पत्नामृतल्लान और विशिष्ट रूप से सेवा शज्ञगरादि 
ही इस उत्सवकका प्रधान विधान माना जाता है | उपबास तो ऐसे उत्सबों 
का मुख्य अज्ज हे ही, जेसा कि रामनवमी के विधि-विज्ञान में लिखा 
जा चुका है। पत्चामतर्नान के अनन्तर षोडशोपचार से अथवा यथा- 
ल्ब्ध उपचारों से पूजन किया जाता है | 
घर्मशास्रों में पूजन के बाद इस दिन शंख से चन्द्रमा ओर श्रीकृष्ण 
के लिए अध्येदान का विधान है। रात्रि में' जागरण और भगवत्कीतेन भी 
इस उत्सव का अधान अइछ्ढ है। श्रीनाथद्वारा ओर ब्रज (मथुरा वृन्दावन) में 


१. पर्यकस्थां किच्रा( किड्डरा )थ्षेयुतां ध्यायेत्त देवकीमू। 
श्रीकृष्ण बालक॑ ध्यायेत्पयंड् स्तनपायिनम्‌  ॥| 
श्रीवत्सचक्षस॑ शान्त नीलोत्पलदलूच्छविंमू..। 
संवाहयन्ती देचक्याः पादौ ध्यायेच्व तां श्रियम्‌ू ॥ 

( घमसिन्छु, द्वि० प०, जन्माश्टमी-नि्णय ) 


[ ११४ | 


यह उत्सव बड़े विशिष्टरूप से होता है। बेसे तो जन्माष्टमी समग्र भारत- 
वष का सथमान्य उत्सव है, किन्तु वल्लभ, चेतन्‍्य ओर निम्बा् संप्रदाय 
का यह सबसे बड़ा उत्सव है | 

इसके द्वितीय दिन ( अथोत्‌ नवमी को ) नन्‍्दसमहोत्सब किया जाता 
है। इस उत्सव में दही, दूध, घी, जल और हरिद्रा, तेल आदि से परस्पर 
सेचन तथा विलेपन किया जाता है | जेसा कि-- 

'हरिद्राचूणु तैलाडि: सिश्चन्त्यो5जनमुलणु६ ९ ( श्रीमद्भागवत १०१४५११२ ) 
ओऔर-- 

५ऐेषा+ पररुणरं दृश्य दचिद्धीरवुताम्व॒ुभि: 

आसिश्वन्तो बिलिम्पन्तो नवनीतेश्व चिक्तिपु: !" श्रीमद्भागगत ( १०१४४१० ) 


इन ह्ोकों में वर्णन है | 
काल-विज्ञान 


ऋतु--रासनवसी के काल्-विज्ञान में यह बताया जा चुका है कि 
भारतवर्ष की सर्वोत्तम ऋतुएं दो ही हँ--एक वर्षा और दूसरी बसन्‍्त | 
' उनमें से भगवान्‌ कृष्ण का प्रादुमोव बषों ऋतु में हुआ है । वसन्‍्त में 
यद्यपि बाग-बगीचे कुसुमित ओर सुरभित होते हैं, अतएवं बसन्‍्त को 
ऋतुराज कहा जाता है, तथापि स्बंसाधारण को लाभ पहुँचानेवाली 
ओर प्रश्वी के चप्पे-चप्पे को नयन-मनोहारिणी हरियाली से तथा 
जलप्लाबन से क्षालित करके “धोये धोये पातन की लुनाई” लानेवाली, 
सकलन-जन-सुखदायी ऋतु वर्षों ही है। अतएव राजा राम के ऋतुराज 
में प्रकट होने पर भी गोकुल के ग्वाल-बालों में बाल्य-जीवन व्यतीत 
करनेवाले भगवाब्‌ ने तो वर्षों ऋतु को ही पसन्द किया। यह उचित भी 
है, क्‍योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम के प्रकट होने पर भूमि का कोई भी भाग 
उल्लास-शुल्य केसे रह सकता है। जिस तरह भगवान्‌ पृ पुरुषोत्तम 
विश्वम्भर हैं. उसी प्रकार वषों ऋतु भी विश्वम्भर है। वबसन्‍्त से चाहे 


[ ११६ | 


गंगा, यमुना; सिन्धु, गोदाबरी और कावेरी के प्रचुर सलिल से प्लावित 
बनों और उपबनों की मालाएं पल्लवित, पुष्पित और फलित हो सकती 
हैं, और इसमें कोई सन्देह नहीं कि मयोदा-पुरुषोत्तम श्रुराम के जन्म 
की ऋतु मयोदालुसार किसी भी वृक्ष और लता को अनुपम शोभा और 
सौरभ दान कर सकती है, किन्तु निजरलमरुस्थल की बीहड़ भूमि भी 
जिस ऋतु में अन्न-जल से परिपूर्ण और फलित-पुष्पित होती हे बह 
ऋतु तो वो ही है । इस ऋतु में जहाँ पुण्यसलिला सरिताओं के और 
हरित-भरित पर्वतों के परिसर आमोद-प्रमोद से दशेकों को प्रमुद्ति 
करते हैं वहाँ ८ महीने अत्यन्त शीत और उष्ण से छान्‍त रहनेवाले 
सिकतामय मरुस्थल के प्रदेश भी सस्य-सम्पत्ति से आबाल-बृद्ध जनता 
का केवल मनोरंजन ही नहीं करते, किन्तु धन-धान्य की अभिवृद्धि का 
आश्वासन देकर परम सुखित कर सकते हैं। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम 
विश्वम्भर प्रभु का प्रादुभोव इस ऋतु में ही होना चाहिए। यह 
उचित ही हे | 


मास--वों ऋतु में दो मास होते हें--श्रावण और भाद्रपद्‌ | उनमें' 
से भाद्रपद अन्तिम मास है। श्रावण में आरम्भ होने पर भी वषों की 
कार्ये-क्षमता भादपद में ही प्रतीत होती है । श्रावण तो एक प्रकार से 
कषकों के लिए आशा और निराशा के बीच का समय है, किन्तु भाद्रपद 
वषोऋतु का निणोयक मास है । यदि इस मास तक उत्तम वृष्टि हो गई 
तो सुभिक्ष है, अन्यथा दुमिक्ष | . 


भगवान्‌ का प्रादुभोव सी निराशा में आशा-संचार का निर्णायक - 
है। उनके प्राकव्य के बाद भक्तों और भगवान्‌ के अनुयायियों की 
आशाएं फलोन्मुख हो गई हैं, जिस प्रकार कि भाद्रपद्‌.में कृषकों की 
आशाएं फलोन्मुख हो जाती हैं । इसी कारण श्रीमद्भागवत में ठोक ही 
लिखों है कि... | 


[ ११७ | 


'सनांस्यासन्‌ प्रसक्ञावि साथूचामसुरद्रहाम | * 

अथोत्‌ असुरों के द्रोही सत्पुरुषों के मन प्रसन्न हो गए !” 

सो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ऋषिप्रधान भारत के आशापूर्ण अवसर 
भाद्रपद सास में ही प्रकट होना उचित समा ! 

पक्त--साधारणतया यह कहा जा सकता है कि निर्दोष ओर प्रकाश- 
रूप प्रभु का प्राकत्य पूर्णचन्द्र की चन्द्रिका से चतुर्दिक्‌ प्रकाशित शुक्षपक्ष 
में ही होना चाहिए, जैसा कि भगवान्‌ रास का प्रादुभोंव हुआ है | फिर 
भगवान्‌ कृष्ण का प्रादुभोव अन्धकारमय कृष्ण-पक्ष में क्‍यों ? परन्तु 
ऐसी शंका करनेवालों ने कदाचित्‌ विंचार नहीं किया है कि भगवान्‌ का 
प्रादुभीव अन्धकार के समय प्रकाश देने के लिए ही हुआ करता है । 
अतएव श्रुति भगवती भगवान्‌ से प्रार्थना करती है कि 'तमसो मा ज्यो- 
तिगमय--अथीत्‌ मुझे अन्धकार में से प्रकाश में पहुँचाओ' | कृष्णपक्ष 

अन्धकार का समय है और जब कोई मार्ग नहीं सूकता तभी पृण्न्नह्म 

परमात्मा की आवश्यकता अनुभूत होती है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
आकश्य इसी कारण कृष्णपक्ष में हुआ है। भगवान्‌ राम मयोदापुरुषो- 
" त्तम हैं, अतएव वे मयोदाचुसार यथासमय काये करते हैं, किन्तु पृर्णे 
पुरुषोत्तम का तो प्राकत्य ही असम्भव को सम्भव करने के लिए हुआ 
करता है । सो अन्धकारमय कृष्ण-पक्ष उनके प्रकाश-मय प्रादुर्भाव के 
अनुरूप ही है | 

तिथि--कहा जा सकता है कि अन्धकार में प्रकाश करने को ही 
यदि अभु का प्राकत्य होता है तो फिर अमावस्या को जबकि पूर्ण 
- अन्धकार हो जाता है तभी प्रभु का प्राकत्य क्‍यों न हुआ ? अष्टमी को 
ही क्‍यों ? इसका उत्तर यह है कि प्रभु यद्यपि सवेसमर्थ हैं, तथापि वे 
यथासम्भव अपने बनाये हुए नियमों का परिपालन ही उचित सममते 
हैं । जब सबेथा श्रकाश का समय नहीं होता तब आसुरी वेला होती है | 
ऐसे समय अन्धन्तम के अथवा नरक के अधिकारी जीवों का ही ग्राधान्य 


[ ११८ | 


होता है और जब केवल आसुर जीव ही संसार में रहते हैं, तब प्रभु का 
ग्राकथ्य नहीं होता, किन्तु जब प्रकाशमय देवी जीबों पर तमोमय आसुर 
जीवों का आक्रमण होता है और दोनों भाग समान से होते हैं, परन्तु 
असुरों अथवा असाधुओं के श्रबत्र होने का ओर सुरों तथा साधुओं के 
निबल होने का समय होता है. तब ही भगवान्‌ का प्राकटय होता है. 
जैसा कि भगवद्गीता में कहा हे-- 


“परित्राणाय साधूनां विनाशाय चञ दुष्कृताम्‌ १ 


अर्थात्‌ भगवान्‌ सत्पुरुषों की रक्षा और दुष्कम करनेवालों के 
विनाश के लिए ( प्रादुभूत होते हैं. ) ! 

अब प्रकृत में देखिए, असुरों के प्रतीक अन्धकार ओर साधुओं 
अथवा सुरों के प्रतीक प्रकाश की यह स्थिति कृष्णपक्ष की अष्टमी को 
ही होती है। उस दिन यद्यपि अधरात्रि को चन्द्रोदय होने के कारण 
रात्रि में अन्धकार और प्रकाश का भाग समान-समान सा रहता है 
तथापि अन्धकार ग्रवर्धभान और प्रकाश क्षीयमाण होता है। अतः 
भगवान्‌ ने अष्टमी ही अपने प्राकट'थ के लिए उचित दिवस समझा | 


दूसरा कारण यह भी है. कि भगवान्‌ परस दयालु हैं। थे अपने 
भक्तों अथवा साधुओं की सबेथा अन्धकार में पहुँचने तक की स्थिति 
को नहीं सहन कर सकते | आधे डूबते-डूबते ही वे उद्धार के लिए 
प्रवृत्त हो जाते हैं । इस स्वभाव को सूचित करने के लिए भी भगवान्‌ 
का प्राकट्य अष्टमी तिथिको है, जिस दिन अधरात्रि के समय ही प्रकाश 
का प्रारम्भ हो जाता है | 


अधेरात्रि के समय का विज्ञान भी उपयुक्त विवेचन से गताथथ है, 
क्योंकि अन्धकार की मिध्ृत्ति ओर सुख-शान्ति के श्रतीक चन्द्रोदय का 
अरुभ उसी समय होता है | अतएव--- 


[११९ | 


विशीये तमउठ॒मूते ज़ायमाने जनादने १ ४ 
देवक्यों देवरूपिश्यां विष्णु५ सर्वशुह्मश्यः 0 
प्राहुरासीधथा प्राच्यां दिशीन्‍्दुरिव पुष्कलः | 

( श्रीमद्रागदत १०६५८ ) 


अथात्‌ अधरात्रि के समय, जब कि अन्धकार ऊपर उठ रहा था ' 
( बिदा हो रहा था ) अथोत्‌ अविद्या निवृत्त हो रही थी और चन्द्रोदय 
हो रहा था; किंवा मनुष्यों की तरफ से' प्राथेना हो रही थी, उस समय 
देवरूपिणी देवकी में सब के अन्तःकरण में विराजमान ( व्यापक 
परत्रह्म ) विष्णु यथार्थरूप से प्रकट हुए, जेसे कि पू् दिशा में पूर्ण 
चन्द्र श्रकट हुआ | 

यह कहा गया है | 

विधि-विज्ञान 

उपवास, जागरण ओर ग्रतिमा-पूजन का विज्ञान तो रामनवमी में 
लिखा ही जा चुका है। शेष वस्तुओं का और इस उत्सव की विशेषताओं 
' का कुछ विवेचन अब यहाँ किया जा रहा है | क्‍ 

पद्चाम्त--गाय के दूध, दही, घी, शहद ओर चीनी इन पाँच 
वस्तुओं का नाम पत्चाम्तत है | इन पाँचों को अमृत की पददी ऋषियों 
ने वास्तव में यथाथे ही दी है । भूलोक में यदि अस्त. कुछ भी हो 
सकता है तो यही पाँच हैं। इन पाँचों में से गाय के दूध, दही ओर 
घृत के गुण पहले ( उपाकम प्रकरण में ) लिखे जा चुके हैं। शकेरा के 
विषय सें चरकसंहिता में लिखा है-- 

तुष्णा5सुकिफत्तदाहेंषु प्रशुस्ता: सर्वशकरा: 


अथोत्‌ प्यास, रुधिरप्रवाह, पित्त तथा जलन में सब प्रकार की 
शकराएँ प्रशस्त हैं, उनके प्रयोग से ये सब दोष शान्त होते हैं. !? 


[ १३० |] 


प्राठकों को कदाचित्‌ यह बताना अनुपयोगी होगा कि उपवास के 
कारण प्रायः यही दोष पेदा होते हैं. और इनको शान्त करने में शकरा 
बहुत ही उपयोगी है' 

शहद के विषय में आयुर्वेद में लिखा है कि-- 

्चानाद्रव्यात्मकत्वाच योगवाहि पर मधु १ 

अथाव शहद अनेक द्रव्यों से बनता है, अतः वह ॒योगवाही हे | 
तात्पर्य यह है कि शहद जिन चीजों के साथ रहता है' बेसा ही गुण 
करता है| इसका प्रकृत अर्थ यह हुआ कि मधु मिला देने से उन चारों 
अमृतों के गुण ओर भी बढ़ जाते हैं !” 

इसी प्रकार दूसरे दिन होनेवाले नन्‍्दमहोत्सव में जो दही, दूध 
आदि उछाला जाता है वह भी वास्तव में पित्तादि विकारों को शान्त 
करनेवाला है | 

इस उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता तों विनोदसयता है। सौन्द्य 
और विनोद का जेसा संयत संयोग इस उत्सव में होता है' बेसा अन्यत्र 
कहीं नहीं। आनन्दमय ननन्‍्दनन्दन का 'यह जन्मदिन वास्तव में 
सोन्द्यमय और आनन्द्मय है। इसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव 
उन्हीं भावुक भक्त-हृदयों को होता है जिनने इन उत्सबों में श्रद्धापूजक 
सहयोग दिया है। -इसलिए यह वस्तु विवेचनसापेक्ष न होकर 

अनुभवेकगम्य है | 
कथा 

युधिंध्विरं ने पूछा--हे कृष्ण ! क्रपाकर जन्माष्टमी का वर्णन करिए | 
यह कब से चाह हुई है, इससे क्या पुण्य होता है और इसकी क्या 
विधि है ? 

श्रीकृष्ण ने कहा--हे युधिष्ठिर ! जब मथुरा में दुष्ट कंसासुर मर 
चुका तब माता देवकी ने मेरा आलिंगन करके मुझे गोद में बेठा लिया 


[ १२११ | 


और रोने लगी | वहाँ रंगस्थल के मार्ग में लोगों की भीड़ मंत्रों पर 
आरूढ़ थी। मन्लयुद्ध समाप्त हो चुका था। याद्वलोग स्वजन-बान्धव, 
प्रेमीजन और, स्त्रियों से घिरे हुए खड़े थे। वसुदेवजी उनके बीच में 
बार-बार मेरा आलिंगन करते हुए गद्गदवाणी से पुत्र, पुत्र! पुकार कर 
अत्यन्त हर्षित होते हुए आनन्द से अश्ुपात करने लगे ओर कहने लगे 
कि--आज मेरा जन्म सफल हुआ तथा जीवन खु-जीवन हो गया, जो 
दोनों पुत्रों के साथ आज मेरा समागम हो रहा है | 


इस तरह दोनों ख्वी-पुरुषों ( देवकी बसुदेव ) को हृषेयुक्त देखकर 
सबलोग हर्षित हुए और प्रणाम करके मुझसे कहने लगे--हे जनादेन ! 
आज हमको अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। बड़े आनन्द की बात है कि 
आपने मल्लयुद्ध द्वारा कंस को मार डाला। हे मघुसूदन, अब आपके 
जन्म-महोत्सव को ससाज में ( प्रचलित ) देखकर जनता आपकी 
कृपा चाहती है। अतः कृपा करके जिस दिन देवकीजी ने आपको 
प्रकट किया उस दिन को भक्ति द्वारा शरणागत लोगों के समक्ष 

वर्णन करिए | 

लोगों के इस वाक्य को सुनकर वसुदेवजी ने मुमसे कहा कि-- 
तुम जनता को ठीक-ठीक अपना प्राकल्य-समय बताओ | तब पिताजी 
की आज्ञा से मैंने जनता के समक्ष मथुरा में जन्माष्टमीत्रत 
प्रकाशित किया | | 

मेंने कहा कि जब सूर्य सिंहराशि पर थे, आकाश में बादल मंडरा 
रहे थे, भाद्रपद का महीना था, कष्णपक्ष की अष्टमी ओर आधीरात का 
समय था, चन्द्रमा बृषराशि पर था ओर रोहिणी नक्षत्र था, उस समय 
वसुदेवजी के द्वारा देवकी में मैं प्रकट हुआ | यह जन्माष्टमी-ब्रत मैंने 
आपको वर्णन किया । ज्ाक्षण, क्षत्रिय, बेश्य; शूद्र और सब धार्मिक लोग 
मथुरा में यह महोत्सव करें। बाद में यह ब्रत संसार में विख्यात हो 


| १२२ ॥ 


जायगा | इस ब्रत के द्वारा संसार में सुख शान्ति हो और ल्ञोग नीरोग 
रहें | यह मेरा आशीबोढ है । 

दे युधिष्ठि,, इस तरह मैंने तुम्हें जन्माष्टमी का दिन वर्णन किया | 
युधिप्ठिर ने पूछा--हे देव ! सब लोगों ने जिस पवित्र जन्माष्टमीनासक 
ब्रत को किया वह किस श्रकार का है ? जिस जन्माष्टमी-बत्रत के करने 
से आप श्रसन्न होते हें ओर जिसके श्रवण-मात्र से सात जन्मों का 
किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है उस जन्माष्टसी-त्रत को आप अधानरूप 
से वर्णन करिए | 

श्रीकृष्ण ने कह्य--पापों से निबृत्त होना ओर गुणों के साथ सबब 
भोगों से रहित होकर निवास करना इसको उपवास सममना चाहिए । 
यह तो हुआ उपवास शब्द का अर्थ (जो इस त्रत का महत्त्वपृण अज्ग है)। 

इसके बाद जन्माष्टमी ( के उत्सव ) की विधि' वर्णन करता हैँ। 
उसे तुम एकामग्रचित्त होकर सुनो | ब्रत करनेवाला मध्याह समय नदी 
आदि के विमल जल में स्नान करके देवकी देवी का शुभ सूतिकायग्रह 
निर्मोण करे। उसे वस्लों और रस्सियों से सुशोमित करे । घण्टा, राँक 
आदि बजावे | मंगल कलश स्थापित करे। दरवाजे पर मुसल्ञ स्थापित 
करे । रक्षकों से रक्षित करके धूप, दीप तथा विविध नेवेद्य सजावे | 
इसी प्रकार उसके समीप गोप-गोपीजन सहित यशोदा का सूतिका- 


ग्रह बनावे | कि भें 
इस तरह यथाशक्ति सूतिकाग्ृह बनाकर उसके मध्य में प्रतिमा 


स्थापित करे। प्रतिमा आठ प्रकार की होती है। सोने की, चॉदी की, 
ताँबे की, पीतल की; स्त्तिका की, सणि की; स्फटिक की अथवा चित्र- 
लिखित | उस प्रतिमा में सब लक्षणों से सम्पूण, पलंग पर आधी सोई 
हुई तप्तसुवण की सी कान्तिवाली हषेयुक्त तत्क्षण प्रसृत मेरे सहित माता 
देवकी और में स्तन पीता हुआ तथा पलंग पर सोया हुआ बनाया 
जाऊँ। मेरे वक्षःस्थल्ष पर श्रीवत्स हो और मेरा रंग नील-कमल की पंखड़ी 


[ १२३ |] 


के समान श्याम हो। देवी यशोदा के पास तत्कालग्रसूत श्रेष्ठ कन्या 
होनी चाहिए | देवता, अह, नाग; यक्ष, विद्याधर और मनुष्य उसके 
चारों तरफ पुष्प-मालाएँ हाथों में लिए हुए, आकाश में संचार करते 
हुए अथवा परकोटे पर चढ़े हुए और प्रणाम करते हुए दिखाये जाने 
चाहिए | ढाल, तलवार लिए हुए वम॒देवजी भी वहीं होने चाहिए | 

बसुदेव जी कश्यप का, देवकी अदिति का, बलभद्र शेषनाग का, 
यशोदा जयन्ती देवी का, ननन्‍्द्राय जी दक्ष प्रजापति का; गगोचायें 
बृहस्पति का ओर कंस कालनेमि का अवतार हैं | 


सूतिका-गृह के पास कंस के नियुक्त किये हुए विविध आयुधों से 
युक्त पहरेदार दानव सभी सोते हुए और निद्रा से मोहित बनाने चाहिए। 
पास में गायें, हाथी, घोड़े और शम््र हाथ में लिए हुए दानव भी दिखाये 
जाने चाहिए । हषयुक्त नाचती हुई अप्सराएँ, गायन में तत्पर गन्धव 
ओर यमुना जी के दृह में कालियनाग भी लिखा जाना चाहिए । इस 
तरह माता देवकी का सूतिका-ग्रह बना कर परमभक्ति से गन्ध, पुष्प, 
अक्षत, फल; कृष्माण्ड, नारियल, छुहारे, अनार, बिजोरे, सुपारी और 
. लीची आदि तथा उस देश-काल में उत्पन्न होने वाले फल-पुष्पों से पूजन 
करना चाहिए । पूर्वोक्त अवतार का ध्यान करके इस मन्त्र से 
पूजन करे | 
“शयद्वि: कित्तराछै: सततपरिवृता वेशुवीणानिनांदे, 
भृज्ञारादशकुम्मप्रवरयुतकरे: सेव्यमाना जुनीन्‍्द्रे: 
पयेझें राजमाना प्रमुदितिवदना पुत्रिणी सम्यगास्ते, 
सा देवी-देवमाता जय॒ति सुरझुझखा देवकी कान्तरूपा 0! 


देवकी जी के चरणों के पास यशोदा जी की शय्या बनावे ओर उस 


पर ( पुत्री सहित ) यशोदा जी को विराजमान करके “नमो देव्ये श्रियेः 
इस मन्त्र से पूजा करे, क्योंकि यशोदा जी जयन्तीरूप हैं| फिर-- 


[ १२४ ] 


39% देवक्ये नमः, 3४ बसुदेवाय नमः; 39 बलभद्राय नमः, 3 सुभ- 
द्राये तमः, 39% कृष्णाय नमः, 39 यशोदाये नमः, 3 नन्‍्दाय नमः 
इत्यादिक नामों को प्थक-प्रथक्‌ बोलकर ह्विजाति लोग पूजा करें। स्ली, 
शूद्र बिना ही मन्त्र के पूजा करें। 

इस उत्सव में कुछ विह्वान्‌ दूसरी विधि भी मानते हैं। उनके अनु- 
सार चन्द्रोदय होने पर भगवान्‌ का स्मरण करते हुए चन्द्रमा को 
अध्येदान करना चाहिए। भगवान्‌ के स्मरण करने के मन्त्र निम्न- 
लिखित हैं-- | 
अयार्दि दामन शौरि बेकुण पुरुषोत्तमम 
वासुदेद॑ हृषीकेशं साध मधथुसूदवदम्‌ ॥ 
वबाराह पुण्डरीकाक्ष॑ नुर्सिहँ मुस्मदेंबभ 
दामोदर॑ पदानाम॑ केशव गरुडच्वजम ॥ 
गोविन्द्मच्युत॑. कृष्णुमबन्तमपराजितम्‌ 
अचोक्षज॑ जगद्ीज॑ सर्गस्थित्यन्तकारकम्‌ ॥ 
अवादिनिधरन विष्णु जेल्ोक्येशं त्रिविक्रमम्‌ 
चारायण चतुर्बाहं शंखचक्रमदाधरम्‌ ॥ 
पीताम्बरघर नित्य॑ दनमाला-विभुषितम 
श्रीवत्तांक जग्त्सेतं श्रीधर श्रीपति हरिस ॥! 

स्मरण करने के बाद भगवान्‌ को स्नान करावे | स्नान का सन्त्र 
यह है-- 

, “बोगेश्वराय योगरुँमवाय, योगपतणे गोविन्दाय नमों नम: ॥* 
अनुलेपन ( गन्ध ), अध्ये, आचमन का मन्त्र यह हे-- 
"ग्जैश्वराय यशुरुसवाय यश्पतमे गोविन्दाय नमो नमः १ 


नेवेद्य का मन्त्र यह है-- 
, “'विश्वेश्ाय विश्वसंसदाय विश्वपतमे चमः १" 


[ १२६४ ] 


दीपक का मन्त्र यह है--- | 
'धर्मेश्वराण धर्मेसंभवाय घर्मपतये गोविन्दाय बमः ६१ 
चन्द्र के अध्ये-दान का मन्त्र यह है-- 
छीरोदाणुँव्संगुत॒ ।.. अभ्निनेत्रसमुद्भव ९ 
गृहाणाध्यं शशाह्डु । त्व॑ रोहिए्या सहितो मम ॥ 
बेदी बनाकर उस पर भगवान्‌ कृष्ण, रोहिणी सहित चन्द्रमा, 
देवकी-बसुदेव, यशोदा-ननन्‍्द ओर बलदेव को स्थापित करके पूजा करे | 
इससे सब पापों से मुक्त हो जाता है। अधरात्रि के समय गुड़ ओर 
घी से बसोधोंरा करे । फिर चावलों से वधोपन करे, यह मुझे बहुत 
प्रियहे। 
दूसरे दिन नवमी को श्रातःकाल जेसे मेरा बेसे ही भगवती का 
महोत्सव करे। शक्ति-अनुसार आह्यण-भोजन करावे। उनको चॉदी, सोना, 
गो ओर अनेक प्रकार के वस्न आदि दृक्षिणा रूप में' दान करे ओर भी 
जो-जो अपने को प्रिय हों, उन सब वस्तुओं का भगवाब्‌ मुझ पर प्रसन्न 
हों? यह संकल्प करके दान करे | फिर-- 
य॑ देवं देवकी देदी बसुदेवादजीजनत्‌ 
मौमस्य अद्ए गुप्त्ये तस्मे श्रीजछूणे चमः॥ 
सुजन्मवासुदेवाय गोजाह्णुहिताय_ च। 
श्न्तिरस्तु शिदं चास्तु ॥ 
यह मंत्र बोलकर विसजन करे | 
हे धर्मनन्दन ! इस तरह जो मेरा भक्त प्रतिवष देवकी देवी का ओर 
मेरा महोत्सव करता है वह, ख्री हो या पुरुष, यथोक्त फल को श्राप्त 
होता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य, घन-धान्य की ऋद्धि से युक्त उत्तम 
भवन प्राप्त होता है। जहाँ मेरी पूजा होती है बह राष्ट्र चावल, गन्ने, 
जौ आदि धान्यों से सम्पुर्ण रहता है' | ( वहाँ की जनता ) दीघोयु होकर 
मनोवांछित फलों को ग्राप्त करती है। उस राष्ट्र में शन्लुओं का भय नहीं 


[ १२६ ] 


रहता। इन्द्र यथेष्ट बषी करता है ओर ईतियों (वोते, चूहे और टिड॒डे 
आदि )* का भय नहीं होता | ह 

जिस घर में यह देवकी जी का चरित्र लिखित रहता है वहां मुर्द 
का निकलना, गर्भ गिरना, रोग का भय नहीं होता | उस घर में विधवा- 
पन, भाग्यहीनता और दन्तकटाकट नहीं होती | 

हे युधिष्ठिर ! जो मनुष्य जन्माष्टमी का त्रत करता है, वह विष्णु- 
लोक को प्राप्त होता है | इसमें कोई सन्देह नहीं | 

यह जन्माष्टमी की कथा मनुष्य के मन और कानों को प्रसन्न करने 
वाली है ओर इससे नन्द्राय जी तत्काल ही असन्न हो जाते हैं। ऐसे 
ही देवकी जी की कथा को जो सुनता है अथवा पढ़ता है उसे पुत्रों की 
श्राप्ति होती है और अन्त में वह भगवान्‌ विष्णु के लोक को जाता है | 

( ब्रताक में ब्रह्माण्डपुराण से उद्धृत ) 


अभ्यास 
( १) जन्माष्टमीके कालनिणय के विषय में आप क्या जानते हैं ! 
(२ ) जन्माष्टमी के उत्संव की विधि का निरूपण करिए । 
( ३ ) भगवान्‌ कृष्ण का श्रादुर्भाव वर्षाऋतु, कृष्णपक्ष की अष्टमी और 
अधरात्रिके समय क्यों हुआ १ 
(४ ) पश्चासत के गुणबणन करिए । 
( ५ ) कथा का सरांश कहिए। 


वि 


१. यदपि अतिन्ृष्टि, अवृष्टि, चूहे, टिड्डियाँ, तोते और समीप के राजा--इन 
छः को ईति कहते हैं, तथापि चूहे, तोते और टिड्डे ये ही यहाँ पर ईति शब्द से 
लेना चाहिए, क्योंकि शेष इस 'छोक में अलग आ चुके हैं । 


कप कल्प 
गणद्य चतथा 
समय 
भाद्शुक्का चतुर्थी 
काल-निणेय 
यह तिथि मध्याहव्यापिनी लेनी चाहिए | ठृतीया और चतुर्थी दोनों 
दिन मध्याह् में चतुर्थी हो या दोनों दिन ही मध्याह में चतुर्थी न हो तो 
ठृतीया को करनी चाहिए, ठतीया के दिन किख्वित्‌ भी मध्याह् का स्पर्श 
न हो अथवा ठतीया के दिन सध्याह में थोड़ी हो और चतुर्थी के 
दिन पूरे मध्याह् में हो तभी चतुर्थी को करनी चाहिए इस दिन रविवार 
अथवा मंगलवार हो तो प्रशस्त है | 


विधि 


गणेशजी की मिट्टी आदि की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए | पूजा 
के समय लड्डू भोग धरके हरी दूब के २१ अंकुर हाथ में लेकर उनमें 
से दो-दो निम्नलिखित दश नामों में से एक-एक नाम से चढ़ावे। फिर 
दसों नाम बोलकर अवशिष्ट एक दूब चढ़ावे | दस नाम ये हैं-- 

(१) गणाधिपाय, (२) उमापुत्नाय, (३) अघनाशनाय, (४) विना- 
यकाय, (४) ईंशपुत्नाय, (६) स्वेसिद्धिप्रदाय, (७) एकदन्ताय; 
(८) इभवक्‍त्राय, (६) सूषिकवाहनाय, (१०) छुमारगुरवे | 

फिर दस लड्डू ब्राह्मण को दान करके दस लड्डू स्वयं खावे | 

इस दिन चन्द्रदशेन का निषेध है । यदि चन्द्रमा दीख जाय तो यह 
जलोक पढ़ लेना चाहिए-- 


[ १९८ ] 


सिंह प्रसेनमदधीत सिहो जाम्बवता हत+ १ 
सुकुमारक मा रोदीस्तव हथेष स्थमन्तक+ ॥ 


काल-विज्ञान के 
ऋतु और मास--भारतवषे क्षिप्रधान देश है | इसमें व्षोऋतु से 
सुन्दर कोई ऋतु नहीं है, जिसका विस्तृत विवरण जन्माष्टमी के असंग में 
दिया जा चुका है | वषोऋतु का भी द्वितीय सास फसल पकने का समय 
है | गणेश जी विज्नों के राजा माने जाते हैं | यदि खेती में विश्न हो गया 
तो भारतवर्ष के लिए इससे अनिष्ट कोई वस्तु नहीं हो सकती। इस- 
लिए ऐसे समय विप्नराज का पूजन आवश्यक ही है | 


पच्त शोर तिथि--यद्यपि गणेश जी का पूजन कृष्णपक्ष में अभ्य- 
हिंत बताया गया है जेसा कि त्रताके में स्कन्दपुराण का बचन है 
तुर्थ्याँ देवदेवो5सौ पुजवीय+ प्रयक्षत५ १ ऋष्णुपक्षे विशेषेण 
तथा-- 
सदा कुष्णुचतुर्श्यों तु मोदकाले: प्रपूज्य माम्‌ १ 
( अर्थात्‌ देवदेव गणेश जी की पूजा शयत्नपुवंक चतुर्थी को करनी 
चाहिए विशेषतया कृष्णपक्ष में | सदा ऋष्णपक्ष की चतुर्थी को 
लड्डू आदि से मेरी पूजा करके” ) तथापि भाद्रपद शुह्भपक्ष में सिद्धि 
विनायक का त्रत व्षोऋतु की फसल के परिपाक को दृष्टि में रखकर ही 
रखा गया प्रतीत होता है । सामान्य दृष्टि से भी विन्नविनाशाथे शुह्क- 


चतुर्थी ही उचित है, क्योंकि शुक्ल चतुर्थी का आरम्भ श्रकाशमय होता 
है जो शुभ का सूचक है | चतुर्थी' तो गणेश जी की तिथि है ही | 


१. चतुथ्यों गणनाथस्य ( अप्निपुराण पीयूषधारा ) 


[ १२९ हुँ 


इस दिन यद्यपि नक्तत्रत का विधान है अतः भोजन सायंकाल 
करना चाहिए तथापि पूजा यथासंसव मध्याह में ही करनी चाहिए; 
क्योंकि-- 

पूजाज्तेषु सर्वेषु मध्याइब्यापियी तिथि: 
अथोत्‌ सभी पूजात्नतों में तिथि मध्याहृव्यापिनी लेनी चाहिए 
विधि-विज्ञान ' 

प्रतिमापूजन का विज्ञान पहले ही बताया जा चुका है और अन्य. 
पूजा-विधि तो स्वेसाघारण है ही। मोदक ओर .दूवों इस पूजा में 
विशेष हैं | इनमें से मोदक का तो अर्थ ही है आनन्द .देनेवाला ( मोद- 
यतीति मोदकः ) सो विन्ननिवारण के लिए ऐसी ही वस्तु चाहिए और 
दूबों भी गजानन को प्रिय होनी ही चाहिए, क्योंकि हरी दूब गज की 
प्रिय वस्तु हे तथा वह माह्नलिक भी मानी जाती है| दूवों से दस बार 
पूजन ओर दस लड्डू के दान तथा भोजन की द्स संख्या का अभिप्राय 
. गंगादशरमी के अनुसार दस पापों का विनाश ही है, क्‍योंकि विन्न भी 
पापों का ही फल है | 


कथा 


नन्दिकेश्वर ने कहा--तुम्॒ एकाग्रनचित होकर गणेश जी के शुभ्नत्नत 
को सुनो | हे योगीन्द्र सनत्कुमार ! यदि अपना शुभ चाहे तो यह त्रत 
सदा शुक्लपक्ष सें चतुर्थी के दिन प्रयत्नपूवेक करना चाहिए। ख्री हो 
या. पुरुष, अपने घर में रहता हो अथवा राजा के कुल में, यह त्रत 
( सबके लिए ) उत्तमोत्तम और सब सिद्धि का देनेवाला है। यह तरत 
गणेश जी को प्रिय है, त्रिलोकी में विख्यात है । हे अह्यन्‌ ! सब सद्भुष्ट 
को नाश करने के लिए इससे अधिक कोई ब्रत नहीं | 

६ भा० ब्र० 


[ १३० ] 


सनत्कुसार ने कहा--इस त्रत को पहले किसने किया ? यह समस्त 
बात तथा ग़णेश जी के इस त्रव का विस्तारपूर्षक वर्णन करिए ? 

नन्दिकेश्वर ने कह्य--जगत्‌ के स्वामी श्रतापी वासुदेव ( श्रीकृष्ण ) 
ने यह ब्रत किया था। व्यथे कलंक की शान्ति के लिए नारदजी ने ही 
उन्हें इस ब्रत का आदेश दिया था | 

सनत्कुमार ने पूछा--घड्शुण (ऐश्वये, वीये, यश, श्री, ज्ञान, बेराग्य ) 
से तथा ईश्वरत्व से युक्त और जगत्‌ की खष्टि ओर संहार करनेवाले, 
जगत्‌ में व्याप्त वासुदेव को कलझ केसे लगा ? यह आखू्यान आशख़ये- 
जनक है। है नन्दिकेश्वर, आप कहिए : 

नन्दिकेश्वर ने कहा--एथ्वी का भार उतारने के लिए बसुदेव के 
पुत्र के रूप में राम ( बलदेव) और कृष्ण साक्षात्‌ शेष और विष्णु 
उत्पन्न हुए थे | 

कृष्ण ने जरासन्ध के भय से विश्वकमों को बुलाकर सुबण्ण से निर्मित 
द्वारकापुरी बसाई। वहाँ अत्यन्त सुन्दर सोलह हजार रानियाँ रहती 
थीं। भगवान्‌ ने इस पुरी के बीच बड़े मनोहर भवन बनवाये थे | 
द्वारकानिवासियों के भोग के लिए कल्पवृक्ष भी वहाँ लाया गया । 
वहाँ ५६ कोटि यादवों के घर थे और भी बहुत से लोग पीडारहित 
निवास करते थे | त्रिलोको में' जो सुन्दर वस्तु थी वह सब वहाँ दिखाई 
पड़ती थी | 

उग्र नामक यादव के सत्राजित्‌ और प्रसेन नामक दो पुत्र विख्यात 
थे। उनमें से बुद्धिमान सत्राजित्‌ समुद्र के तट पर जाकर सूय के उद्देश्य 
से तप करने लगा | उसने अनशन त्रत लेकर सूर्य की तरफ नेत्र लगा 
दिये | तब भगवान्‌ सूर्य असन्न हुए ओर सत्नाजित्‌ के आगे आकर खड़े 
हो गए | दिवाकरदेव को देखकर संत्राजित्‌ ने स्तुति की-- 

है तेजोराशि ! आपको नमस्कार | 

हे सबंतोमुख ! हे विश्वव्यापी ! हे विश्वरृप ! आपको नमस्कार | 


[ -१३२ ] 


इस भणि को धारण करना | वह एक दिन , इस उत्तम सणि को कण्ठ 
में घारण करके ऋष्ण के साथ शिकार खेलने चला गया | वह घोड़ेपर 
चढ़ा हुआ था पर अपवित्र था, अतः सिंह द्वारा तत्क्षण मार डाला गया। 

रत्न को लेकर जाते हुए सिंह को भी जाम्बवान ने मार दिया। 
मणि ले जाकर जाम्बबान ने गुफा में स्थित अपने पुत्र को दे दी | 

कृष्ण अपने परिजन-सहित द्वारकापुरी लौट आए | 

द्वारकवासी सब लोग पररुपर कहने लगे कि ऋष्ण आ गए, किन्तु 
प्रसेन आज तक भी नहीं आ रहा है। निमग्चय ही मणि के लोभ से. 
कृष्ण ने श्रसेन को मार दिया। बड़े कष्ट की बात है. कि पापी ने अपने 
बन्धु को ही मार दिया | 

वृथा अपवाद से संतप्त होकर कृष्ण भी धीरे-धीरे. पुरवासियों 
को साथ लेकर नगर से वन गये। वहाँ घोड़े-सहित प्रसेन को मरा 
हुआ देख कर मारनेवाले के पेरों का अनुसरण करने लगे। कृष्ण ने 
देखा कि ( प्रसेन को सिंह ने मारा है ओर ) सिंह को रीछ ने मारा है. 
इसलिए वे रीछ के बिल में चले गये । वे अपने तेज से अन्धकार का 
निवारण करते हुए उस बिल में १०० योजन घुस गए। आगे जाकर 
उन्होंने कई मंजिल का महल देखा | वहाँ जाम्बबान के कुमार को झूते: 
में झूलता हुआ देखा ओर अपरिमित कान्तिवाली मणि को भी देखा 
और देखा कि रूप तथा यौबन से युक्त जाम्बबान की कन्या उस झूल्े. 
को चला रही है| उस सुन्दर हँसती कन्या को देखकर कृष्ण को बड़ा 
जझामख्ये हुआ। . 

वह कह रही थी सिंह नें प्रसेन को मारा, सिंह को जाम्बवान ने 
मारा | हे सुकुसार बच्चे ! रोओ मत; यह स्यम्न्तकमणि तुम्हारी है | 

कमलनयन भगंबान्‌ कृष्ण को देखकर बह कन्या कामज्वर से पीड़ित 
हो.यई और चलती भाषा में कहने लगी--“जब तक जाम्बबाब सोता 
है कब तक ज़ददी से रत्न लेकर चले जाइए-चले जाइए !” 


[ १३३४३ | 


यह सुनकर अतापी कृष्ण हंसने लगे और ( उसकी परवा न करते' 
हुए ) शंख बजाया | शंख का शब्द सुनकर जाम्बवान्‌ सहसा उठा ओर 
कृष्ण के साथ रूखेपन से युद्ध करने लगा। तब भगवान्‌ कृष्ण ओर 
जाम्बबान्‌ का घोर युद्ध आरंभ हुआ | 

सभी द्ारकावासी सात दिन तक प्रतीक्षा करके यह सोचकर कि 
निस्‍्सन्देह कृष्ण या तो मर गए हैं. या किसी ने उनको रख लिया हे, 
अपने घर चले गए।घर जाकर उन्होंने कष्ण को मरे हुए सममकर उनकी 
परलोकक्रिया कर दी | 

इधर ऋष्ण ने केवल भुजा के आयुध से उस रीछ के साथ युद्ध 
किया ओर युद्ध-क्रिया द्वारा जाम्बवाब्‌ को सनन्‍्तुष्ट कर दिया | उस महान्‌ 
देवीबल को देखकर जाम्बवान को प्राचीन वृत्तान्त ( सस-चरित्र ) - का 
स्मरण हुआ | जाम्बवान्‌ ने कहा--हे देवेश ! मैं सब देवताओं; यक्षों, 
राक्षसों और दानवों से अजेय हूँ, किन्तु तुमने मुझे जीत लिया | हे देब ! 
तुम निश्चय ही विष्णु के तेज हो, अन्यथा ऐसा बल नहीं हो सकता | 
इस तरह देवराज' भगवान्‌ क्षण को शअ्रसन्न करके जाम्बवान्‌ ने वह 
' उत्तम सणि उन्हें दे दी और अपनी सुन्द्री पुत्री जाम्बब॒ती का भगवान्‌ 
ऋष्ण के साथ पाणिग्रहणसंस्कार कर दिया | 


कृष्ण भी मणि लेकर जाम्बवती सहित द्वारका आए ओर उन्होंने 
द्रारकावासियों से सब वृत्तान्त कहा | फिर सभा में. बुल्ञाकर सत्राजित्‌ 
को मणि दी और इस तरह भगवान्‌ कृष्ण ने अपने झूठे अभिशाप की 
निवृत्ति की । तदनन्तर महाबुद्धि सत्राजित्‌ ने भी डरकर सबंगुणों से 
युक्त अपनी पुत्री सत्यभामा कृष्ण को प्रदान की | । 
शतधन्वा, अक्रर आदिक दुष्टचित्त यादव लोग, जो उस मणि को 
चाहते थे, सत्राजित्‌ के बैरी हो गये। पापबुद्धि, दुरात्मा शतधन्बा ने, जब 
कृष्ण कहीं गये हुए थे उस समय, शीघ्र ही सतन्नाजित्‌ को मारकर मणि 


[ १३४ ] 


जले ली ।(लौठने पर) सलभामा ने क्रष्ण के सामने यह सब वृत्तान्त कहा। 

कपट का नाटक करनेवाले कृष्ण भीतर से प्रसन्न होने पर भी 
बाहर क्रोध करके बलदेवजी से कहने लगे--यह शतघन्वा सन्नाजित्‌ 
को मारकर मणि लेकर जा रहा है। हमारे रत्न को लेकर यह केसे 
जा सकता है ? यह रत्न तो निश्चय ही हमारा भोग्य है | 

यादव शतधन्वा ने जब यह बात सुनी तो वह भयभीत हो गया। 
उसने अऋर को बुलाकर मणि दे दी ओर एक घोड़ी पर चढ़कर दक्षिण 
दिशा में निकल गया | तब राम और कृष्ण ने रथ में बेठकर उसका 
पीछा किया | सो योजन चलने के बाद घोड़ी मर गई | बलदेव तो रथ 
पर बंठे रहे और रत्न के लोभी ऋष्ण ने पेदल दौड़ते हुए शतघन्वा को 
मार दिया, किन्तु वहाँ वह मणि दिखाई नहीं दी। कृष्ण ने आकर 
बलदेवजी के सामने यह सब वृत्तान्त कहा | 

सुनकर बलदेवजी ने बड़े रोष से कहा--ऋष्ण, तुम सदा कपटी 

हो ओर निम्थय ही पापी हो । घन के लिए तुम अपने खजन को मार 
देते हो। तुम्हारे जेसे भाई के सहारे कौन रह सकता है। कृष्ण ने 
अनेक शपथों के द्वारा बलदेवजी को प्रसन्न करना चाहा, किन्तु बलदेवजी 
“'घिकार है; कष्ट हे? इस तरह कह कर विद्भे देश चले गए | कृष्ण भी 
रथ में बेठ कर फिर द्वारका आ गए | 

लोग फ़िर बसे ही कहने लगे कि ये कृष्ण भले नहीं हैं । इन्होंने रत्न 
के लोभ से बड़े भाई बलंबान्‌ बलदेवजी को निकाल दिया। यह सुनकर 
भगवान्‌ कृष्ण का मुंह उतर गया, क्योंकि पापी (चाहे झूठा हीं बयान हो) 
कान्तिसान्‌ नहीं रहता ! जगत्‌ के पति भगवान्‌ कृष्ण झूठे अभिशाप से 
संतप्त रहने लगे 

अंक्र सी तीथयान्ा के बहाने द्वारका से निकल गए। काशी में 
ज़ाकर उन्होंने यज्ञपति;(विष्यपु) का सुख से यज़न करना आरम्भ किया। 
स्रणि से प्राप्त दब्य से उन्होंने सबको सन्तुष्ठ किया और नगर में आश्रर्ये- 


£ १३५ । 


जनक देवसन्द्र बनवाये | अऋर बहाँ पवित्र रहकर उस सूर्य-दत्त मणि 
को धारण करते रहे | इसलिए न दुर्भिक्ष था, न वेराग्य था, न ईतियाँ* थीं। 

सर्वज्ञ ऋण जानते हुए भी मलुष्यभाव को घारण किए हुए थे | 
संक्षेप में यह कहना चाहिए कि उन्होंने लोकाचार; माया ओर अज्ञान का 
आश्रय ले रक्खा था। फिर भी भाई के साथ उत्पन्न बेर, उपस्थित 
कलंक तथा व्यथ उत्पन्न हो रहे अपवाद को वे केसे सहन करते। इस 
कारण जब कृष्ण चिन्ता से आतुर थे उस समय नारदजी गणेशजी की 
कथा और पूजा को लेकर उपस्थित हुए और सुख से बेठ जाने पर बोले | 

नारदजी ने कहा--हे देव ! आप क्‍यों खिन्न हो रहे हैं? आपके 
शोक का कारण क्या है ९ 

भगवान श्रीकृष्ण ने नारदजी से सब समाचार कहे | 

नारदजी ने कहा--देव ! में इसका कारण जानता हूँ, जिससे आप 
को कलंक लगा | आपने भाद्रपद शुकू चतुर्थी के दिन चन्द्रदशन किया, 
उसी क्के कारण आप को यह व्यर्थ कलंक लग गया | 

श्रीकृष्ण ने कहा--हे नारद ! मुझे शीघ्र बताइये, चन्द्रमा के दशेन 
- मेँ क्‍या दोष है ? और लोग द्वितीया को उसका दशन क्‍यों करते हैं ९ . 

नारदजी ने कहा--रूप से गर्वित चन्द्रमा को गणेशजी ने शाप 
दिया था कि तेरे दर्शन से मनुष्यों की व्यथ निन्‍्दा होगी । 


श्रीकृष्ण ने पूछा--अम्रतमय चन्द्रमा को गणेशजी ने शाप क्यों दे 
दिया ? इस श्रेष्ठ आख्यान को यथावत््‌ वर्णन करिए। 
नारदजी ने कहा-शिवजी ने और ज्ह्माजी ने पहले गणेशजी को 
गणों का अधिपति बनाया और प्रजापति देव ने गणेशजी को भायोरूप 
में अणिमा, महिमा, लथिसा, गरिसा; प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और 


१. अतिदृष्टि, अनाइष्टि, चूहे, टिड्ठी, तोते और युद्धामिकाषी समीपचर्त्ती राजा 
इन छः को इईतियाँ कद्दा जाता है । 


[ ११६ | 


अर्थ-काम की प्राप्ति ये आठ सिद्धियाँ प्रदान:कीं । गणेशजी का पूजन 
करके त्रह्माजी ने उनकी स्तुति करना प्रारम्भ किया | 
। ब्रह्माजी ने कहा--हे गज़ानन, हे गणेश, हे लम्बोदर, हे धरप्रद, हे 
विद्याधीश, हे सृष्टि के संहारकतों ! ( आप को नमस्कार ) |' गणेशजी 
की मोदक आदि. से प्रयत्नपूतक पूजा करनी चाहिए | जो लोग ऐसा करते 
हैं उनको निस्सन्देह निर्विन्न सफलता होती है। देवता हो या असुर 
गणेशजी को बिना पूजे जो सिद्धि चाहते हैं. उनको सो करोड़ कल्पों में' 
भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती | हे गणेशजी ! तुम्हारी भक्तिसे विष्णु पालन 
करते हैं, रुद्र संहार करते हैं. और तुम्हारी शक्ति से ही में सृष्टि करता हूँ। 
इस प्रकार स्तुति करने पर देव-देव गजानन परम प्रसन्न होकर 
जगत्पति अज्याजी से कहने लगे | गणेशजी ने कहा--जो तुम्हारे मन में 
हो वह वरदान मैं दूँगा । अद्याजी ने कहा--हे भ्रभो ! मेरे सृष्टि करते 
समय कोई विन्न न हो | 
“एबमस्तु” कहकर गणेशदेव हाथ में मोदक लिए हुए सत्यलोक से' 
स्वेच्छापूवंक आकाश में धीरे-धीरे आ रहे थे । जब गणेशजी चन्द्रलोक 
में आए तो फिसल पड़े । उस समय हूप से गर्वित चन्द्रमा ने बड़ी हंसी 
की | यह देखकर गणेशजी की आँखें क्रोध से लाल हो गई और एन्‍्होंने 
शाप दिया--है शशाझह्ल ! तुम बड़े घमण्डी हो, शीघ्र ही तुम्हें इसका 
फल प्राप्त होगा । आज से लेकर तुक पापी का लोग दशेन नहीं करेंगे | 
जो मनुष्य संगलांछनरूप तुम्हारा असावधानी से दशेन करेंगे वे अवश्य 
ही झूठे अभिशाप से युक्त होंगे। 
._- + इस अर्यंकर शाप को सुनकर महान हहाकार हुआ | चन्द्रमा का सुह 
अत्यन्त मल्ञान हो गया | वह जल में घुसकर कुस्ुद में रहने लगा ओर 
कुमुदनाथ कहलाने लगा | उसका भ्रवन छिन गया | 
'” तब देवता, ऋषि और गन्धरवें निराश हुए; उनका मन बड़ा दुखी 
हुआ | वे इन्द्र को आगे करके त्रह्माजी के पास गए । पितामहदेब के 


[ १३७ |] 


पास जाकर उन्होंने चन्द्रमा की चेष्टा का वर्णन किया और आदस्पूर्वेक 
कहा कि गणेशजीने चन्द्रमां को शाप दे दिया है। भगवान्‌ तअद्मांजी 
ने विचार करके कहा कि हे देवेन्द्र ! गणेशजी के शाप को अन्यथा 
कौन कर सकता है ? निम्चय है कि इन्द्र, मैं अथवा विष्णु भी उस 
शाप को अन्यथा नहीं कर सकते । हे देवताओ ! तुम्र देवदेवेश गणेशजी 
की ही शरण में जाओ | निस्सन्देह वही शाप से छुड़वेंगे।.... 

देवताओं ने कहा--है पितामह ! हे महाबुद्धि ! गजानन गणेशजी 
किस काय से वरदायक होते हैं सो हमें कहिए | 

त्रह्माजी ने कहा--देवदेव गणेशजी की चतुर्थी के दिन प्रयत्न- 
पृत्रक पूजा करनी चाहिए | विशेषकर कृष्णपक्ष में। उस दिन गणेशजी 
का प्रिय नक्तत्रत ( सा्यंकाल भोजन ) करना चाहिए। पूए और घी 
से युक्त मोदकों से गणेशजी को सन्तुष्ट करना चाहिए। स्वयं भी 
इच्छानुसार मधुर अन्न और हृविष्य (जो, चावल आदि ) खाना 
चाहिए | ब्राह्मण को गणेशजी की सोने की प्रतिमा दान करनी चाहिए 
ओर शक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। धन छिपा कर कृपणता 
* नहीं करनी चाहिए | 

फिर उन सब ने इकट्ठे होकर बृहरुपति को भेजा। उन्होंने जाकर 
अह्याजी के बंचन ( चन्द्रमा से ) कहे | फिर चन्द्रमा ने जेसा ब्द्माजी 
ने कहा था वेसा ब्रत किया । ब्रत से प्रसन्न होकर भगवान्‌ गणेश 
ब हुए | क्रीड़ा करते हुए गणेशजी के दर्शन करके चन्द्रमा ने उनकी 


तुम सब कारणों के कारण हो; तुम्हीं जाननेवाले हो और तुम्हीं 
जानने योग्य हो। हे देवेश, हे जगन्निवास, हे गणेश, हे लम्बोद्र, 
हे बऋतुंड, हे त्रह्मा-विष्णु से पूजित, आप प्रसन्न होइए और घमर्ड से 
जो मैंने हँसी की थी उसे क्षमा करिए। हे गणेश ! मैंने आपका सब 
प्रभाव जान लिया। जो मूखे आप की पूजा न करके कार्य-सिद्धि की इच्छा 


[ १३८ ] 


करते हैं वे अवश्य ही संसार में भाग्यहीन हो जाते हैं ओर जो 
पापी लोग आपसे तटस्थ रहते हैं वे सदा ही पापपूर्ण नरक में जाते हैं॥ 
इस ग्रकार स्तुति किये जाते हुए गणेशजी प्रसन्न होकर बोले-- 
हे चन्द्रमा ! मैं तुम पर सन्तुष्ट हूँ, वरदान माँगो, में तुमको वर दूँगा | 
चन्द्रमा ने कहा--में फिर लोगों के दर्शन करने योग्य हो जाऊँ! 
तथा है गणेशजी, आपकी कृपा से मेरा पाप और शाप निवृत्त हो जाय। 
गणेशजी ने कहा--मैं तुम्हें अन्य बरदान दे सकता हूँ । यह नहीं 


दिया जा सकता ! 
फिर देवताओं ने कहा कि हम प्राथना करते हैं कि चन्द्रमा को 


शापरहित कर दोजिए । तब ब्रह्माजी के गौरब से गणेशजी ने चन्द्रमा 
को शापरहित किया ओर कहा--( भाद्रपद ) शुकृपक्ष की चतुर्थी को जो 
तुम्हारा दशेन करेगा उसको सिथ्या अपवाद ओर कष्ट प्राप्त होगा इसमें 
सन्देह नहीं किन्तु जो मनुष्य मेरे पहले (अथोत्‌ चतुर्थी से पहले ) 
तुम्हारा दर्शन करेंगे ( अथोत्‌ शुकृपक्ष की द्वितीया के दिन तुम्हारा 
दशन कर लेंगे ) उनको यह दोष नहीं होगा | 
तब से लेकर सब लोग द्वितीया के दिन चन्द्रदशन के लिए आदर 
रखते हैं | गणेशजी की आज्ञा है कि जो पापबुद्धि पुरुष भाद्रपद में 
शुक् चतुर्थी के दिन तुम्हारा ( चन्द्रमा का ) दर्शन करता हे वह वष 
भर तक मिथ्या अपवाद से मलिन होता है 
फिर चन्द्रमा ने गणेशजी से पूछा--हे देवेश ! आप किस उपाय से 
प्रसन्न होते हैं सो वर्णन करिए | 
गणेशजी ने कहा- जो मनुष्य सदा कृष्णपक्ष की चतुर्थी के दिन 
मोदक आदि से मेरी पूजा करके और रोहिणी सहित तुम्हारी भी विधि- 
पृव्क पूजा करके यथर्शाक्त स्वण से निर्मित मेरी प्रतिसा ब्राह्मण को 
झन करे और विधिपू्वेक कथा सुनकर भोजन करे; मैं सदा उसके 
खंक़ट का निवारण करूँगा। भाद्रशुकह्ल चतुर्थी के दिन सुबर्ण न हो तो 


[ १३२९ | 


मिट्टी की प्रतिमा बना कर सेरा पूजन करे । फिर ब्राह्मणभोजन ,करवावे 
ओर विशेष रूप से जागरण करें | छिद्गरहित सुशोभित कुम्भ, घान्य के 
ऊपर रख कर, यथाशक्ति सुबर्ण से बनाई हुई मेरी प्रतिमा को घोती- 
दुपट्टा से ऑच्छादित करके और मोदक आदि से मेरी पूजा करके 
सनुष्य उस दिन लाल वसख् पहने | ब्रह्मचये में रत ओर पवित्र रहे 
मेरे आगे रोहिणीसहित तुम्हारी पूजा करे। तुम्हारी श्रतिमा शक्ति- 
अनुसार चाँदी से बनाई जाय ! 
पूजन की विधि यह है। हे गणाधिप ! आपको नमस्कार” यह्‌ 
कह कर 'शिवश्रियाय” इस मन्त्र से वस्ध। लम्बोदराय' इस समन्त्र से 
गन्ध, 'सिद्धिप्रदाय” इस मन्त्र से पुष्प, “गजमुखाय” इस मन्त्र से धूप). 
“ूषिकवाहनाय! इस मन्त्र से दीप, विन्ननाथाय! इस मन्त्र से नवेद्य; 
“सवोथसिद्धिदायः इस मन्त्र से फल, कामरूपाय” इस मन्त्र से 
ताम्बूल, 'धनदाय” इस मन्त्र से दक्षिणा ओर शोभाकराय” इस सन्त्र 
से इक्कुदंड ( गन्ने ) द्वारा पूजा करे | बढ़े समारोह के साथ सर्वेसिद्धिरद्‌ 
गणेशजी का विसर्जन करे | 
इस भ्रकार विज्लेश्वर की पूजा करके तथा विधिपूवक कथा सुनके 
नीचे लिखे मन्त्र से वह सब सामभी बआाह्यण को निवेदन करे-- 
दानेनानेन देवेश प्रीती मद गणेश्वर १ 
सत्र सबंदा देव निविध्य॑ कुरु सबंदा। 
मानोद्षतिं च्‌ राज्य च पुत्रपोत्रान्‌ प्रदेहि मे ॥ 
फिर अपनी शक्ति के अनुसार गझ» अन्न और वस्ध सब आह्वाण को 
दान करे। तदनन्तर इच्छानुसार भोजन करें| उस दिन नमक और 
दूध से रहित लड॒डू, पुआ और मधुर भोजन करना चाहिए | 
हे चन्द्रमा ! इस प्रकार जो करता है उसको मैं सवेदा जय, सिद्धि, 
धन-धान्य ओर खूब सन्तति देता हूँ। 
यह कह कर विनायकदेव अन्तधोन हो गए | 


[ १४० | 


नारदजी ने कहा--हे कृष्ण ! तुम यह त्रत करो तब तुम्हारी शुद्धि 
होगी। नारदजी के ऐसा कहने से स्वयं हरि ने त्रत किया । उससे 
मिथ्या अपवाद की शुद्धि हुई। ऋष्ण भगवान्‌ ने गणेशजी से दूसरा 
यह वरदान माँगा कि स्यमन्तकमणि-सम्बन्धी इस तुम्हारे आख्यान को 
और सम्पूर्ण चन्द्रमा के चरित्र को जो सुनेंगे उनको चन्द्रद्शन का 
दोष न ही | 
अतः यदि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चन्द्रमा का दशन हो 
जाय तो उसके परिहार के लिए यह सम्पूर्ण उंपाख्यान सुनना चाहिए | 
जब-जब मन में कष्ट ओर सन्देह पेदा हो तब भी इस कष्टनाशक 
उपाख्यान को सुनना चाहिए | 
इस तरह कहकर कृष्ण द्वारा प्रसन्न किये हुए गणेशदेव चले गये | 
पुरुष अथवा ख्री किसी काये को सिर पर आया देखकर इस ब्रत को 
'करे तो उसके मनोवांदित कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि विपन्नहर गणेशजी 
के प्रसन्न होने पर क्‍या दुलंभ है | 
( नियम से ) त्रत करनेवाले को श्रावण ऋष्णपक्ष में एक बार भोजन 
'करना चाहिए और चार महीने तक गणेश जी का त्रत करना चाहिये | 
अभ्यास 
( १ ) गणेश चतुर्थी का समय बताइए । 
( २ ) गणेश चतुर्थी के त्रत की क्या विधि है १ 
( ३ ) यह उत्सव भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्‍यों मनाया जाता है ! 
( ४ ) मोदक और दुर्वा का विशेष विधान पूजन में क्यों है! दूर्वा से दस बार 
पूजन क्यों किया जाता है ! 
( ५ ) इस दिन चन्द्रदशन क्यों नहीं किया जाता : किस दिन दशोन कर 
लेने से चतुर्थी के चन्द्रदशन का अनिष्ट निश्वत्त हो जाता है! यदि 
चन्द्रदशन हो जाय तो कौन मन्त्र बोलना चाहिए १ 


२>न्‍कत+-_ 7) वलत०क>्थ 


वामन द्रादती 


समय 
भाद्रपद शुक्ला द्ादशी 


कालनिणेय 


वामन भगवान्‌ का अवतार श्रवणयुक्त भाद्रपद शुद्ध ढादशी को 
मध्याह में हुआ है, अतः मध्याह् में द्वादशी और श्रवण का योग हो 
वह दिन लेना चाहिए। मध्याह के अतिरिक्त अन्य किसी समय भी 
हादशी के साथ श्रवण का योग हो तो वह भी लिया जाता है। यदि 
दोनों दिन श्रवण का योग हो तो पहले दिन करनी चाहिए | यदि हादशी 
के दिन श्रवण का किसी प्रकार योग न हो ओर एकादशी के दिन श्रवण 
हों तो द्वादशी में न करके एकादशी में वामन-जयन्ती करनी चाहिए | 
यदि द्वादशी पूर्व दिन में ही मध्याहव्यापिनी हो और दूसरे दिन श्रवण: 
मध्याह्न के बाद हो तो पूषे दिन ही करनी चाहिए। यदि दोनों दिन 
श्रवण हो तो जिस दिन हादशी मध्याहव्यापिनी हो उस दिन करनाः 
चाहिए। यदि दोनों दिन श्रवण का योग न हो ओर द्वादशी मध्याह- 
व्यापिनी हो तो एकादशी युक्त दादशी लेनी चाहिए। 


विधि 
सध्याह् में यथासंभव नदियों के संगम में, अन्यथा अन्यत्र, स्नान 
करके पतच्चाम्रृतस्नानादिं करवाके सुबर्ण की वामनसूत्ति को सुब्ण के 


पात्र से अध्येदान करे, ऐसा धर्मशास्र में विधान है, किन्तु मन्दिरों में 
इस दिन प्रायः शाल्आमजी को ही पद्नाम्तस्नान करवाया जाता है! 


[ १४२ | 
'भगवान' का समारोहपूर्वेक सेवा श्ब्ञार और जयन्ती निमित्तक उपवास 
तो इस दिन की विशेष विधि है ही | 
पूजा का मन्त्र यह है-- 
देवेश्वराय देवाय देवसंभूतिकारिणे । प्रमवे स्बंदेदानां शामनाय नमो चमः ॥ 
अध्य के मंत्र ये हैं-- 
नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलशाधिने १ |तुम्यमध्ये प्रयच्छानि बालदामनरूपिणे ॥ 
नम+ शाह्रधनुर्वाशपाएये दामनाण च॑। यज्ञगुकफलदात्रे कु दामनाग नमो चमः ॥ 
यदि वामन भगवान्‌ की सुबर्ण की प्रतिमा बनाई हो तो दूसरे दिन 
'डसे ब्राह्मण को दान कर दे | दान का मंत्र यह है-- 


वामब: प्रतियृहति दमनो5हं ददामि ते , दामन सबंतोभद्रं द्विजाय प्रतिपांदये ॥ 


पा 


कालविज्ञान 


व्षोऋतु और भाद्रपदसास के विषय में तो जन्माष्टमी के प्रसंग में 
लिखा ही जा चुका है ओर शुद्ध पक्ष इसलिए है' कि भगवान्‌ वामन का 
अवतार केवल देवकाये के लिए है। देवयोनि सातक्तिवक है, अतः ऐसे 
अवतार में प्रकाश ही प्रधान रहना चाहिए। द्वादशी तिथि और श्रवण 
नक्षत्र के तो देवता विष्णु हैं ही ( देखिए मु० चि० शुभाशुभ प्रकरण 
जछो० ३ तथा नक्षत्र प्रकरण ख्छो० १) । 


' विधिविज्ञान 
स्नान, उपवास ओर पश्चाम्रतस्तानादि के विषय में' पहले लिखा 
जा चुका है। यहा मूत्ति और अध्ये दान के पात्र का सुत्रणेमय होना 
इसलिए है कि.धर्मशाल्लरों में देवों के काये में सुषण और पितरों के कार्य 


[ १४३ |] 


में चाँदी का उपयोग लिखा है ओर वामन अवतार भी देवयोनि भें है, 
अतः उनके लिए सुबर्ण का ही उपयोग करना चाहिए। देवकायय में 
चाँदी का निषेध भी है? | 


अभ्यास 
€ १ ) वामनद्वादशी कब होती है ? 
( २ ) वामनद्वादशी के कालनिणय के विषय में आप क्या जानते हें 
( २ ) कालविज्ञान और विधिविज्ञान का सारांश संक्षेप में कहिए । 
( ४ ) वामन की मूत्ति सुवर्णमय क्यों बनाई जानी चाहिए 


- १. शिवनेत्रोद्भवं यस्माद्रजतं पितृवल्लभम्‌ । अमज्जर्ल तदत्नेन देवकार्येष्र चजयेत्‌। 
( निर्णयसिन्धु; बेजवाप का वचन 


अनन्त चतुर्दशी 


औ 


ससये॑ 
भादशुक्ला चतुदेशी 
काल-निर्णेय क्‍ 

सूर्योदय से छः घड़ी चतुदंशी जिस दिन हो उस दिन यह ब्रत 
करना चाहिए--यह मुख्य पक्ष है | ऐसा न हो तो उदय से ४ घड़ी तक 
भी चतुदेशी हो वह लेनी चाहिए | दो चतुदशी हों तो संपुण होने के 
कारण पहली चतुदशी ही लेनी चाहिए। दूसरे दिन चार घड़ी से कम 
हो तो पहले दिन करनी चाहिए। इसका मुख्य काल पूवोह्न हे | पूरवांह 
में न हो सके तो सध्याह भी चल सकता है | 


विधि 
“अस्त” यह कालरूप भगवान्‌ कृष्ण और काल का नाम है, जेसा 
कि अनन्त कथा के-- 
अनन्त इत्यहं पाथे सम रूप निबोधय ९ 
ओर 
यो5य काछो यथा ख्मात+ सो5नन्त इति विश्रुतः १ 


इन वचनों से सिद्ध हे | किन्तु वास्तव में' यह शेषशायी समुद्रस्थित 
विष्णु सगवान की पूजा है, अतएब कथा में पूजा विधान के अन्त में-- 
... अनन्त: सर्वेचागानामधिप सवेकामद: सदा मुयात्‌ प्रशक्षो मे मक्तानामभयंकर+ १ 
' « इस मन्त्र से ओेषनाग से भी आथेना की गयी है'।. यहाँ विष्णु 
कृष्णरूप हैं.औओर शेषनाग कालरूप हैं; अतः दोनों की सम्मिलित पूजा 


[ १४५ ] 


हो जाती है | इसमें पूजा की अन्य विधि तो उसी प्रकार हे. जो ,अन्य 
सब विष्णुव्रतों में, है| विशेष यह है कि पूजा यथासंभव: मदीतट पर 
करनी चाहिए। गाय के चमड़े जितनी भूमि को गोमय से लीपकर 
वहाँ सोना, चाँदी, ताँबा या मिट्टी का घड़ा स्थापित करे। उस पर 
विष्णुमूर्ति के साथ चौद॒ह गाँठ वाला डोरा रखकर उसकी पृजा करनी 
चाहिए | अनन्त के डोरे बाजार में तयार भी मिलते हैं, पर हो. सके 
तो घर पर ही बनाना चाहिए | नेवेद्य में पुंल्निज्ञ नाम वाले पक्कान्न 
ही देने चाहिए। अतएव उस दिन पूरी नहीं, पूआ चढ़ाए जाते हैं । 
साधारण लोग उस दिन रोटी का नेवेद्य न लगाकर रोट ( मोटी रोटी ) 
ओर खीर का भोग लगाते हैं | खीर यद्यपि हिन्दी में खीलिक है, किन्तु 
संस्क्ृत में उसका नाम पायस है, जो हिन्दी के हिसाब से. पुंक्षिग 
ही हो जाता है; क्‍योंकि हिन्दी में नपुंसकलिंग नहीं है, अतः खीर 
भी इस दिन नेवेद्य में आती है । 


कालविज्ञान 

इस ऋतु ओर इस मास का विज्ञान तो जन्माष्टसी के प्रसंग में 
विस्तार से लिख दिया गया है। सर्वेजनप्रिय वर्षोऋतु का यह अन्तिम 
उत्सव है | कृषि प्रधान भारतवर्ष फसल पकने के समीप के समय में 
जगत्‌ के पालनकत्तों विष्णु भगवान्‌ की प्रार्थना करे यह उचित ही है| 

चतुदंशी तिथि रिक्ता तिथियों (चतुर्थी, नवंसी, चतुदंशी ) में 
अन्तिम है। रिक्ता का अर्थ है खाली। सृष्टि के पालनकत्तों से प्रार्थना 
रिक्त होने पर की जाती है, इसीलिए भगवान्‌ को दीनबन्धु कहा भी. 
जाता है। अतः प्रकाशमय शुक्त पक्ष की अन्तिम रिक्ता तिथि को भ्रश्ञु 
से ग्राथना करना उचित ही है। जिसका अभिश्राय यह है कि ऐसी 
उत्तम ऋतु के प्रकाशमय पक्ष में भी रिक्तता दयामय की दयालु॒ता को 
अवश्य ही भ्रदीघ्र करेगी | 


१० भा० ब्र० 


[ १४६ |] 


| विधि-विज्ञान 
विधि में अन्य सब तो पूर्ववत्‌ ही है। पूजा नदीतट पर इसलिए 
रखी गई है कि वहाँ पवित्रता की भावना स्वाभाविक होती है, पर 
नदीतट अनिवाय नहीं है | गोमय के गुण तो उपाकर्म के प्रसंग में लिख 
ही दिये गए हैं | चौद॒ह गाँठ वाले डोरे का विधान इसजिए है कि इस 
ब्रत में चौदह अन्थिदेवताओं का पूजन है; जेसा कि कथा के इस जोक 
में कहा गया है--- 
नव्यदोरे + देर भिस्तथा सूयेः पितामह+ १ 
अन्द्रे:. पिंकी विष्नेश: स्वीन्‍्द: श॒क्रस्तथेव च ॥ 
यरुणु+** पदन५११ पुथ्दी*९ बसवो*3 अंथिदेवता+ 
तथा 
सुत्रअन्थिषु संस्थाय अनन्ताथरं नम्नो नमः ॥ 


इनमें से आदि में जगत्‌ के पालनकत्तों विष्णु और अन्त में 
घरणीधर अनन्त ( शेष ) तो सृष्टिपालक हैं. ही, मध्य में १९ देवता भी 


सश्सिंचालक हैं! वे हैं. रृष्टिकतों त्रह्मा, रष्टि के संहारक शिव; सृष्टि ' 


के निवोहक अभि, सोम और सूर्य ( जिनका विवरण पहले दिया जा 
चुका है ) विज्नविनाशक गणेश, देवताओं के सेनापति स्कन्द, देवताओं 
के राजा इन्द्र, जीवन के मुख्य साधन जल, वायु ओर अन्न के अधिष्ठाता 
वरुण, पवन और प्र॒थ्वी तथा सृष्टि के बसानेवाले बसु" | सो इस तरह 

सश्टिसख्ालक सब देबताओं से सभी जीवन की आवश्यकताओं की 


आम वह शब्द के आग्च के विषय में बुइृददारण्यक उपनिषद्‌ के आाष्य में श्री 

शकराज्याये . कहते दैं;-7आणिनां क्मफलयश्रसत्वेन कार्यकरणसंघातरुमेण तन्िवास- 
सत्वैन तय; पिपरिणमन्ती जयदिदं रुवे चासयन्ति वस॒न्ति च, ते यस्माद्‌ वासयन्ति 
तस्माद्‌ वसव इति? । ( बृह० ३ अध्याय, ९ ब्राह्मण, रे मन्त्र ) 





अत 


[ १४७ ] 


पूर्ति का इस पूजन के फल से सम्बन्ध है| इस दिन पुरुष नामवाले ही 
पक्काज्नों के निवेदन करने का यह अभिप्राय है कि यह ब्रत दुःख-दारिद्र-थ 
की निवृत्ति के, लिए है जो बिना बल के नहीं हो सकती ओर बल पुरुष 
का ही कार्य है, स्लरी का नहीं। अतः खीलिज्न को इसमें अ्रधानता नहीं 
दी गई है। इस विधि से यह सार निकलता हे कि दुःख-दारिद्रय की 
निवृत्ति के लिए पुरुषों को अनन्त भगवान्‌ का आश्रय लेकर आगे बढ़ना 
चाहिए | बल के काये के लिए स्त्रियों को आगे करना पुरुषों को कायरता 
है। अतः पुरुष को बलकाये के लिए भगवान्‌ के सामने भी ख््रियों को 
लपस्थित न करके स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए | 


कथा 


सूतजी ने कहा--पारडेब लोग आज भी दुःख से दुबल थे। महात्मा 
कृष्ण को देखकर उन्होंने यथाविधि प्रणाम किया | झुन्तीपुत्र महाराज 
युधिष्ठिर ने विनय से नम्न होकर देवकीपुत्र ऋृष्ण से पूछा | 

युधिष्ठिर ने कहा--भाइयों सहित में दुखी हूँ । आप बताइये कि 
हमारी इस अनन्त दुःखसागर से केसे मुक्ति होगी ? 

श्रीकृष्ण ने कहा--सब पापों का हरण करनेवाला एक शुभ अनन्त- 
ब्रत है | हे युधिष्ठिर ! वह पुरुष और ख्री दोनों को सब कामनाओं का 
देनेवाला है । शुभ भाद्रपदमास के शुक्षपक्ष की चतुदशी को उस ब्रत 
के करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है | 

युधिष्ठिर ने पूछा--हे कृष्ण ! आप जिसे “अनन्त” इस नाम से 
कहते हैं वह कौन है ? क्‍या शेषनाग अथवा तक्षुकनाग को अनन्त कहा 
जाता है ? यद्वा अनन्त परमात्मा है ? किंवा त्रह्म ? अनन्त नाम से कोन 
अभिह्ित है ? हे केशव, यह मुझे ठीक-ठीक बतलाने की कृपा करें | 


१. स्मरण रखिए--यह कथा वनवास के समय को है। 


[ १४८ |] 


श्रीकृष्ण ने कहा-हे पार्थ ! अनन्त यह मेरा नाम है। इसे तुम 
मेरा रूप समझो। आदित्यादिक वारों में जो काल सिद्ध है ओर 
कल्ना-काश्ठा-मुहत्त आदि तथा दिन-रात्रि जिसके शरीर हैं ओर पक्ष, मास, 
ऋतु, वर्ष आदि तथा युगों के काल की जिससे व्यवस्था होती है यह 
जो काल मैंने तुम्हें बताया है वही अनन्त इस नाम से विख्यात है । 
वही कालरूप में प्रथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ अवतीण हुआ हूँ । 
दानवों के विनाश के लिए . वसुदेव जी के कुल में उत्पन्न मुझको, हे 
पार्थ ! अनन्त समझो | मैं ही ऋण, विष्णु, हरि; शिव, ब्रह्मा, सुरेश 
और सबवव्यापी ईश्वर हूँ । मेरा न आदि है, न मध्य है; न अन्त है । में 
तीनों गुणों से परे अव्यय पुरुष हूँ | यह विश्व मेरा रूप है| मैं महाकाय 
तथा जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और अन्त करनेवाला हूँ। दे पाथे ! मैंने 
तुम्हारे विश्वास के लिए योगियों के ध्यान करने योग्य सर्वेश्रेष्ठरूप पहले: 
ही दिखाया था | वही विश्वरूप अनन्त है, जिसके अन्दर चोद॒ह इन्द्र, 
आठ बसु, बारह आदित्य, एकादश रुद्र, सप्त ऋषि; समुद्र, परत, नदी, 
वृक्ष, भासर्वर ओर तुषित नाम के देवताओं के गण, तेरह विश्वेदेवा, 
नक्षत्र, दिशा, प्थ्बी, पाताल, भूमुवः आदि लोक ये सब हैं.। हे पाथे ! 
इसमें सन्देह न करो, वही में हूँ | 
युधिष्विर ने पूछा--हे विज्ञों में श्रेष्ठ ! अनन्त के ब्रत की विधि मुझे 
बर्णन करिए | इसके करनेवाले मनुष्यों को क्‍या पुण्य और क्‍या फल 
प्राप्त होता है। मसनुष्यज्ञोक में इसको किसने प्रकाशित किया। हे 
माधव ! आप मुझे यह सब विस्तार से कहने योग्य हैं | 
श्रीकृष्ण ने कहा--( पूजा के समय ) पहले चतुर्भुज भगवान्‌ को: 
मूलमन्त्र से नमस्कार करके-- 
नवाप्रंपक्नवामासं पिंगअुश्मश्रुलोचनम्‌ ९ 
पीताम्बरधर॑देदे शुह्रचक्रमदाघरम॥| 
अलंकूतं सपमुद्गस्थ॑ तत्स्वरूपै बिच्चिन्तयेत्‌ ६ 


[ १४९ | 


इस मंत्र से ध्यान करे | ु 

'आगच्छावन्द देवेश तेजोराशे जगत्पते | इमां मया इंतां पुजाँ शुहृण सुरसत्तम ६ 
इस मन्त्र से आवाहन करे | 

नानारक्षसमायुक्त॑ कात्तेस्वरविमूषितमू । आसदं देवदेवेश ! शुह्दाणु पुरुषोत्तम ॥ 
इस मन्त्र से आसन दे | 

ग्ञादिसततीर्थेम्यो मया प्रार्थनया हृतम्‌ ५ तोयमैतत्सुखस्पश पादार्थ प्रतिदकृताम ॥ 
इस मन्त्र से पाद्य ( पादोदक ) दान करे | 

अजनन्तदेवदेवेश अबन्तगुणुसागर '. अवन्तरूप अव्यक्त गृहाणार्व नमेस्तु ते 0 
इस मन्त्र से अधघ दे । ह 

गद्राजलं मयानीतं सुवशुकलशे स्थितम्‌ १ आचम्यता हृपीकेश तरेलोक्यव्याधिनाशन ॥ 
इस मन्त्र से आचमन प्रदान करे | 

अनन्तगुणुरत्याय विश्वरूषधराय च१३ नणो महात्मने तुम्भमनम्ताय चमो बम+ ॥ 
इस मन्त्र से स्नान करावे | 

नारायण नमसस्‍्तुम्य॑ चरकाएँवतारक । त्रेल्लोक््यव्यापकाजन्त त्राहि मां मधुसूदन ॥ 
इस मन्त्र से वस्र दान करे। क्‍ 

लक्ष्मीपते जगल्गाथ भक्तानुअहकारक १ नावयरक्रोज्ज्वलानन्त मुदणंं परिगहामताम 
इस मन्त्र से भूषण पहिरावे | 

दामोदर नमस्तेस्तु त्राहि मां मवसागरात्‌ ५ यज्ञसूत्रं मया दत्त एुहाणु पुरुषोत्तम ॥ 
इस मन्त्र से यज्ञोपवीत धारण करावे | 

श्रीखणडड कुछुम दिव्यं कर्पूरेश विभिश्वितम्‌ १ विलेपन सुरक्ेष्ठ प्रीत्यथ प्रतिगक्ताम 0 
इस सन्त्र से चन्दन चढ़ावे | 

माल्यादि उ सुगन्धीनि तुलस्यथादोनि माधव १ मयाहृतानि पुष्णरणि पुजाथ प्रतिगक्षतास ॥ 
इस मन्त्र से पुष्प चढ़ावे । 

वनस्पतिरसोद्भत: सुगन्धे| गन्धवत्तर: ५ आप्रेयः सबदेवादां घुपोय॑ प्रतिणद्यताम ॥ 
इस मन्त्र से धूप अपेण करे | 

आज्यत्रिवेत्तिसंयुक्त वहिना योजितं प्रियल्‌ १ गृहाणु दीपक देव त्रेलोक्यतिमिरापह ॥ 


[ १५४० | 
इस मन्त्र से दीपदान करे | 
चन्द्रादित्यौ च रश्मिश्व विद्युदग्निस्तथेव च। त्वमेव ज्योतिषां सर्वेमार्तिक॑ प्रतिम कताम्‌॥ 
इस मन्त्र से आरती करे | 
सर्वमद््य समादाय सर्वश्राससमन्वितम्‌ १ सर्वगन्धसमाहार  नेवेद् प्रतिगह्मताम ॥ 
इस मन्त्र से नेवेद्य समर्पण करे | । 
इंद फरल्ल॑ भया देव स्थापितं पुरतस्तव । तेन मेस्तु फल्लावापिदेद जन्मनि जन्मनि ॥ 
_ इस मन्त्र से फल चढ़ावे | 
पुगीफलपमायुक्त नागवह्लीदल्लै्ुतम्‌ १ सचूरा गृह्मतां देव अनन्ताय नमो नम+ ॥ 
इस मन्त्र से ताम्बूल दे | 
हिरश्यगर्मगर्भस्थं हेमबीजं विभावसों:। अनन्तपुण्यफलद अत: शांति प्रमचछ मे ॥ 
इस मन्त्र से दक्षिणा दान करे | 
नमोस्त्वचन्ताय सहस्रमूत्तेवे सहस्तपादाज्षिशिरोरुबाहदे १ 
» सेहखनाम्ने १रुपाय शाश्वते सहस्कोदियुगधारिशें नमः | 


इस मन्त्र से नमस्कार करे | 
अनन्तकामदानन्त स्वकामफलप्रद ।॥ अनन्तदोरख्पेण पुत्रपौन्रप्रदों भव 
- अनन्तणुणुरत्वाय विश्वरूपधराय च। सुत्रगन्थिषु संस्थाय अनन्ताय नमो नम ॥ा 
इस मन्त्र से पुराने डोरे को कलश में डालकर | 
बब्यदोरे विष्णुरग्निस्तथा सू: पितामह: १ चन्द्र: पिनाकी विष्नेश: स्कन्द: शुक्रस्तयैव च॥) 


वरुण: पवन: पृथ्वी बसों अन्थिदेवता:। संपूज्य देवदेवेश नमस्ते घरणीचर।॥ 


सूत्रअन्थिषठु संस्थाय अनन्ताय नमो नमः ॥ 
इस सन्त्र से अ्रणास करके 'संसांरगह्वरं गुद्दा! इस मन्त्र से डोरा 
मेरे समीप ले जाकर | 


अन्न्तसंसारसैमुद्रमध्ये मग्दं समम्युद्धर बासुदेव १ 
अनन्तरूपे विनियोजयस्व अनन्तसुत्राय नमो नमस्ते ॥ 


[ १५१ | 


यह मन्त्र बोलकर दाहिने हाथ में बाँचे | 
अनन्त* प्रतिण॒द्याति अबन्तो दे दुदाति तू १ अनन्तकामान्‌ मे देहि अवन्ताब नमो नमः पे 
मन्त्र से कणिकदान और पुराने दोरक की पूजा करनी चाहिए । 
न्यूचाविस्क्तिनि परिस्फुटनि यादीह कर्माणि भया कृत्तानि ६ 
सर्वाणि चतानि मम उमस्व प्रयाहि तुष्ट: पुनराषमाय ॥ 
इस मन्त्र से पुराने दोरक खोले । 
संसारसागरण॒हासु सुझं विहत्ते' वांछ॒न्ति ये कुस्कुछोदद शुद्धसत्ता: ३ 
संपूज्य च. जिमुवनेशमचन्तदेव॑ बच्लन्ति दक्षिणकरे वरदोरक॑ते॥ 
इस मन्त्र से नवीन डोरा बाघे | 
नमस्ते देवदेवेश विश्वरूण्वराण च ६ सुत्रअआन्यिष्रु संस्थाय अवन्ताय नमो नम) 
इस मन्त्र से पुराने दोरक का विसजन करे । 
अनन्त सर्वनागानामधिषत सर्वकामद+ १. सदा सुयातसक्तों मे सकाचामअयुंकरः 
इस मंत्र से प्राथना करे | 
हे नपशादूल ! अब मैं तुमको महापापों का नष्ट करनेवाला पुराना 
इतिहास कहता हूँ। हें पाण्डव ! पहले सत्ययुग में वशिष्ठमोत्री, वेद 
ओऔर वेदाज़् का पारगामी सुमन्‍्त नाम का विद्वान था। हे नराधीश ! 
उसने वेदोक्त विधान से सब लक्षणों से युक्त दीक्षा नामक भ्रृंगु की पुत्री 
से विवाह किया । समय होने पर उसके अनन्त शुभ लक्षणों से युक्त 
पुत्री उत्पन्न हुईं। उसका नाम शीला था ओर बह बड़ी सुशील थी। 
पिता के घर में वह बढ़ने लगी । समय आने पर उसकी माता ज्वर के 
दाह से पीड़ित हुई और मर गई। बह नदी के तीर पर सरी और 
स्व॒ग में गई | 
उसके बाद सुमनन्‍्त ने दूसरी ख्री धममपुत्र की पुत्री जिसका नाम 
करकंशा था उससे विधिपृवक विदाह कर लिया। वह ककेशा बड़ी 
दुश्शीला, अत्यन्त छोघिनी, नित्य क्लेश करनेवाली, निर्देय, स्नेहरहित 
कुरूपा ओर कटुभाषिणी थी | 


[ १५३ |] 


शीला पिता के घर में 'सदा घर को सजाती रहती थी। दीवार, 
खम्भे, घर के दरवाजे, देहली और तोरण आदि को नीले, पीले, श्वेत 
ओर काले इन चार रंगों से बार-बार स्वस्तिक ओर शंखपद्मादिक से' 
चर्चित करती रहतो थी ! 

जब पिता सुमन्त ने देखा कि अपनी पुत्री बर योग्य हो गई है तो 
उसने बार-बार विचार किया कि मुझे कन्या किसको देनी चाहिए। 
विचार करके उसने महात्मा मुनिराज कोंडिन्य के साथ शीला का 
गह्मयसूत्रोक्त विधि से विवाह कर दिया | फ 

विवाह का सब काये समाप्त करके सुमन्‍्त ने ककंशा से कहा कि 
विवाह के अनन्तर जामाता को विवाह के निमित्त पारितोषिक देना 
चाहिए | यह सुनकर ककेशा कुद्ध हुई | उसने घर के मए्डप को उखाड़ 
कर पेटी में अच्छी तरह बाँध दिया और कहा--जाइये | रास्ते में 
भोजन के लिए भोजन की अवशिष्ट सामग्री बाँध दी |. 

कोडिन्य विवाह के बाद क़बीन विवाहिता सुशीला शीला को लेकर 
बलों के रथ पर चढ़ाकर रास्ते में धीरे-धीरे जाने लगे। मध्याह्द में 
भोजन की बेला पर नदी के तट पर उतरे । 

. वहाँ शीला ने स्त्रियों का समूह देखा, जो लाल वस्य पहने हुए 
चतुदशी के दिन भक्तिपूर्षक प्रथक-प्रथक्‌ स्थित होकर देव की पूजा कर 
रही थीं। धीरे-धीरे बह स्तलियों के पास गई और स्त्रियों के समूह से 
पूछने ल्गी--हे आयोओ ! यह कया कर रही हो ? मुझे बताओ--इस 
व्रत का नाम क्या है ? स्त्रियों ने उससे कहा--भगवान्‌ का अनन्त नाम 
विख्यात है | हे भद्दे ! हम उनका यह त्रत कर रही हैं | 

 शीक्षा ने कहां--ऐसा ब्रत में भी करूँगी | इसका विधान केसा है ? 
इस दिन क्या दात्र किया. जाता है और किसका पूजन किया जाता है 
....._ 'ख्ियों ने कहा--नदी के तट पर अनन्त की उत्तम पूजा सदा करनी 
,.. चाहिए। गाय के चमड़े जितनी भूमि को लीपकर झुभ मण्डल बनाना 


[ १५३ ] 


चाहिए। उसके ऊपर सोने का, चाँदी का, तांबे का अथवा बॉर्स को 
पात्र रखना चाहिए |. उस पर सदा अनन्त फल्न देनेवाले, सब देवों के 
स्वामी अनन्त की पूजा करनी चाहिए। अपने शरीर के बराबर 
परिमाणवाले चोद॒ह डोरों से बनाया हुआ और दक्षिण की तरफ जाने 
वाली चौदह अच्छी गाँठों से युक्त डोरे को शुभ केसर ओर गन्ध आदि 
से रँगना चाहिए । फिर एक सेर आटे का पुल्लिंग नामवात्रा और घृतयुक्त 
पक्कान्न बनाना चाहिए। उसमें से आधा ह्राह्मण को देना चाहिए और 
आधा अपने रखना चाहिए | 


हे शुभे ! यह ब्रत नदी के तट पर करना चाहिए। स्नान करके 
हरि की शुभ कथा सुननी चाहिए ! 
पूर्वोक्त विधि से अनन्त भगवान्‌ की धूप, दीप, नंवेद्य और सुन्दर 
पीत वस्थ से पूजा करनी चाहिए। उनके आगे ही केसर से रंगे हुए 
चौदह गाँठों से युक्त अनन्त के सुन्दर डोरे को पुरुष दाहिने हाथ में 
ओर ख्री बाएं हाथ में बाँधे | यह डोरा एक वर्ष तक बँधा रहना चाहिये। 
श्रीकृष्ण ने कहा--शीला ने यह सुनकर त्रत किया | हाथ में डोरा 
बाँधा | फिर रास्ते के भोजन में से पहले किसी जाह्मण को दिया और 
बचा हुआ खाया | फिर असन्न होकर स्त्रियों की आज्ञा लेकर उनसे' प्रणाम 
कर पति के पास आई । बेलों के रथ पर बठकर पति सहित धीरे-धीरे 
हषयुक्त अपने घर गई | 
है उस ब्रत पर उसे उसी क्षण विश्वास हो गया। पेटी में सौतेली माँ 
ने जो घर का मण्डप उखाड़ कर भरा था वे दीघार के ढेले अच्छी 
वस्तुओं के रूप में परिणत हो गए। ( घर जाकर ) जब शीला ने पेटी 
उधाड़ी तो उनको देखकर उसे बड़ा कफोतृहल हुआ | उसने सोचा कि 
मेरी ऋर माता ने, जो रोज क्रोध में' भरी रहती थी, पिता जी की आज्ञा 
से ऋद्ध होकर घर का मण्डप, स्वस्तिक और शंख पद्म उखाड़ कर पेटी 


[ १५४ |] 


में रखें थे वह सब भगवान्‌ ने कृपा करके उसी रंग के सुबर्ण और रत्न 
आदि कर दिये । इसलिए उसी क्षण से उसको भगवान्‌ पर विश्वास 
हो गया | ह 

अनन्त भगवान्‌ के प्रभाव से उसका ग्रहाश्रम गोधन से ओर लक्ष्मी 
से युक्त तथा धन-धान्य से व्याप्त हो गया | उसके घर में अच्छे भवनों 
की माला हो गई | तोरण सुशोभित था; उस पर ध्वजा का अग्रभाग 
वायु से हिल रहा था और सब जगह अतिथि पूजा होती थी | शीला 
माणिक्य की करधघनी, मोतियों के हार, रेशमी वस्ध ओर बजते हुए 
नूपुरों से सुशोभित थी, चमकते हुए सोने के भुजबन्द ओर सब 
आमृषणों से भूषित थी । पातित्रत्य से युक्त बह नित्य सावित्री के समान 

रहती थी | 


एक दिन कोंडिन्य बहाँ बैठा था। उसने शीला के हाथ के मूल में 
बँधा हुआ डोरा देखा। उस पापी और मूख ने आक्षेपपूरेक यह कहते 
हुए कि 'अनन्त कौन है? उसके मना करने पर भी क्रोध से वह डोरा 
तोड़ दिया और यह साहस तथा पाप किया कि उसको ज्वालाकुल वहि. . 
में डाल दिया । शीला 'हाय-हाय” करके दौड़ी, उस डोरे को उसने ले 
लिया और दूध में डाला | 
कोंडिन्य के उस कर्म के फलरूप उसकी वह लक्ष्मी क्षय को प्राप्त 
हुई | गोधन को चोर ले गए और घर आग से' जल गया। किसी के 
घर से जो-जो आता था, धह वहाँ आकर प्रलय को प्राप्त हो जाता था | * 
निल्‍्य स्वजनों से कगढ़ा होता, तजेंन और भत्संन होता | अनन्त के डोरे. 
के जला डालने के दोष से घर में दारिद्रय आ पड़ा । हे युधिष्टिर | उसके 
साथ कोई बात भी नहीं करता था | | 
१” सब कोंडिन्य ने शीला से कहा--सुझे बताओ । मेरे घर में घन-- 
घऋल्य ओर चौपाये क्‍यों नष्ट हो गए ९ 


[ १५५ | 


अब शीला ने कहा--हे प्रिय ! मेरी बात सुनिए। आप ने अनन्त” 
भगवान्‌ के ऊपर आक्षेप किया, इससे हमारे घर में दारिद्रथ आ पड़ा । 

तब कॉडिन्य को विरक्ति हुई और सन में अनन्त का ध्यान करके- 
यह सोचता हुआ कि भगवान्‌ केशव का में कहाँ दर्शन करूँगा, गहरे: 
बन में चला गया। हे युधिष्ठिर उसने अनशन ब्रत किया, बअद्यचारी. 
रहा और हरि का स्मरण करते हुए विहल होकर निजन वन में 
ग्रयाण किया | 


उस निर्जेन वन में उसने एक बड़ा आम का वृक्ष देखा जो खूब 
फूल रहा था ओर फल रहा था; किन्तु उस पर न कोई पक्की आकर 
बैठता था, न कोई कीड़ा-मकोड़ा चढ़ता था| कौंडिन्य ने उससे पूछा- 
हे महाद्रुम ! क्या तुमने अनन्त को देखा है ? उस बृक्ष ने कहा-े. 
ब्राह्मण ! में अनन्त को नहीं जानता | 

इस तरह उससे तिरस्कृत होकर कोंडिन्य ने एक बछड़े सहित गाय: 
देखी | हे युधिष्ठिर ! बह गाय घास के बीच इधर-उधर दौड़ रही थी | 
. कौंडिन्य ने गाय से पूछा--हे घेनु ! बताओ तुमने अनन्त को देखा है ९ 
गाय ने कोंडिन्य से कहा--ब्राह्मण ! में अनन्त को नहीं जानती | 

तब आगे जाते हुए उसने हरी घास पर बेठे एक बेल को देखा और 
उससे पूछा--हे गायों के स्वामी ! क्‍या तुमने अनन्त को नहीं देखा ? 
बेल ने उससे कहा--मैंने अनन्त को नहीं देखा । 


फिर आगे जाते हुए उसने दो सुन्दर तलेयाएँ देखीं । उनमें परस्पर 
- जल की लहरें आ रही थीं, लहरों के चलने से वे बड़ी शीतल थीं, कमल 
ओर कल्हार से आच्छन्न थीं, जलजीबों से सुशोभित थीं, भों रे, हंस, 
चकवे, कारण्डव ओर बशुले उनका सेवन कर रहे थे | ब्राह्मण ने उन्ह 
तलेयों से पूछा--तुमने अनन्त को नहीं देखा ? उन तलेयों ने कहा--- 
हमने प्रभु के दशेन नहीं किये | 


[ १५६ |] 


तब आगे जाते हुए कोंडिन्य ने एक हाथी और एक गदहा देखा | 
ब्राह्मण ने उनसे भी पूछा | उन्होंने भी ब्राह्मण का तिरस्कार किया और 
: कहों--हमने प्रभु को नहीं देखा | यह सुनकर कोंडिन्य बेठ-गया | 
ब्राह्मणोत्तम कोंडिन्य इस समय घबरा उठा था, अतः कृपा करके 
- अनन्त देव प्रत्यक्ष हुए उन्होंने वृद्ध जाह्मण के वेष में कॉडिन्य से कहा- 
इधर आइये | वे उसका दाहिना हाथ पकड़ कर अपनी पुरी में ले गए। 
- उन्होंने कोंडिन्य को अपनी पुरी दिखाई, जो दिव्य खी-पुरुषों से युक्त 
' थी | उस पुरी में अनन्त भगवान श्रेष्ठ सिंहासन पर बेठे थे | पास में 
- स्थित शंख, चक्र, गदा, पद्म ओर गरुड से वे शोमित थे। फिर उस 
ब्राह्मण ने कोंडिन्य को पूर्वोक्त विश्वहपी परमेश्वर अनन्त के दशन 
करवाये,जो कोस्तुम मणि से सुशोभित, वनमाला से विभूषित और 
'विभूतियों से भासमान थे, उनको देखकर इस ब्राह्मण ने बड़े आनन्द के 


साथ अनन्त भगवान्‌ से कहा--- 
पापो5ह पापकर्मा5हं पापात्या पापत्रभव: ६ 


त्राहि माँ पुण्डरीकाक्ष स्वंपापहरों भत्र ॥ 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ १ 
यत्तवाढब्रिय्रुणाम्भोजे मन्मूदा अमरायते ॥ 
: मैं पापी हूँ, पापकर्मों का करनेवाला हूँ, मेरे मन में भी पाप है ओर 
: मैं पापों का पेदा करनेवाला हैँ | हे कमलनयन ! मेरी रक्षा करिए और 
सब पापों के हरण करनेवाले होइये । 
आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सुजीबन है, क्योंकि 
' मेरा मस्तक आप के चरण-कऊमल में भों रे की तरह रम रहा है | 
यह सुनकर अनन्त देव ने उसको तीन वरदान दिये--दारिद्रथ का 
“नाश, घर्स और सनातन विष्णुलोक की प्राप्ति । 
अब ब्राह्मण ने द से युक्त, नेत्र निकसित करके अनन्त भगवान से 
'पुद्धा-हे देव ! कृपा करके यथाथ रूप में बताइए कि (साग में मिल्लित) 


[ १५७ | 


आम कौन था; बेल कोन था, गाय कौन थी; दोनों तलेयाएँ कौन थीं, . 
गद्हा कौन था ओर हाथी कौन था 

भगवान्‌ ने कहा--वह आम का पेड़ एक ब्राह्मण था जो परिडत 
था और वेदों का घमण्डी था, किन्तु उसने अपने शिष्यों को शाख्र का 
दान नहीं किया इसलिए उसे वृक्ष होना पड़ा | हे 

जो तुमने बछड़े-सहित गाय देखी थी, वह साक्षात्‌ प्रथ्वी थी | 

जो तुमने बेल देखा था, हे ब्राह्मण ! वह स्वयं धम था | 

जो तुमने दो तलंयाए देखी थीं, वे पू्वजन्म में सगी बहिन थीं, 
किन्तु जो धमं करतीं वह परस्पर ले लेतीं इसलिए तलेयाए हुई | 

जो हाथी तुम्हें मिला था, वह घर का हेषी था और जो गद॒हा 
मिला वह लोभी ब्राह्मण था तथा जो बूढ़ा त्राह्मण मित्रा वे स्वयम्र्‌ 
अनन्त थे | 

हे ब्राक्मण ! पहले मैंने जो तुमने १छा वह बताया है, अब तुम फिर 
घर जाओ और अनन्त भगवान्‌ का ब्रत चौदह वर्ष तक करो । तब सन्‍्तुष्ट 
होकर मैं तुम्हें नक्षत्रों में स्थान दूँगा । धमोत्मा तुम अपनी पत्नी के 
' साथ आनन्ददायक भोगों को भोगकर पुत्र-पौत्रों से युक्त होने के 
अनन्तर मोक्ष पाओगे | 

श्रीकृष्ण ने कहा--अनन्त भगवान्‌ इस तरह वरदान देकर वहाँ 
अन्तधोन हो गए | कोंडिन्य भी घर आया और उसने यह उत्तम तब्रत 
किया । इस ब्रत के प्रभाव से उसको सब तरफ से लक्ष्सी मिलने लगी | 
बह धर्मौत्मा शीला के साथ इच्छानुसार भोग भोगकर स्वगें में गया ओर 
- गुनवेसु नामक नक्षत्र हुआ, जो चमकता हुआ दिखाई देता हे ओर 
जो एक कल्प तक स्थायी रहेगा | अच्छी तरह करने पर अनन्त के _ 
ब्रतरूपी धर्म से यह फल हुआ | 

अनन्त का उद्यापन आदि, मध्य या अन्त में कहीं भी किया जा सकता 
है । उद्यापन के समय अनन्त देव की सुबर्ण-अ्रतिमा बनवानी चाहिए,. 


[१५८ | 


“उसको पूणपात्र और घड़े से युक्त श्वेत वच्च से ढेंककर छत्र ओर जूते 
की जोड़ी सहित ब्राह्मण को दान करना चाहिए ओर सब आमभरणों से 
'भूषित गऊ दक्षिणा में देनी चाहिए। फिर परम भक्ति से, पूजा करके 
'चौदह आह्यणों को भोजन करवाना चाहिए ओर उनको दक्षिणा 
देनी चाहिए | 
इस तरह ब्रत करने से अव्ययपद प्राप्त होता हे ओर मनुष्य जो-जो 
मनोरथ करता है वे सब प्राप्त होते हैं | हे राजन्‌ ! मैं सच कहता हूँ, 
“जिसके पुत्र नहीं हो उसको पुत्र मिलता है, निधन को धन मिलता है. 
"ओर रोगी रोग से छूट जाता हे । 
हे राजब ! यह उत्तम अनन्तत्रत तुमसे कहा जिसके करने से 
'( मनुष्य ) सब पापों से मुक्त हो जाता हे इसमें कोई सन्देह नहीं | 
जो लोग इस हरि की कथा को सदा सुनते हैं. वे भी पाप से मुक्त 
'होकर परमंगति ग्राप्त करते हैं | 
( ब्रताक में भविष्योत्तर पुराण से उद्घृत ) 
अभ्यास 
'( १ ) अनन्तव्रत का समय बताइए £ 
.( २ ) अनन्तत्रत की विधि बताइए। अनन्त का अथ क्या है? उसमें 
भगवान को पुक्नचिंग पक्कान्न ही क्यों निवेदन किए जाते हैं, ल्लोलिंग 
. पक्कान्न क्यों नहीं १ 
(३ ) अनन्त का डोरा केसे बनाया जाता है! चौदह' प्रन्थियों के देवता 
कौन हैं १ इन देवताओं को प्रन्थियों में स्थापित करने का क्या 
असशिग्राय है ? की 
(४ ) यह जत वर्षा ऋतु के अन्त में क्‍यों किया जाता है 
(५ ) अनन्तकथा संक्षेप में कहिए । आम तथा तलयों के वृत्तान्त से क्‍या 


तात्पय निकलता है 
कट 5०४2० 


नवरात्र 


समय 
आखिन शु० १ से ६ तक और चेत्र शु० १ से ६ तक। 


कालनिणेय 


नवरात्र का आरम्भ आशिन शुक्ल पतिपदा और चेत्र शुक्ल प्रतिपदा 
को होता है | जिस दिन प्रतिपदा ६ घड़ी से कम न हो उस दिन इसका 
आरम्भ करना चाहिए | यदि ६ घड़ी न मिले तो कम-से-कम दो घड़ी 
प्रतिपदा अवश्य होनी चाहिए। अमावस्या से युक्त श्रतिपदा का 
नवरात्रारम्म में निषेध हे, परन्तु यदि प्रतिपदा का क्षय हो जाय अथवा 
दूसरे दिन प्रतिपदा दो घड़ी से भी कम हो तो अमावस्या के साथ की 
प्रतिपदा भी ली जा सकती हे | यद्यपि प्रतिपदा के आरस्म की १६ घड़ियों 
का तथ चित्रा नक्षत्र ओर बधृति योग का भी निषेध है, तथापि धर्म 
' सिन्धुकार का यह्‌ सत है कि इस नियम का मसध्याह्न तक ही पालन 
करना चाहिए | यदि मध्याक्ष तक भी उक्त दोष रहे तो अपराह्न या रात्रि 
में प्रारम्भ न करके सध्याह्ष में ही आरम्भ करना चाहिए | 

विधि 

प्रतिपदा के श्नि प्रातःकाल अभ्यज्ञस्नानादि करके नवरात्र में जिन 
नियमों का पालन करना हो उनका संकल्प करे | फिर जेसा कुलाचार हो 
उसके अनुसार ब्राह्मण को बुलाकर अथवा स्वयं स्नान-संध्या से निबृत्त 
होकर म्त्तिका की वेदी में जवारे ( यवाहुर ) बोकर घटस्थापन करे। 
घट के ऊपर कुलदेवी की प्रतिमा स्थापित कर उसका पूजन करें| जिनके 
यहाँ दुगोसप्तशती के पाठादि होते हैं वे स्वयं अथवा आह्यण के हाय 


[ १६० ] 


पठन-करें या करावें। कई लोग पूजामात्र के समय दीपक रखते हैं ओर 
कई नवरात्र तक अखर्ड दीपक रखते हैं | 
वैष्णव लोग नवरात्र में उक्त विधि से रामप्रतिमा की स्थापना करके 
रामायण का पाठ करते हैं। अनेक स्थानों पर नवरात्र में राम-लीला 
भी होती है। जहाँ नवरात्र भर राम-लीला होती है वहाँ उसकी समाप्ति 
विजयादशमी के दिन की जाती है। काशी के पास काशीराज्य की 
राजधानी रामनगर में रामलीला अनन्‍्तचतुदंशी से आरम्भ होकर 
आख्िन शुद्ध पूर्णिमा तक चलती हे | 
काल-विज्ञान 
शक्ति-पूजा में नवरात्र ही क्‍यों ? 
संसार में भगवान्‌ की सबसे बड़ी शक्ति काल है । जेसा कि श्रीमदू- 
भागवत में लिखा है-- 
यद्भयाद्वाति जातो5यें सू्स्तपति यद्भुयात्‌ 
यद्गूयादू बते देदों मगणों भाति यद्भयात्‌ ॥ 
यदनस्पतयो. भीता लताश्रौषधिभि+. सह 
स्वे से काले5भिशहन्ति पुष्पणि च फकानि च ॥ 
खबन्ति सरितो भीता नोत्सपेल्युदचियेत+ 
अग्निरिन्चे, समिरिभिभु्च मजति यद्भयात्‌॥ 
नमो ददाति असतां पद यक्तियमादत+ 
लोक स्वदेह तनुते महान सपमिरावुतम 0 
शुणामिमानिदों देवा: सर्मादिष्वस्थ यद्धयात्‌ 
उतेन्तेडनुगुर्ग गेषां वश पतच्वराचरस ॥ 
सोडनन्तो5न्तकर* कालो5चादिरादिकुृदव्यय४ १ 
जन॑ जनेन जनयन्‌ शारयन्मृटुनान्तकम 0 
(६ ६१२६।४० से ४५ तक ) 


[ १४१ | 


जिसके भग्र से कायु चलता है, सूर्य तपता है, इन्द्र ब्षों करता है, 
तारागण चमकते हैं, वनस्पति, लता ओर ओषधिखों अपने-अपने समय 
पर पुृष्प-फल ग्रहण करते हैं, नदियां बहती हें, समुद्र नहीं उम्रड़ता, 
अभि जलता हैं; पवतों सहित प्रथ्वी नहीं डबती, आकाश जिसके नियम 
से प्राणियों को स्थान देता है, महत्तत्त्व सप्तावस्णोंसह्दित अपनी देह को 
लोकरूप बनाता है ओर छत्त्वादि गुणों के अभिमानी देवता अथात्‌ अद्या, 
विष्सु, महेश--जिनके वश॒ में यह स्थावर-जज्लम जयगत्‌ हे--अत्येक 
युग में सृष्टि, स्थिति, संहार में अवृत्त होते हैं। वह काल सबका अन्त 
करनेवाला है और स्वयं अनन्त है, सबको जन्म देनेवाला है और स्वयं 
अनादि है, वही ग्राणी से प्राणी को उत्पन्न करवाता है ओर सारनेवाले 
को भी मौत से मार देता है। 

यह काल भगवान्‌ की शक्ति ही है। जेसां कि उसी श्रीमद्भागवत के 
तृतीय स्कन्ध में लिखा हैः 

कालसंझ्ां तदा देंदीं बिश्रच्छक्तिमुस्क+ ९ ( ५५७२ ) 

सच्ची बाद तो ग्रह है क्रि काल से बढ़कर भगवान्‌ की और कोई 

, शक्ति अलक्षरूप में नहीं दिखाई देती। सो यह ठीक ही लिखा है कि-- 
अन्तबेहि; पूरुषक्रालूरूपे: प्रवच्छुतो मुत्युमुताउमु्त व ॥ (श्रीमद्मागवत १०११७ ) 

अथोत्‌ भगवान के दो रूप भ्रत्यक्ष हैं--भीतर जीवात्मा और बाहर 
काल | एक सनुष्य को अमृत ( जीवन अथवा मोक्ष ) दान करता है और 
दूसरा मृत्यु--तात्पयं यह कि आत्मज्ञान के द्वारा मनुष्य को सोक्ष प्राप्त 
होता है और काल की श्रेरणा से बाह्य विषयों में आसक्त होने से मृत्यु । 

इसी भगवान्‌ की समयरूप शक्ति का अनुभूयमान स्वरूप ऋतुचक् 
. अथोत्‌ संवत्सर है, जो सामान्यतः ३६० दिनों का माना जाताः है | इन 
35० दिनों के ४० ( ४० >< ६ :८ ३६० ) नवरात्र होते हैं, जिनमें से 
२० सूर्य की पूव दिशा के मध्यबिन्दु पर आने से घुनः मध्यबिन्दु पर 
आने तक समाप्त हो जाते हैं | चेत्र शुक्र श्रतिपदा के दिन जब चान्द्र 

११ भा? ब० 


[ १६२ ] 


सास का आरम्भ होता है उस समय सूथ्थ ठीक पूरे दिशा में होता है 
और इसी प्रकार आखश्विन मास में भी सूर्य ठीक पूषे दिशा में ही रहता 
है। दिन और रात्रि का प्रमाण भी इस समय प्रायः समान होता है। 
जञसा कि पहले लिखा जा चुका है।. संस्कृत में इस समय को विषुष* 
अथवा विषुवत्‌ कहते हैं | 

इस विषुबत्‌ काल के शुकुृपक्ष के आरम्म के नो दिन शक्ति की 
आराधना के लिए प्रधान माने गए हैँ, क्योंकि भगवान्‌ की दूसरी शक्ति 
जिसे प्रकृति अथवा महामाया कहते हैं. वह सत्त्व, रज, तसम इन तोन 
गुणों की साम्यावस्था का ही नाम है | जब सरक्त्व, रज, तम ये तीनों 
गुण समान मात्रा में रहें उसका नाम प्रकृति है, जब इनकी मात्रा में 
अधिकता वा न्यूनता हो तब सृष्टि होती है | इसलिए जब स्त्वरूप दिन 
का प्रकाश, तमोरूप रात्रि का अन्धकार और इनका सध्यमाग रजोरूप 
सन्ध्या ये तीनों साम्यावस्था में हों (अथोत्‌ लंबे या छोटे न होकर यथार्थ 
स्थिति में हों ) वही समय अकृति की आराधना में उपयोगी हे, क्योंकि 
प्रकृति अभिव्यक्त रूप में त्रिगुणात्मिका हे. ओर त्रिगुण के परसरुपर 
मिश्रण से त्रिवृत्‌ होने पर गुणों के . सत्त्वप्रधानसत्त्व, सच्त्वप्रधान रज, , 
सत्त्वप्रधान तम ओर, इसी प्रकार रजःप्रधान सक्तव, रज:प्रधान रज, 
रजःप्रघान तम एवं तस:प्रधान सक्तय, तमःप्रधान रज और तमःप्रधान 
तम ये नो रूप होते हैं! इन नो .रूपों. के कारण,ही प्रकृति की 
आराधना नो अहोरात्रों में की जाती है; क्य्रोंकि उक्त प्रकार से प्रकृति 
का स्वरूप ही चिदृत्कृत - त्रिगुणात्मक हैं। अतः सहासाया ( प्रकृति ) 
की उपासना के अहोरात्र नवसंख्यक रक्‍्खे गए हैं । । 

उपयुक्त विधि से पूरे संवत्सर के ४० नवरात्रों में से दो ही नवरात्र 
प्रधान हैं--एक वषोरम्म् में चेत्रशुक्त का और दूसरा व के मध्य में 


१. समरात्रिन्दिवे काढ़े विधुवदिषुत॑ च तत्‌ । (अमरकोष, कालवर्ग 'छोक १४) 


[ १६३ | 


आश्िन झुछ का, सो इन्हीं भें जगत्‌ की मूल प्रकृति महामाया की 
आराधना की जाती है। 

४ संबत्सर के ४० नवरात्रों में से उक्त दो सवंरात्रों के अधान भानने 
का कारण यह है कि ऋतु-विज्ञांन में लिखे अनुसार जीवन के मूल 
कारण अभि ओर सोम हैं। उन्तके घर्मे उच्णता और शीत हैं | उन 
दोनों का उपोह्ठक्नन क्रमशः इन्हीं दो नवरात्रों से आरम्भ होता है | 

दूसरा कारण यह है कि भारतवर्ष ऋषिप्रधान देश है और यहाँ 
अकृति की देन के रूप में अन्न इन्हीं दोनों नवसत्रों में, परिपक्त होकर 
आप्त होता है। अतः उस समय प्रकृति की आराधना यहाँ के लिए 
35% भी है। इन्हीं दिनों में आचीन ऋषि नवाश्रेष्टि भी किया 
करते | 


तीसरा कारण यह है कि--भारतवष्ष की निर्मल, स्वच्छ ओर सुखद 
ऋतुए भी वसन्‍त और शरद ही हैं। इसीलिए भारत के कवियों ने 
ईजितना इन ऋतुओं का बणन किया है उतना अन्य चार ऋतुओं का 
नहीं । अतः प्रकृति देवी की अ्रसन्नता के मूत्तेरूप और कालशक्ति के 
, 'फलश्रद अवसर पर ही शक्ति की आराधना उचित है | 
विधि-विज्ञान 
ऊपर हम देख चुके हैं कि नवरात्र शक्ति-पूजा का समय है । शक्ति 
ही वास्तव में किसी भी वस्तु के स्वरूप को स्थिर रखने में समर्थ हे । 
'विना शक्ति के कोई भी वस्तु क्षणमर भी नहीं टिक सकती | अतएव 
यह कहा जाता है कि बिन्रा शक्ति शिव भी शव हैं | | 
शक्ति के स्वरूप को समझने के लिए दुगों-सप्तशती का निम्नलिखित 
जोक ब्रहुत ही उपयोगी है--- 
यत्द किश्विकचिदस्तु सदसद्वा5खिलात्मिके, 
तस्य सबेस्थ या शुक्ति*' सा त्व॑ कि स्तूयसे मया ॥ 
( देवी सछशुत्ी, अ० ९ 'छो० ८२ ) 


[ १६४ ] 


ब्रह्माजी ने भगवती योगनिद्रा की स्तुति करते हुए उपयुक्त शछोक में 
शक्ति की स्तुति में अपनी अशक्ति बताई है। उनका कथन है कि-+ 
हे सबबरूपिणि, जगत्‌ में जो कोई, जहाँ कहीं, सद्‌ ( कार्यरूप ) या 
असद्‌ ( कारणरूप ) वस्तु है उस सबकी आप 'शक्ति' हैं। भला आप 
ही बताइए, कया मैं आपकी स्तुति कर सकता हूँ ! 

इस छोटे-से छोक में शक्ति के विषय में अनेक बातें लिखी हैं-- 
सवग्रथम तो इस ज्छोक में' प्रयुक्त हुए सम्बोधन 'अखिलात्मिके” अथौत्‌ 
'संबेरूपिणि! पर ही ध्यान दीजिए। इसका तात्पय यह है कि प्रत्येक 
वस्तु का स्वरूपलाभ और स्वरूपधारण विना शक्ति के नहीं हो सकता। 
जो भी कोई वस्तु किसी रूप में दिखाई देती है अथवा बत्तंम्नान है, 
वह शक्ति के ही कारण है | 

उदाहरण के लिए किसी भी पदा्थ या व्यक्ति को ले लीजिए। उसमें" 
जब तक उस रूप में रहने की शक्ति होगी, तभी लक वह उस नाम, 
पद, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति का अधिकारी रह सकता है, जहाँ उसमें 
से शक्ति हटी कि वह स्वरूप से च्युत हो जवयमा | ' 


उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति न्यायाधीश है, वह 
अपने पद और अतिष्ठा को तभी तक श्राप्त किये रह सकता है, जब तक 
उसमें न्‍्यायकारिता की शक्ति विद्यमान हे । यदि उसकी सदसहिवेक की 
बुद्धिरुपी शक्ति नष्ट हो ज़ाय, तो वह अपने स्वरूप से च्युत हो जायगा। 
ऐसी दशा में वह अपने पद पर रहते हुए भी, जेसे काठ का हाथी 
हाथी कहलाता है बेसे न्यायाधीश भल्ते ही कहा जाय, पर वास्तव में... 
वह न्यायाधीश नहीं होगा। यही दशा अन्य सभी वस्तुओं तथा 
व्यक्तियों की हे।... 
अतएव शक्ति को 'सवोत्मिकाः बताया गया है। ये जो आपको 
मिन्न-भिन्न व्यक्तित्व, विशिष्टत्व और साधारणत्व देख पड़ते हैं, सब 


[ १६५ ] 


उसी के रूप हैं | अभि में जब तक दाहिका शक्ति रहती हे; तम्मी तक 
बह अभि है। उसमें से वह शक्ति गई नहीं कि वही अप्रि अपने स्व॒ह्प 
से च्युत होलज्जायगा । उसे राख” आदि अन्य. किसी नाम से आय 
घुकारें, पर अब वह अग्नि नहीं हे--इसमें तविक भी संन्देह नहीं 
इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यदि अपनी स्व॒रूपरक्षा 
करनी है, तो उसे शक्ति-सम्पादन अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा 
बह हज़ार प्रयत्न करने पर सी अपने स्वरूप से च्युत हो ही जायगा | 
दूसरी बात इस खोक से यह सिद्ध होती है कि चाहे कहीं कोई 
कैसी भी वस्तु क्‍यों न हो, उसमें अवश्य ही कोई-न-कोई शक्ति रहती 
है' । बिना शक्ति के कोई वस्तु है ही नहीं। उदाहरण के लिए छोटे-से- 
छोटे कीटागु से' लेकर महाब-से-महान्‌ गजराज को ले लीजिए। उन 
सबसें किसी-न-किसी प्रकार की शक्ति अवश्य रहती है। इतना ही 
नहीं, कभी-कभी तो हम देखते हैं. कि छोटी-छोटी वस्तुओं में 
जैसी शक्ति रहती है, वेसी बड़े-से-बढ़े पदार्थों में नहीं पाई जाती । 
जो बातें कीटाऱु कर सकते हैं, वे बढ़े-से-बढ़े प्राणी के द्वारा नहीं हो 
सकतीं । पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि सबमें मूलशक्ति की अंशभूतत 
एक-एक प्रथक शक्ति कास करती रहती हे, अतएव हम किसी शक्ति की 
जपेक्षा नहीं कर सकते। इस विषय में कविवर रहीम ने केसा सुन्दर 
लिखा है| वे कहते हैं :-- 
'रहिसव' देखि बड़ेन को रूछु व दीजिए डारि ९ 
जहाँ काम आये सुई कहा करे तरबाएिश 


तीसरी बात इस झोक में यह बताई गई है कि शक्ति का स्वरूप 
अवणंनीय है । बह सबके अन्दर काय करती है, अतः उसकी इयत्ता 
अथोंत्‌ इतनी ही है यह बात नहीं बताई जा सकती। सब जगत्‌ के उत्पादक 
अज्या के मुख से यह कहलवा कर तो भगवान्‌ वेदव्यास ने इस बात 


[ १६६ ] 


का मद॒त््व और भी बढ़ा दिया है, जिसका तात्पयं यह है कि बस्तु- 
शक्ति को त्रह्मा भी नहीं जानते । आपने यदि एक वस्तु को हजार बार 
खोजा है, तब भी और खोजते चले जाइए, न जाने' -अभी उसमें 
कोौन-कोन-सी शक्तियाँ अज्ञात रूप में पड़ी हुई हैं। अतः अपनी खोज को 
कभी समाप्त न समभिए | लाखों व्यक्तियों ने वस्तु-शक्ति के अनेक अंशों 
का परिक्षान प्राप्त किया, तब भी न जाने अभी उसके विषय में कितनी 
बातें छिपी हुई हैं। जब पेदा करनेवाले ब्रह्मा भी उसे नहीं जानते; 
तो आप हम तो हैं ही क्‍या! कबीर ने इस विषय में क्‍या ही 
सुन्दर कद्दा है-- 


जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेठि ५ 
हों बौरी हूं ढ़व गई रही किनारे बैंदि ॥ 


अच्छा, अब यह देखना है कि--यह शक्ति क्‍या पदाथे है | यह 
किसी वस्तु से भिन्न रहती है अथवा अभिन्न ओर इसका सम्पादन 
किस प्रकार किया जा सकता है। शक्ति” शब्द का अथ है. सामथ्ये 
या ताकुत | पहले लिखा जा चुका है कि शक्ति वस्तु के अन्दर रहने ' 
बाला वह धर्म है, जिससे वस्तु स्वरूपलाभ तथा स्वरूपरक्षा करती हे । 
शास्षों में इस बात को बड़े उत्तम रूप से' समझाया गया है कि इस 
शक्ति का शक्तिमान्‌ ( वस्तु या व्यक्ति ) के साथ तादात्म्य सम्बन्ध है | 
तादात्म्य सम्बन्ध का अथ होता है भेद-सहिष्णु अभेद। अर्थात्‌ जो 
पदार्थ किसी अन्य पदाथ से भिन्न भी प्रतीत हो और अभिन्न भी, 
उसका उस पदाथ के साथ तादात्म्य- सम्बन्ध माना जाता है। इसका 
उदाहरण है दीपक और उसका प्रकाश। प्रकाश दीपक से भिन्न भी है 
ओर अंभिन्न भी |. भिन्न तो वह इसलिए है कि दीपक को श्रकाश अथवा 
प्रकाश को दीपक नहीं कहा जा सकता। कारण, दीपक की लो पर 
यदि हम्न हाथ रक़खें तो हाथ जल जायगा, पर प्रकाश में ऐसी कोई बात 


[ १६७ | 


नहीं। पर उन्हें सर्वथा भिन्न भीं नहीं कह सकते, क्‍योंकि यदि द्रीपक 
से अकाश सव्वथा भिन्न होता तो दीपक के हटाने पर श्रकाश न हूटता ! 
कहीं-न-कहीं हम उसे दीपक आदि अकाशमान पदाथाँ के अतिरिक्त सी 
प्राप्त कर सकते। पर अकाशमान पदाथों से प्रथक्‌ श्रकाश को हसने 
कभी नहीं देखा, अतः उसे दीपक आदि से अमिन्न ही मानना पढ़ेगा | 
इस तरह दीपक और प्रक्राश का सम्बन्ध होता है तादात्म्य अथवा 
भेद-सहिष्णु अभेद। यही सम्बन्ध शक्ति और शक्तिमान्‌ का है! 
शक्ति शक्तिमान्‌ के स्वरूप की रक्षा करती हुई भी उससे प्रथक्‌ नहीं हे । 

जिस तरह नाना रूप में परिदृश्यमान विश्व का एक उद्गमस्थान हे 
जिसे हम ईश्चर कहते हैं, वेसे ही इन अनन्त शक्तियों का मूल एक 
शक्ति है, जिसे व्यवहार में' कार्यभेद से प्रकृति, माया, शक्ति आदि 
अनेक नामों से निरूपण करते हैं। यह शक्ति उपयुक्त रीति से उस 
विश्वेश्वर के साथ तादात्म्य सम्बन्ध रखती है ओर उसके सभी काम 
इसकी सहकारिता से होते हैं! 


शाद्तरों में स्थान-स्थान पर शक्ति का वर्णन है, अतः इस विषय में 
विशेष लिखना व्यथ है, तथापि विष्णुपुगण के निम्नलिखित ःछोकों के 
पढ़ लेने से शक्ति के बिषय में शास्लीय विचार बिद्तिं हो सकते हैँ-- 


शुक्तय+ सरवेभ्नावाधामचिन्त्या अपुथक्स्थिता: ६ 
स्वरूपे नेद इश्यन्ते इश्यन्ते कार्यतस्तु ता: 
सूक्ष्मावस्था हि रत तेषां सेमादानुणामिनी १ 
इदन्तया दिधातं सा न निषेद्धं च शुक्यते 0 
सबेरननुसोज्या हि शुक्तयों भावगोचरा5 १ 
एवं भुगवतस्तस्यथ, परस्य अहणों झुने ॥ 
सर्वेभावानुणगा शुक्तिज्योत्नेव हिमदौचितेः ६ 
मादामावानुण॒तस्थ स्वेकायंकरी विसो: ॥ 


[ १६८ | 


झ्थोत्‌ सभी पदार्थों में ( अनेक ) शक्तियाँ होती हैं, जो कि पदार्थ 
से प्रथक नहीं रहतीं और अचिन्त्य हैं। वे किसी वस्तु के स्वरूप में 
नहीं दिखाई देतीं, किन्तु काय द्वारा इंष्टिगोचर होती हैं ।बस्तुतः शक्ति 
एक प्रकार से पदार्थों की सूक्मावस्था हे, जो सभी पढ़ार्थों का अनु 
गसन करती हे--संसार का कोई पदाथ उससे मुक्त नहीं हे । इस शक्ति 
को न तो कोई प्रत्यक्षरूप से देखिए, यह शक्ति पदार्थ हे? यों बता ही 
सकता है ओर न उसका कोई निषेध ही किया जा सकता है | ये पदार्थों 
में' विद्यमान शक्तियाँ तक की विषयभूत नहीं हैं ( किन्तु खोज की 
विषयभूत हैं ) | 

जैसे ये पदार्थों की शक्तियों हैं, ठीक बेसे ही उस भगवान परत्रह्म 
की भी एक शक्ति है, जो सब पदार्थों के पीछे लगी हुईं है और जेसे 
चन्द्रमा से चांदनी का सम्बन्ध है; बसे ही इसका भगवान्‌ से सम्बन्ध 
है। यह ईश्वर की शक्ति भाव ओर अभाव सबके सांथ लगी हुई है 
ओर ईश्वर के सब कार्यों को करतो है--ईश्वर के संभी कार्य इसी शक्ति 
के द्वारा होते हैं | 

यही क्‍यों ? भगवान्‌ स्वयं भी अवतार लेते हैं तो इसी के आधार ' 
पर | गीता में भगवान ने कहा है :-- 

प्रकृति स्वामविष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ५ 


मैं अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होकर अपनी माया के द्वारा प्रकट 
होता हूँ। अतएब हम जब कभी भगवत्स्वरूपों का वर्णन करते हैं तो 
पहले उनकी शक्ति का वणन करते हैं. और फिर उनका; जेसे लक्ष्सी- 
नारायण; राधा-कृष्ण, सीताराम--इत्यादि | 


यह तो है शक्ति का तात्तिक वर्णन+ पर यहाँ सृष्टि में' उसका 
क्या स्वरूप है और उसका सम्पांदन तथा उपयोग केसे किया जा 
सकता है । ये बातें विशेष रूप से समझ लेने की हैं । 


[ १७० ] 


प्रथक-श्रथक हैं। कान का काम कान ही से हो सकता है, अन्य किसी 
इन्द्रिय से नहीं। तथापि ये सब सम्सिलित ओर संयुक्त होकर ही 
पुरुष को पुरुष ( पुरुषाथ के योग्य ) बना सकती हैं--एकृ-एक अलग- 
अजल्ञग रहकर नहीं | 
यही बात व्यक्तियों की भी है । एक व्यक्ति, कोई कितना भी बल- 

वान्‌ क्‍यों न हो, किसी कार्य को आंशिकरूप में ही संपादन कर सकता 
हैं, पूर्णतया नहीं, अतः शक्तिसंपादन का उपाय है. अपनी प्रथकृश्रथक्‌ 
शक्तियों का; सहयोग द्वारा संघटित होकर, प्रयोग करना | विना इसके 
कभी कोई कार्य नहीं हो सकता, अतएवं लेख के आरम्भ में लिखे 
छोक में शक्ति के विषय में लिखा है 'तस्य सबस्‍्य या शक्ति: जिसका 
तायपये यह है. कि शक्ति और वास्तविक शक्ति, जिसकी हम वन्दना 
और अचना करते हैं वह सबकी” है, एक की नहीं। एक-एक में तो 
उसका अंश ही है । अतण्व दुर्गो-सप्तशती में भी शक्ति का निवास एक 
व्यक्ति या एक स्थान में नहीं बताया। योग-निद्रा ही के लिए. 
लिखा है :-- 

मेत्रास्यनासिकाबाहुह्दयेस्यस्तथोरस,.. १ 

बिर्गम्य दश ने तस्थो अ्रह्मशो5व्यक्तजन्मन+ ॥ 


अथोत्‌ यह भगवान की शक्ति नेत्र, मुख, नासिका, हृदय और छाती: 
से निकलकर दृष्टिगोचर हुई | इसका अभिप्राय यही है. कि शक्ति कहीं 
भी केवल एक ही स्थान पर नहीं रहती | वह प्रथक्‌-प्थक्‌ स्थानों पर 
विभक्त होकर सुषुप्त रहती है पर सबका सहयोग होते ही काय करने 
लगती हे | 

यही नहीं, दुगो-सप्रशती के मध्यम-चरित्र में तो उसे सब देवताओं 
के अंशों से ही आविभूत बताया गया है और उन सबकी संघटित शक्ति: 
ने हीमहित्र जेसे महासुर को परास्त किया और उत्तम-चरित में तो 


( १७१ ] 


अधान झक्ति का अन्य शक्तियों के सहयोग से कार्य करना स्पष्ट हीं। 
कर्णित है | 
-' इस लेख"का सार यह है कि-- 
/ (१)शक्ति के विना न तो वस्तु स्वरूप घारण कर सकती है, न 
स्वरूप२क्षा | 
( २ ) वस्तु छोटी हो या बड़ी, सब में शक्ति अवश्य रहती है | 
( ३ ) शक्तियाँ अनन्त हैं, अचिन्त्य हैं और वस्तु से भिन्न-- 
अभिन्न हैं । 
(४) पदार्थों की शक्तियाँ भिन्न-भिन्न होने पर भी वस्तु की 
मूलशक्ति, जिसकी ये सब शक्तियाँ अंशभूत हैं, एक है । 
( ४ ) एक बस्तुशक्ति दूसरी वस्तुशक्ति से मिलकर ही संपूर्णता को 
प्राप्त होती है । बिना सहयोग के शक्ति अपूर्ण ही रहती है । 
यह जिस भगवती शक्ति का स्वरूप है. उसी का पूजन इस नव- - 
रात्नोत्सव में किया जाता है। उसमें उपयुक्त विधि के अनुसार 
' (१) अभ्यज्वस्नान | (२) जवारे बोना | (३) घटस्थापन 
( ४ ) प्रतिमापूजन आदि हैं | 
वेष्णवों के यहाँ भी लगभग यही विधि होती है, परन्तु उनके यहाँ 
भगवती के स्थान पर भगवान्‌ राम का पूजन किया जाता है| 
अभ्यज्ञस्नान--इसका विज्ञान संवत्सरोत्सव में विस्तार से लिखा 
जा चुका है । स्वास्थ्यरक्षा के लिए इसकी यहाँ भी आवश्यकता है | 


जबारे बोना--यव ( जो ) के अंकुरों का नाम जवारा है। 'पयसो 
रूपं यद्यवाःः ( यजुः संहिता १६-२२ ) इस श्रुति के अनुसार जौ पय 
का रूप है | पय दुग्ध को कहते हैं. और जल को भी | इसकी व्युत्पत्ति- 
' निरुक्त में यह की गई है कि 'पयः पिबतेबों प्यायते वा” ( २-२-१ » 


[ १७२ | 


अर्थात्त जो पीया जाय अथवा यों कहिए कि पीने से वृद्धि अथवा पुष्टि 
करे उसका नाम पय है| प्रत्यक्ष भी हम देखते हैं कि जल पीने से 
ओषधि बनस्पतियों की और दूध पीने से. प्राणियों का वृद्धि होती है 
और यह भो स्पष्ट है कि दुधारू पशुओं को जोौ-खिलाने से उनका दूध 
बढ़ता है, अतः भोज्यान्नों में और खासकर हृविष्यान्नों में यव को 
प्रधानता दी गई है | अतएव 'यवोसि धान्यराजोसि--अथोत तू यब है, 
तू धान्यों का राजा है? यह भी कहा जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ 
कि जो वर्धनशील अनाज है। सो उसके अंकुर भी, जो नवीन भन्न के 
उत्पादक हैं, अवश्यमेव बधनशील और सांगलिक समझे जाने चाहिएँ | 
इस कारण महालच्ष्मीरूप शक्ति की, जिसका स्वरूप समृद्धि या वृद्धि हे, 
“पूजा में जबारे बोना उचित ही है | 


'घट-स्थापन--घट जल का आधार माना जाता है' और जल वरुण 
देवता का प्रतीक है। घट पर वरुण का ही पूजन किया भी जाता है | 
बरुण देवता को वेदों में, पाशबन्धन से छुड़ानेधाला बताया गया है, 
जैसा कि रक्षाबन्धन के प्रकरण में बताया जा चुका है | 


अतः प्रत्येक मांगलिक कर्मों में रुकावट डालनेवाले बन्धनों की 
'निवत्ति के लिए वरुण का पूजन आवश्यक होता है' और शक्ति-पूजा में 
तो घट-स्थापन अत्यन्त महत्त्व रखता है; क्योंकि जब तक बन्धनों की 
निवृत्ति न हो तब तक न तो मनुष्य लक्ष्मी, सरस्वती आदि शक्तियों की 
प्राप्ति कर सकता है और न संहार से ही बच सकता है, और सच्ची 
बात तो यह है कि पाशबद्ध होने से ही पुरुष पशु कहलाता है. तथा 
परतन्त्रता में' जकड़ा हुआ है| पाश की निद्ृत्ति होने पर ही मनुष्य 
स्वतन्त्र होकर शक्ति उपाजन कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस पाश से 
“छुड़ाने के कारण शक्ति-पूजा में वरुण के प्रतीक घटस्थापन को प्रधानता 


दी गई है| 


[ १७३ | 


प्रतिमा-पूजन--अ्रतिसा-पूजन की विशेषताएं रासनवसी-जन्माष्टमी 


के उत्सवादि में जेसी बताई गई हैं. बेसी ही यहाँ पर भी सममनी 
चाहिए | 


अभ्यास 
(१ ) शक्तिपूजा कब होती है ? 
(६ २ ) शक्तिपूजा का कालविज्ञान विस्तार से समम्काइए । 


( ३ शक्तिविज्ञान को आपने जेसा समझा है उसे पूजामें नवरात्र का क्यों 
प्रहत््व हे : 


( ४ ) जवारे बोने और घटस्थापन की इस उत्सव में क्यों प्रघानता है ? 


विजयादुगशमी 
समय-आखिन शुक्ल दशमी 
काल-निणेय 


जिस दिन अपराह में दशमी हो उस दिन करनी चाहिए | यदि 
दोनों दिन अपराह में न हो तो पहले दिन ही करनी चाहिए, किन्तु 
अबण नक्षत्र मिज्ञता हो तो जिस दिन श्रवर्ण नक्षत्र हो उस दिन करनी 
चाहिए | विशेष निणय घम्मशाञ्रों में' देखा जा सकता है | 


विधि 


इस दिन अपराजिता-पूजन, शमीपूजन, नगर की सीमा का उल्लंघन, 
शब्ाख-पूजन और विदेश जानेवालों के श्रस्थान का विधान है; 
'जिनका विवरण आगे दिया जाता है । 


अपराजिता-पूजन--अपराजिता का पूजन नगर से बाहर ईशान 
कोण में, पवित्र स्थान पर प्रथ्वी को गोमय से लीपकर चन्दनादि से 
बनाए हुए अष्टकोण मण्डल पर किया जाता था। मध्य में अपराजिता, 
दक्षिण में जया ओर बाइ तरफ विजया का आवाहन करके षोडशोपचार 
से पूजन की विधि है, किन्तु आजकल यह रिवाज उठ सा गया है | 

शमी-पूजन--इस कमे में गाँव से बाहर ईशान कोण में स्थित 
शमी-वृक्ष के पूजन की विधि है | पूजा का मन्त्र निम्नलिखित है-- 


अमझ्लानां शमी शुभनी दुष्छृतस्य च ९ 
दुषस्वप्यचाशुर्दी घन्यां प्रप्चें5हं शर्मी शुभाम्‌ ॥ 


| १७४ ] 


धूजा के अन्त में निम्नलिखित सन्‍्त्रों से आर्थना करनी चाहिप्‌-- 
शमी शमयते पापं श॒ुप्ती लोहितकण्य्का ६ । 

धरिव्यंजुबबाणानां रामस्थ प्रियदादियी॥ । 

करिष्यमाणयात्रायां यथाकालं सुर मया | 

ठत्र निर्विन्ञकर्ती तू मद श्रीरामपुजिते ॥ 


शखस्याख्पूजन--धमेशाख्रों में अतिपदा से आरम्भ करके नवेमी- 
'ययन्त नवरात्र में शल्रास्न राजचिह और हाथी, घोड़ा आदि की पूजा 
'का भी विधान है । इसका नाम शात्रों में लोहाभिसारिक कमे कहा 
गया है। परन्तु आजकल, जबसे भारतवर्ष की राजसत्ता नष्ट हुई, 
साधारण लोग और क्षत्रिय राजा भी विजयादश्ी के दिन ही साधा- 
रण रूप से यह काये कर लेते हैं । विस्तारभय से हम इस विधि के 
सब विधान को यहाँ उद्धृत करने में तो असमर्थ हैं, किन्तु आचीन समय 
में यह उत्सव किस प्रकार होता था इसका थोड़ा दिग्दशन नीचे कराया 
जाता हे-- 


शब्नाख्रादि-पूजन के लिए सोलह हाथ लम्बा और इतना ही चौड़ा 
. एक सण्डप बनाकर उसे पताका आदि से सजाया जाता था | उस मण्डप 
में शख्राश्न और राजचिह्न सजाकर रक्‍्खे जाते ये। मण्डप के अप्नि- 
कोण में हाथ भर का सुन्दर कुंड बनाकर उसमें शुक्ताम्बरधारी ब्राह्मण 
पवित्र होकर हृवन करवाते थे। राजा भी प्रतिदिन स्नान करके राज- 
वचिह्न का ओर हाथी-घोड़ों का पूजन करते थे और सजाये हुए घोड़े शहर 
में बाजे-गाजे के साथ निकाले जाते थे | क्‍ ा 
बेसे तो सभी राजचिह्न अल्-शब्बादि पूजा में रहते थे, परन्तु निम्न- 
लिखित राजचिह्नों के नाम धर्मशास्रों में विशेष रूप से लिखे हैं-- 
छत्र, चेंबर, ध्वजा, पताका, खड्ग, छुरी, कटारी, धनुष, बाण, ढाल, 
तलवार, भाले, छड़ी, नोबत, शंख, राजसिंहासन आदि में से पत्येक | 


[ १७६ | 


इनकीः पूजा-विधि और मन्त्र आदि निरणणय-सिन्धु और चतु्बेगेनचिन्ता- 
मणि ( हेमाद्रि ) आदि अन्थों में देखे जा सकते हैं। आजकल तो 
विजयादशमी के दिन केवल अश्व-पूजन और शख्न-पूजन बाकी रह 
गया है । 

सीमोह्लंघन--घास्तव में! विजयादशर्ी राजाओं की विजय-यात्रा 
का दिवस था। चातुर्मास्य में क्षत्रिय लोग मार्गों के पंकिल ( कीचड़ 
बाज ) हो जाने और नदियों में जल-प्रवाह के कारण शरज्नु-राजाओं 
घर चढ़ाई न कर सकते थे | चातुमोस्य समाप्त होने पर विजयादशमी 
के दिल वे प्रथम प्रस्थान करते थे, किन्तु शनेः शने: भारत के पररतंत्र 
हो जाने पर उस दिन सीमोल्ल्घ॑न सात्र रह गया। लोग इस दिन नगर 
से बाहर अवश्य ही जाते हैं ओर विदेश में जानेबाले भ्राररीय आज 
भी इस दिन को विजयमुहूत मानते हैं' | 


विजयादशमी के विषय में भ्रम 


विजयादशमी के विषय में अनेक लोगों का यह विचार है कि-- 
यह उत्सव भगवान्‌ रामचन्द्र के लंका-विजय के उपलक्ष में आरम्भ - 
हुआ है, किन्तु शास्त्रों में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मित्रता | श्रत्युत' 
निर्णयसिन्धु? में चतुर्वंगेचिन्तामणि से कश्यप का एक बचन उद्धृत किया 
गया है; उससे यह सिद्ध होता है. कि भगवान्‌ रामचन्द्र ने इस दिन 
लंका-विजय के लिए प्रस्थान किया था। इसलिए लंका-विजय का दिन 
मानना तो कल्पना मात्र ही हे। हाँ लंकाविजय के लिए प्रस्थान का 


द्विस यह अवश्य है | 


. , १-अवणके तु प्रृणोयां काकुत्स्थः प्रास्थितो यतः । 
.. जल्लंधयेतुः सलीमार्त तदिनके ततो भराः॥ 
( निर्णयसिन्धु, विजयादशसी-निणय ) 


है १७७ है 
अस्तुस्थिति रि ह 


मा वास्तव में यह दिन मुसलमानों के अधिकार से पूर्व स्वतन्त्र भारत 
में राजाओं की दिम्बिज़ययात्रा का विजय-मुहत्ते था। भगवान्‌ राम के 
क्ारा लंका-बिजय भारतवर्ष का एक सबसे बढ़ा पराक्रम माना जाता हैं 
ओर उनकी यात्रा इसी दिन हुई.थी, अतः सदा के लिए यहं दिन भारत- 
वासियों का विजय मुहुत्ते बन गया। यही इस उत्सव की सबसे बड़ीं 
विशेषता है | क्‍ 


काल-विज्ञान 


नवरात्र के काल-विज्ञान में, लिखा जा चुका है. कि भारतवर्ष की 
निर्मल, स्वच्छ और सुखद ऋतुएँं शरद और वसन्त ही हैं । उनमें से 
भी विजय-यात्रा के लिए बसनन्‍्त उतनी उपयुक्त नहीं, क्योंकि उसके 
अनन्तर भ्रीष्म ऋतु आ जाती है जो यात्रा के लिए, विशेषकर विजययात्रा 
के लिए, विशेष सुखद नहीं है। आजकल भी अफसरों के दौरे शीत- 
. काल में ही होते हैं । द 


महाराज रघु की द्ग्विजययात्रा का वर्णन करते हुए कालिदास 
कहते हँ-- 


सरिति: कुवंठी माघा: पथश्चाशयावक्दशान १ 
यात्रायें चेदयफ्तास तठं शुक्ते5 प्रथम शरत्‌ ॥ ( रघुदंश ४-२४ ) 


अथीत्‌ नदियों को पार करने योग्य बनांती हुई और रास्तों के कीचड़ 
सुखाती हुईं शरद्‌ ऋतु ने शक्ति से पू्े ही अथोत्‌ सेनाओं की तयारी से 
पहले ही रघु को दिग्विजययात्रा के लिए श्रेरणा दी। सेनाएँ तैयार होती 
रहेंगी, पर शरद ऋतु की आ्रकृतिक सुविधा ने उसके स्वाभाविक उत्साह 
को बढ़ा दिया | 

१२ भा० ब्र० 


[ १७४८ | 

इससे यह सिद्ध है कि भारतवषे में, दिग्विजययात्रा के लिए शरदू- 
ऋतु सदा ही अभ्यहंणीय रही हे | 
._ ज्यौतिष के अनुसार यद्यपि यात्रा सूर्य जब घनु, मेष” झोर सिंहराशि 
का हो तब अथोत्‌ पोष, वेशाख और भाद्र मास में अच्छी मौनी जाती 
है तथा कन्या अथवा तुलाराशि का सूथ हो तब मध्यम मानी जाती है. 
ओर विजयादशमी पर कन्या अथवा' तुलाराशि का ही सूर्य रहंता है, 
तथापि घन के सूर्य में गुवाद्त्य ( खरमास ) रहंता है. ओर वेशाख में 
गरमी बढ़ जाती है. तथा भाद्रमास में वषोऋतु रहती है, जो बिजये- 
यात्रा के लिए अनुपयुक्त है, अतः सध्यम होने पर भी आख्विनमास ही 
इसके लिए उत्तम समझा गया है । 
.._ झुक्लपक्ष की दशमी तिथि तो ज्योतिष के अनुसार अत्यन्त ही 
प्रशस्त है। जेसा कि लिखा है-- 

चलक्षपच्ते---सर्वदुःखशमनी यशस्करी लामदा च दशमी निरन्तरम्‌ १ 
अथात्‌ शुक्ल पक्ष की दशमी सब दुःखों को शान्त करनेवाली, यश 
क्रनेवाली और लाभदायिनी है। ( पीयूषधारा में वसिष्ठ का वचन ) |! 

श्रवण नक्षत्र तो यात्रा के लिए प्रशस्त है 'ही। 'जसा कि ' 
लिखा हे--- । न रे 

“हयादित्यमित्रेन्दुजीवान्त्यहस्तश्रदोवा पदेरेव यात्रा प्रशस्ता ६ 
अथोत अश्िनी, पुत्रवेसु, अनुराधा, सुगशिर,: घुष्य, रेबती, हस्त, 


श्रवण ओर घनिष्ठा इन्हीं नक्षत्रों में यात्रा श्रशस्त है ॥? 
इनमें से भी श्रवण दिन था रात्रि में सब सम्रय प्रशस्त है । जेसा 


कि कहा हे-- नम 
'हरिहस्तपुष्यशशिक्रिः स्थात्सवकालेशुसा |... 


, ५4, घनुमेपर्सिदेखु यात्रा प्रशस्ता शॉनिजशोशनोराशिगे सेच मध्या। रवौ | 
( मुहृत्तचिन्तामणि, यात्राग्र+ उछो० ८ ) 





६ १७९ | 


अर्थीत्‌ श्रवण, हस्त, पुष्य ओर मृगशिर इनमें यात्रा सब समय शुभ 
 ' । 
सो इस तरूह विजययात्रा के लिए विजयादशमी सर्वोत्तम दिन है | 
विधि-विज्ञान 
अपराजिता-पुजन और शमी-पूजन--ऊपर यह बताया जा चुका है 
कि शक्ति ही जीवन में' सबसे बड़ा साधन है। उसका मुख्य फल है 
विजय होना या थों कहिए कि पराजय न होना! सारांश यह है कि 
प्रत्येक प्राणी के जीवन का लक्ष्य प्रत्येक कार्य में, सफलता प्राप्त करना 
है ओर वह सफलता तभी भ्राप्त हो सकती है जब मनुष्य अन्य व्यक्तियों 
या विन्नों के ढरा पराजित अथवा अभिभूत न हो। पराजित 
होना ही निष्फलता का प्रधान लक्षण है। जो पराजित नहीं होता वह 
कभी न कभी सफलता प्राप्त कर ही लेता है, किन्तु जो व्यक्ति पराजित 
अथवा परास्त होकर बेठ गया उसको जीवन में सफलता प्राप्त हो ही 
नहीं सकतीं; अतः शक्ति-पूजा के चरम फलरूप पराजय के अभाव की 
प्राप्ति के लिए विंजयादशमी के दिन अपराजिता-पूजन रक्‍्खा गया है | 
इस दिन की भाराध्यदेवता का नाम विजया की अपेक्षा भी अपराजिता 
वास्तव में' अधिक आकषेक है, यद्यपि हे दोनों का तात्पयें एक ही । 
इसी प्रकार शमी शब्द का अर्थ भी 'शाम्यन्त्यनयारिष्टानि' इस विम्नह 
के अनुसार ( देखिए “विड्वीशमी” इल्यादि मन्त्र के श्रसंग में निरुक्त की 
व्याख्या ) अनिष्ठों की शमन करनेवात्री' होता है. और यह बात सब्चे- 
सम्मत है कि अरिष्ट-निवृत्ति के बिना सफलता या विजय संभ्रव नहीं | 
- अतः विजयादशमी के दिन शमी का पूजन भी उचित ही हे | 
शमी के पूजन करने का दूसरा कारण यह मी है कि शमी को अप्नि- 
गभो माना गया है। जसा कि कालिदास ने 'शमीमिवाभ्यन्तरत्लीनपाव- 
काम!--( रघुबंश ३, ६ ) में सूचित किया है और सल्लिनाथ छारा उद्धृत 
“शमीगभोदिं जनयतिः इस शतपथश्रुति के अनुसार सिद्ध हे; 


[ १८० ] 


और क्योंकि अप्रि ही विनाशक तत्तवों में प्रधान है, अतः अनिष्ट, अमंगल 
तथा दुष्छृतों के विनाश के लिए अपग्निगमा शमी का पूजन अपराजया- 
कांक्षी को अपेक्षित ही ह्े। के 

शखाखादि-पूजन--पहले बताया जा चुका है कि भारतबष में सभी 
बस्तुओं के आधिभीतिक, आध्यात्मिक और आधिदेषिक तीन रूप माने 
जाते हैं। तदनुसार अपराजय की अधिदेवतारूप अपराजिता और शमी: 
के पूजन का विज्ञान ऊपर बताया गया है। यही उसका आध्यात्मिक: 
रूप भी है; क्योंकि-- | 


'मोडध्यात्मिको5रौ पुरुष: सो5सावेदाधिदेविक: ( श्रीमदरभागवत ) 


अथीत्‌ जो आध्यात्मिक पुरुष है वही आधिदेविक भी है ! 
इसके अनुसार आध्यात्मिक और आधिदैविक में भेद नहीं माना 
जाता | 
उसी अपराजय के भौतिक साधन हैं. शल्लाख्र। वाहन आदि, ओर 
आध्यात्मिक तथा आधिदेविक का अधिष्ठान आधिभौतिक बस्तुएँ ही 
होती हैं, अतः शखाल्न ओर बाहनों का पूजन भी इस दिन किया जाता" 
है | किन्तु साधनों का वास्तविक पूजन है उनका उचित डपयोग । अतः 
आज स्वतन्त्र भारत में विजयादशमी के दिन इन शब्नाख्रों के प्रयोगों का 
मी प्रदशनं होना चाहिए | 
सीमोल्लंघन--क्षत्रियों और ब्राह्मणों के विषय में महामारत का 
कथन हैं कि-- 
ठाणिमों असते सुभि: सर्पों बिलशुयाविव 
ऋत्चिय चाविरोद्धारं ब्राहएं चाप्रवासिनम 0 क्‍ 
अथोौत्त्‌ जैसे बिल में रहनेवालों ( चूहों आदि ) को निश्चेष्ट रहने 
पर साँकखी जात है वेसे ही बिरोध न कुरमेवाले अथोत्‌ युद्ध से डरने- 


| ४) | 


चले क्षत्रिय को और प्रवास ( विदेश-यात्रा ) न करनेवाले अर्थात्‌ अ्रचार- 
२४०९ को भूमि ग्रस जाती है। तात्पयं यह कि वे जीते हुए 
भी | 


ह 
तदनुसार क्षत्रियों को युद्धाभ्यांसी होना चाहिए। इसलिए प्राचीन 
भारत में प्रत्येक क्षत्रिय विजयादश्मी को पोरुषदर्शनार्थ अपनी राज्य- 
सीमा का उल्लंघन अवश्य करता था, जिससे युद्ध का लोप न हो जाय | 
यह एक अकार की विजययात्रा थी, जो बणीश्रम भ्रथा की समाप्ति के 
साथ आयः समाप्त-सी है । 


अभ्यास 
( १ ) विनयादशमी कब होती है ? 
( ३ ) विजयादशस्ी में क्या-क्या विधियाँ होती हैं ? 
( रे ) क्या विजयादशमी लंकाविजय का दिवस है? होने न होने के 
प्रमाण दीजिए । 
( ४ ) कालविज्ञान और विधिविज्ञान का निरूपण करिए । 


झरत्पूर्णिमा 
ससय 
आख्विनशुक्का पूर्णिमा 
कालनिर्णय ._ 


यह उत्सव रात्रि में किया जाता है अतः जिस दिन पूर्ण चन्द्र हो-- 
अथोत्‌ संपूर्ण रात्रि में पूर्णिमा हो, वह दिन लेना चाहिए। यदि संपूण 
पूर्णिमा न मिले तो अधिकांश पूर्णिमा जिस दिन हो बह दिन लेना 
चाहिए । पूर्णिमा दोनों दिन बराबर हो अथवा पहले दिन कम ,हो तो 
दूसरे दिन यह उत्सव करना चाहिए | 


धर्ंशा्रों में इस दिन 'कोजागर? ब्रत भी लिखा है। इसे 'कोमुदी 
ब्रत” भी कहते हैं। जिन्हें यह त्रत करना हो उन्हें अधसत्रव्यापिनी 
पूर्णिमा लेनी चाहिए। दोनों दिन अधरात्र में हो अथवा न हो तो 
पूर्वोक्त प्रकार से दूसरे दिन करनी चाहिए । 


विधि 


यह द्विस भगवान्‌ ऋष्ण के रासोत्सब का दिन है, अतः विशेषतः 
कृष्णमन्दिरों में तथा विष्णुमन्दिरों में ओर साधारणतया सभी देव 
सन्दिरों में मनाया जाता है । इस दिन विशेष सेवा-पूजा के अतिरिक्त 
भगवान्‌ के सायंकाल के भोग में खीर अथवा दूध अवश्य रहना 
चाहिए | पूर्णेचन्द्र की चाँदनी में भगवान्‌ को विराजमान करके दशोेन 


६ %४३ | 


की भी किधि है'।: अ्गवान्‌ का खब्बार भी. खेत बस्कों और मोतियों से 
कियाजाता है। . .#. द 

“कोजागर! ब्त करनेवालों को इस दिन लच्॒सी तथा इन्द्र की पूजा 
क़रनी चाहिद ओर रात्रि में जागरण करना चाहिए! द 
हि | आ 8. क कालवबिज्ञान 

धशसोत्सव” का यह दिन वास्तव में भगवान्‌ कृष्ण ने जगत्‌ के 
कल्याणार्थ निश्चित किया है! चन्द्रमा की जेसी चाँदनी शरद्‌ ऋतु में 
आनन्ददायक होती है. वैसी अन्य किसी ऋतु में नहीं। कहते हैँ, इस 
दिन चन्द्रमा की किरणों में से अम्ंत करता है। जिन्होंने इस ऋतु के 
पूर्ण चन्द्र की चन्द्रिका के आनन्द-का अनुभव किया है. उनसे तो कुछ 
कहना नहीं है, पर जिन्होंने अनुभव न किया हो वे अवश्य इस दिन 
'वाँदनी में बेठकर भगवत्मसाद के रूप में खीर का सेवन करके उसका 
आनन्द लें.] इससे. अधिक शरत्पूर्णिमा के कालविज्ञान के विषय में कुछ 
'कहना व्यर्थ विस्तार है । 'हाथकंग्रन को आरसी क्या ! 

।. विक्िनिज्ञान 
शरद्‌ ऋतु में प्रित्त का अकोप.होता हे | चरकसंहिता, में लिखा है--- 
“वर्षाशीदोज़िताज्ञानां सहसेवाकरश्मिमिः | 
तधानामाच्िदं पित्त प्रायः “शरदि कुप्यति ॥ ( चरक, सूत्रस्थाच ) 

वषोऋतु में हमारे अड्ढ बषों.और शीत के अभ्यस्त हो. जाते हैं; वे 
जब सहसा ही ( शरत्काल के.तीज़ ):सूय की, किएों, से. संत्त होते हैं; 
तो संचित पित्त प्रायः शरदू ऋतु में प्रकुपित हो जाता है |?: 

अतः उसकी शान्ति के. लिए चल्द्रमाःकी चाँदनी का सेवन आवश्यक 
है, क्योंकि चाँदनी/ पिन का तिंबारण ,करती है। भ्रावप्रकाश का 
बचन है किल्लत. 9 + 45. +, »+ ४ +' । 


(| ८४ | 
- ड्योह्स्ना शीता स्मरानल्दप्रदा तुटपित्तदाइनुत्‌ ५( मावप्रकाएं ) 


. अथीत्‌ चाँदनी शीतल होती है, कामानन्द देनेवाली ओर प्यासं, 
'पित्त तथा दाह को निवृत्त करनेवाली है | । 
सभी चाँदनी में ये गुण हैं, फिर शरद्‌ के पूर्णचन्द्र की चाँदनी का 
तो कहना ही क्‍या अतः ऐसे समय श्वेत बसी ओर गोदुग्ध तथा गोदुग्घ 
की खीर का उपयोग होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त शरद्‌ ऋतु की 
व्चयो में चरकसंहिता कहती हे--.... रा 
शारदानि व साल्याबि वारसांसि विमल्ानि च १ 
शुरकाले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुरश्मयः॥ ( चरक, सूत्रस्थाव ) 


,. अथीत्‌ शरद्‌ ऋतु के समय शरद ऋतु में उत्पन्न होनेवाले पुष्पों की 
'मालाएँ, निर्मल बस्॑र और सार्यकाल के समय की चन्द्रकिरणे प्रशस्त हूँ । 


दूध के गुण भावत्रकाश में ये बताये गये हैं--दूध अच्छा मीठा, 
(चिकना, वातपित्तनाशक, दस्तावर, तत्काल-वीये उत्पन्न करनेवाला, ठंडा, 
प्रत्येक श्राणी के. अनुकूल, जीवन देनेवाला, शरीर बढ़ानेवाला, बल देने- 


लिज लिए अल शनि कील म किन कक नेक मर अल सकल तीज नल गम कल अर मल 
१, दुग्ध सुमधुरंस्निग्धं॑ वातपित्तहरं सरम्‌। 
सद्यः शुक्ककरं शीर्त सात्म्य॑ स्वंशरीरिणाम्‌ ॥ 
जीवन बुूंह्ण बल्ये मेध्यं वाजीकर परम । 
वयःस्थापनमायुष्य॑ सन्धिकारि रसायनम्‌ ॥ 
विरेकवान्तिबस्‍्तीनां. सेंव्यम्रोजोविवर्धनस्‌ । 
: जीणंज्वरे मनोरोंगे शोषमूच्छाश्रमेषु च 0 
प्रईण्यां फाण्ड्रोगे व दाहे तृषि हृदामये । 
'अलोदेशत्तेएल्मेछ.. बस्तिरोंगे... शुद्दाकुरे ॥ 
' “ रक्पित्तेततिसारें च योनिरींगे ःक्षमे कुमे। 

गर्मखावे च सततं हिलं मुनिवरेः स्टतम्‌ ॥ (भाषत्रकाश, दुग्धवग) 


[ १४४ | 


चाला) बड्िक्तेयांला, अत्यन्त वाजीकरण, अवस्था को स्थिर रखनेवाला, 
आयु ब्लनिंचाला, टूटे अंग को जोड़नेवाला, रसायन; विरेचन, पमरत 
और बछ्ति में सेवन करने योग्य और इन्द्रियों का बल बढ़ानेवाला है । 
जीण॑ज्वर, मानसिक रोग ; क्षय, मूच्छों, श्रम, संभ्रहणी, पारडु रोग, दाह, 
प्यास, हृदय के रोगों, झल, उदावत्ते, गुल्म; बस्तिरोग, गुदाह्कुर, 
रक्तपित्त, अतिसार, योनिरोग, थकाबट ओर घबराहट में तथा गर्मपात 
के समय मुनिवरों ने दूध को निरन्तर हिंतकारी बताया है । 


यही गुण खीर में भी हैं | इतना ही भेद है कि वह दूध की अपेक्षा 
भारी होती है| शरदूऋतु के चन्द्रमा की अम्गनतमय किरणों से पविदत्रित 
खीर और दूध का सेवन शरद्‌ ऋतु के पित्त कानाश तो करता ही हे, और 
भी कितने गुण करता है सो स्पष्ट ही है । अतः यह पवित्न उत्सव बढ़े 
आनन्द से अवश्य ही मनाना चाहिए। 


रासोत्सव 
.. ( आजकल रासलीला शब्द भगवान्‌ कृष्ण की श्रत्येक लीला के 
लिए प्रचलित हो गया है | ब्नज की रासमण्डलियाँ रासलीला के लिए 
प्रसिद्ध हैँ, पर वास्तव में रास” शब्द का अथ एक प्रकार का नृत्य" है। 
भगवान्‌ क्षण ने इस दिन यह नृत्य किया था इसीलिए यह उत्सव 
असिद्ध हो गया है | ) 


श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में इस उत्सव का पाँच अध्यायों में 
(विस्तृत वर्णन है। भगवद्धक्तों के आनन्दार्थ उसका संक्षिप्त सार यहाँ 
दिया जाता हे-- 


१. 'बहुनतंकीयुक्तो नृत्यविशेषो रास” श्रीवक्लमाचायं ( भागवत १०- 
३०-२ की सुबोधिनी टीका )। 


| १४६ |] 


,, जिस समय भगवान कृष्ण ब्रज में निवास करते थे उस समय एक 
बार.शरद ऋतु आईं। पूर्ण चन्द्रमा का उदय देखकर भगवान्‌ ने उस 
शरद: ऋतु की चाँदनी में क्रीड़ा की इच्छा की। भगवान्‌ ने मधुर 
वेशुनाद किया | उसे सुनते ही ब्रज की गोपियाँ सुध-बुध भूल गई । वे 
घर के सब काम-काज छोड़कर वृन्दावन में ( जो उस समय वास्तव में 
बन ही था, आज का नगर नहीं ) कृष्ण के समीप आ गई | 


भगवान कृष्ण ने उनका स्वागत करते हुए उनकी प्रणय-परीक्षा के 
लिए उनसे कहा--आप रात्रि के समय यहाँ क्‍यों आई हैं ? ब्रज को 
लौट जांइए | आपने पूर्ण चन्द्रमा की किरणों से. रक्षित और यमुनाजी 
के.शीतल ब्यायु से कम्पित तरुपल्लवों से सुशोभित पुष्पित बन देख 
लिया:। आपके, बालक और बछड़े .पुकार रहे हैं । शीघ्र जाकर बच्चों 
को पिलाइए और गायों को दुहिए। ख्थ्ियों का परम धम्मे है कि पति 
की ओर पति के बन्धघुओं की सेवा करे तथा बालकों का पोषण करे | 
मुमसे आप यदि प्रेम करती हैं. तो मुझसे ” ईश्वर से' ) प्रेम तो जेसा 
श्रवण, दर्शन और ध्यान से होता है बैसा समीप आने पर नहीं | 


' 'शोपियों को भगवान्‌ के ये वचन सुनकर तरिषाद हुआ । वे कहने 
त्गीं-अर्मी, आप ऐसा ने कहिए।हम सब सांसारिक विषयों को छोड़कर 
आप के चरण-शरंण में आईं हैं। आप हमें न छोड़िए, जेसे कि आदि 
पुरुष ( परत्रद्य ) मोक्ष की इच्छावालों का सेवन करते हैं. ( वही न्याय 
हमारें साथ होनां चाहिए ) |. . । 

'आंप ने जो 'पति, संतान और सुहृदों की सेषा खियों का स्वघर्स 
, बताया; यह ठीक है | इसे, हे उपदेशक ! आप अपने पास ही रहने देँ। 
हम तो, बह समम्छ कर आप के. पास ।णाई हैं कि आप, आणिमात्र के 
अत्यन्त प्रिय हैँ, बन्धु हैं और ( बन ही क्यों ) आत्मा: हैं... 


[ १८७ ] 


' है|! क्नलनयंन, बड़े-बड़े कुशल पुरुष आप से प्रेम करते हैं, क्योंकि 
इस संसार में नित्य प्रिय आप ही हैं, पति-पुत्र आदि तो पीड़ा देनेवाले 
हैं, उक्से क्या फल ? अतः आप क्ृण करिए और बहुत सम्रय से 
जो आशा लगी है उसे काटिए मत ! 


घर में लगनेवाला मन और घर के काम में लगनेवाले हाथ॑ 
आप ने हरण कर लिए। पेर आप के पादमूल से एक पग भी नहीं 
हटना चाहते | हम ब्रज में केसे जाये और वहाँ जाकर क्या करें| 

लक्ष्मी को आनन्द देनेवाले आप के चरणारविन्द्‌ का जब से हमने 


स्पशे किया है तब से हम अन्य किसी के समक्ष खड़ी होने में 
असमथे हैं| 


लक्ष्मी जी ने यद्यपि आप के हृदय में स्थान पाया है. तथापि वे 
भक्तों से सेवित आप की चरणरज की कामना करती हैं। उसी प्रकार 
हम भी आपकी चरणरज की शरण में आई हैं। 


अतः हे पापनाशक, हम घरबार छोड़कर आप की सेवा की आशा 


से आपके चरणों में प्राप्त हुई हैं। हे पुरुषभूषण, आप हमें अपना 
दास्य दीजिए | ' 


अलकावलि से आच्छादित, कुण्डलों से सुशोमित, मन्दद्मासपूर्वके 
अवलोकन करते आप के मुख और अमसयदान करनेवाले आपके 
झ्ुजद्ण्डों तथा लक्ष्मी जी के एकमात्र रमण करने योग्य आपके 
वक्ष:स्थल्त को देखकर हम आपकी दासियाँ हो रही हैं । 


हे आत्तेबन्घचु, आप ब्रज के भय ओर पीड़ा के हरण करनेवाले 
प्रकट हुए हैं. अतः हमारे शिर पर अपना करकमल रखिए--हमें शरण 
में लीजिए | 


! व्याकुल होकर गोपीजनों ने जब. यह पुकार की तो प्रभु ने आत्मा 


[ १४८ | 


राम होते हुए भी गोपीजनों के साथ गाते हुए बन में अमण किया 
और यंभुना जी के शीतल तट पर विहार किया | 
गोपीजनों ने जब इस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण से अपना मनोरथ 
सिद्ध होते देखा तो अपने आप को ख््रियों में सबसे अधिक समभाने 
लगीं । जब भगवान ने देखा कि इनको अपने सौभाग्य का मद और 
मान हो गया तब ( भगवान्‌ तो मद-सान से दूर रहनेवाले हैं ) सहसा 
अन्तधोन हो गए | 
भगवान्‌ के अन्तधोन होने पर गोपीजनों को बड़ा संताप हुआ 
'और उन्होंने विरह में मप्न होकर भ्रगवल्लीलाओं का आश्रय लिया तथा 
उन्‍्मत्त की तरह वृन्दावन के वृक्ष-लताओं से भी भगवान्‌ के विषय में 
'पूछने लगीं | 
जब वे लता-तरुओं से पूछती हुईं आगे बढ़ीं तो उन्होंने परमात्मा 
'आीकृष्ण के पदचिह्न देखे | 
वे कहने लगीं--स्पष्ट है कि ये महात्मा नन्‍्दकुमार के चरणचिह्न 
हैं । इनमें ध्वज, कमल, चक्र, अक्ृश, यव आदि ( रेखारूप में ) 
दिखाई दे रहे हैं। 
उन चरणचिह्नों को खोजती जब वे आगे पहुँचींतो उनको एक 
ली के चरणचिह्द भी उन चरणचिह्नों के साथ-साथ चलते दिखाई 
'दिये | यह देखकर उन्हें दुःख हुआ | 
वे कहने लगीं--ननन्‍्दनन्दन के साथ जानेधाली किस शख्री के ये 
चरणचिह हैं ! प्रतीत होता हे--इसने उनके कंचे परः कलाई घर रखी 
है। अवश्य ही इसने सर्वसमर्थ भगवान्‌ हरि का आराधन किया है, 
क्योंकि गोबिन्द. हमकी छोड़कर उसे अपने साथ ले गये हैं। सखिथों, 
यह गोविन्द के चरणकमल की रज धन्य है, जिसे त्रह्माजी, शिवजी 
और रमादेवी पापों की निवृत्ति के लिए अपने सिर पर धारण करती हैं 


[ १४९ | 


, - देखिए, ग्रहाँ प्रेमी कृष्ण ने अपनी प्रिया के लिए पेड़ खस््रे' पुष्प' 
चुने हैं । इसीलिए तो केवल पंजा ही उघड़ा है। अरे ! यहाँ तो निश्चय 
ही ऋष्ण चोष्टी में फूल गुहने के लिए बेठे हैं। इस तरह चरणरज ओर 
चरणचिह्नों को देखती हुई वे आगे जाकर चेतनारहित हो गई । 

इधर जो गोपी कृष्ण के साथ गई थी उसे भी अमिमान हुआ ।' 
वह समभने लगी कि चाहती हुई अन्य गोपियों को छोड़कर कृष्ण मुझे 
ही लाए।अतः कृष्ण मुझ पर आसक्त हैं। आगे जाकर बह कहने लगी-- 
मैं चल नहीं सकती | मुझे आप ले चलिए | 

कृष्ण ने, कहा--अच्छा, आप मेरे कंचे पर चढ़ जाइए | ज्योंही 
वह चढ़ने लगी, कृष्ण अन्तधोन हो गए। यह' देखकर उसे पश्चात्ताप 
हुआ | वह पुकारने लगी--हाय नाथ, हाय रमण, परसश्रिय, हे महाभुज, 
आप कहां हैं. ? मैं आपकी दीन दासी हूँ | मुझे दश्शन दीजिए | 

इस। समय खोजती हुईं चेतनारहित वे गोपियाँ उसके समीप 
पहुँचीं। उन्होंने अपनी सखी को प्रियवियोग के कारण मूच्छित ओर: 
दुःखित अवस्था में देखा | 

उसने . भगवात्र से सम्मान पाने ओर अपनी दुष्टता के कारण 
अपमानित होने की कथा कही | गोपियाँ ( जो उसके ले जाने से कृष्ण 
को कासी समझने लगी थीं ) बड़ी आस््योन्वित हुई | 

( इससे यद्द सार निकलता है कि भगबात्‌ खोजने से नहीं मिलते, 
ओर न वे किसी के अधीन होते हैं; वे तो क्रपा करके ही प्राप्त होते हैं )। 

जहाँ तक चाँदनी थी वहाँ तक गोपियाँ खोजती रहीं। जब उन्होंने 
देखा कि आगे अघेरा आ रहा है. तब ज्ञोट पड़ीं। उस समय गोपियों 
को दशा यह थरी--उनका मन; उनकी बातचीत और उनकी चेष्टाएँ ऋष्ण 
के विषय में थीं, कृष्ण का गुणगान करती हुई उन्हें न देह की सुधि 
थी, न घर की ) 


[/ आल] 


वेब्लीटकर यमुनाजी के पुलिन पर आई और वहाँ ऋण के आगमन 
'की इच्छा करती हुई सामूहिक गान करने लगीं | 

( यह गान गोपीगीत के नाम से प्रसिद्ध है। विस्तार के भय.से उसे 
हम उद्धृत करने में असमथ हैं | ) 

जब गाने ओर प्रलाप करने पर भी प्रभु ग्रकट नहीं हुए तो ऋष्ण के 
'दशन की इच्छा से वे करुण स्वर में' रोने लगीं | 

( विरह की पराकाष्ठा देखकर ) भगवान ऋष्ण पीताम्बर और माला 
घारण किए हुए ऐसे सुन्दर रूप में प्रकट हुए कि कामदेव स्वयम्‌ भी 
'उन पर मोहित हो जाय | 

. ज्योंही प्रियतम आते दिखाई दिए कि गोपियाँ इस तरह उठ खड़ी 

हुईं जसे मुर्दों में प्राण आ गए | 


किसी ने अपने हाथों में ऋंष्ण का करकमल पकड़ लिया, किसी ने 
उनके कन्घे पर अपनी बाँह रख दी, किसी ने उनका ताम्बूलचबंण 
अपने हाथों में लिया, किसी ने चरण-कमल छाती पर रख लिए, कोई 
कटाक्षों से देखने लगी, कोई टकटकी लगाकर देखने लगी और किसी 
किसी ने योगियों की तरह उनके स्वरूप को हृदय में धारण करके 

मूंद लीं। 

कृष्ण का दशन करते ही सभी गोपियाँ आनन्द्मग ओर बिरह, के 
ताप से रहित हो गईं, जेसे कि अत्यन्त दुखी भी मनुष्य सुषुप्ति के: समय 
सब भूल जाता है | 


. अमन कृष्ण ने उन्हें साथ लिया और यमुना के पुलिन पर पहुँचे | 
उस पवित्र पुलिन पर खिले हुए कुन्दं और मन्दारं की सुगन्धित वायु: 
. बह रही थी, भरे मंडरा रहे थे, शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा की किरणों से' 

रात्रि का अन्धकार निवृत्त हो गया था और यमुना ने अपने तरह्वरूपी 
हार्थों से वहाँ कोमल बालुका बिछा रखी थी | 


[ १९१ ह 

संगवंलने के. दर्शन से गोपियों के हृदय की पीड़ी निवृत्त हो गई! 
जिस तरह बांणी और मन से परे मगवत्स्वरूप को वेद प्राप्त करते हैं 
वेसेवे अपने प्नोरथों के अन्त को प्राप्त हो गईं उन्होंने अपने' दुपढ्टे 
बिछांकर अपने बन्धु ऋष्ण के लिए. आसन बनाए | योगेश्वरों के हृदय 
मेँ आसन बनानेवाले कृष्ण उन आसनों पर बेठे । उस समय त्रिलोकी 
की सुन्दरता उनके स्वरूप में समाविष्ट थी। गोपियों की सभा में स्थित 
वे बहुत सुशोमभित हो रहे थे | 

गोपियों ने उनसे पूछा--कछुछ लोग सेवा करनेवालों की सेवा 
करते हैं, कुछ लोग सेवा न करनेवालों की सेवा करते हैं और कुछ लोग 
सेवा करनेवाले और न करनेवाले दोनों की सेवा नहीं करते--इसका 
रहस्य सममाइए | 

भगवान्‌ ने कहा--हे सखियो, जो सेवा करनेवालों की सेवा करते 
हैं, वे केवल स्वार्थी हैं, उनमें न सौहादे है. ने धर्म | ऐसी सेवा स्वार्थ 
के लिए है, परोपकार के लिए नहीं | 

जो सेवा न करनेवालों की सेवा करते हैं वे दयालु हैं, जेसे माता- 
पिता | लड़के-लड़की उनकी सेवा करें या न करें, उन्हें तो सेवा करनीं 

है। इस सेवा में बदले की भावना न रखनेवाला घर्म और सौहाक 

दोनों हैं | ( इससे यह सिद्ध हे कि जहाँ बदले की भाषना न हो वहाँ 
देना ही धर्म है, बदले की भावना से देना धर्म नहीं है ) | 


. अब उनकी बात सुनिए जो सेवा करनेवाले और न करनेवाले दोनों 
ही की सेवा नहीं करते । वे चांर श्रकार के हैं. ( जिनमें दो अच्छे हैं, 
दो बुरे | अच्छी में सबसे पहले हँ--) आत्माराम ( जिनको देह का 
अभिमान नहीं, कोई करे या न करे, वे इसका विचार ही नहीं करते, 
क्योंकि उन्हें. देह की ही अपेक्षा नहीं हे। 9 ( दूसरे हैं )--आप्रकाम 
( जिनके सब मनोरथ सिद्ध हैं; जेसे जिसका पेट भरा है. उससे कोई 


[१९२ |] 


“'वाज्ञो' कहे तब भी अच्छा.और 'न खाओ' कह्टे तब भी अच्छा, क्योंकि 
उसे खाना तो है नहीं |) ( दो बुरों में एक हे--) अक्ृतज्ञ ( जो किये 
हुए उपकार को नहीं मानते; इसके न मानने का कारण अज्ञान है, ) 
( और दूसरा है--) गुरुद्रोही ( जो आपत्ति अथवा अससर्थता में अपनी 
सहायता करे वह यहाँ गुरु अथात्‌ पूज्य माना गया है, ऐसे मनुष्य पर 
यदि आपत्ति आए और उसकी सहायता न करे तो बह गुरुद्रोही हे और 
जो उसका अपकार करे वह तो पक्का गुरुद्रोही हे ही )। 

( यदि यह भ्रश्न मेरे सम्बन्ध में किया गया हे तो सुनिए ) सखियो, 
( मैं इन चारों से अलग हूँ, मैं सब प्राणियों का आत्मा हूँ, मेरे अतिरिक्त 
ओर कोई है ही नहीं, अतः मुझे आत्माराम नहीं कहा जा सकता; 
राम अवश्य कहा जा सकता है; मुझे कोई कामना ही नहीं, अतः 
आप्रकाम भी नहीं कहा जा सकता और जगत में मेरे लिए दूसरा न 
होने से न अकृतज्ञ हूँ, न गुरुद्रोही ) में तो सेवा करनेवालों की भी 
सेवा नहीं करता, (वह इसलिए नहीं कि मुझे सेवा करनेवालों की 
परवाह नहीं है, पर ) इससे उनकी सेवा चाह रहती है; जेसे किसी 
निर्धन को धन मिल जाय और वह उसके पास से खो जाय तो यह ' 
उसकी चिन्ता से घन में निमग्नचित्त होकर ओर कुछ नहीं जानता-- 
उसके पीछे उन्मत्त हो जाता है | 

प्रियाओ, आप ने मेरे लिए लोक, वेद और स्वात्मा तथा स्वजन 
खबको छोड़ दिया है। आपकी मेरे बिषय में अनुवृत्ति रहे इसीके 
द्विंए में अन्तधोन हो गया था; क्योंकि मैं अपने सेवन करनेवालों का 
खेंबन परोक्ष में करता हूँ, इसलिए आप को मेरे गुणों में दोषबुद्धि न 
करनी चाहिए।.. 

आप- का भजम . निर्दोष है। आप लोगों ने जो उपकार किया है 
उसका प्रत्युपकार मैं देवंताओं की आयु से भी नहीं कर सकता; क्योंकि 


[ १९३ | 


आप ने बड़ी कठिनता से जीणे होनेवाली घरबार की झब्भलाओं को 
तोड़कर मेरा भजन किया है । अब आप की असूया ( मैंने जो अच्छा 
किया उसको भी घु॒रा समझने की वृत्ति ) निवृत्त हो जानी चाहिए | 

भगवान्‌ के इन वचनों को सुनकर गोपियों का विरहताप शान्‍्त हो. 
गया और भगवान्‌ के दशेन से उनके सब मनोरथ पूर्ण हो गए । 

(इस तरह जब उनके लोकिक दुःख-सुख सब परिएण हों गए 
तब परमसफलरूप रासलीला आरम्भ हुई; क्योंकि जब तक पुण्य का फल 
सुख और पाप काफल दुःख मोगना रहता है तब तक जीव परमफलरूप 
भगवल्लीला का अधिकारी नहीं होता ) । 


प्रसन्न होकर स्रीरतों ( गोपीजनों ) ने परस्पर हाथ बाँघे और 
गोविन्द ( भगवान्‌ कृष्ण ) ने रासक्रीड़ा आरम्भ की गोपियों के 
मण्डल से सुशोमित रासोत्सव चाह हुआ। योगेश्वर श्रीकृष्ण दो-दो 
गोपियों के मध्य एक-एक प्रविष्ट हो गए थे; जिससे कि सब गोपियाँ 
उन्हें अपने समीप सममें। 

इस लीला को देखने के उत्सुक ख््रियों सहित देवताओं के सेकड़ों 
विमान आकाश में मेंडरा रहे थे | उसकी ओर से दुन्दुमिनाद और 
पुष्पवृष्टि होने लगी | अप्सराओं सहित गन्धरवेर्पाति भगवान्‌ के निर्मेल 
यश का गान करने लगे | ः 

रासमण्डल में भी स्तियों की चूड़ियों, पायजेबों और करघनियों का 
तुमुल शब्द होने लगा। उन सुन्द्रियों के बीच भगवान्‌ कृष्ण ऐसे 
सुशोमित हो रहे थे जेसे सुवर्णमणियों में पन्ने जड़े हों। 

फिर महारास नृत्य आरम्भ हुआ ( जिसका विस्तृत वर्णन श्रीमद्भाग- 
वत में ओर उसकी टीकाओं में देखा जा सकता हे ) | 

जब अत्यन्त विहार से गोपियाँ थक गईं तब भगवान ऋष्ण ने प्रेम- 
पूदंक अपने कल्याणकारी हाथों से उनके मुँह पोंछे । फिर उनके साथ 

१३ भा० ब्र० 


[ १९४ ॥ 


'यंमुना-जल में प्रवेश करके जलकीड़ा की | अनन्तर यमुना के तठ के 
बगीचों में श्रमण किया । 

'इंस तरह सत्यकाम भगवात्र ने सुरत को अपने अन्द्र अवरुद्ध 
करके चन्द्रकिरणों से सुशोभित शरदू की रात्रियों ओर रसमयी शरदू- 
ऋतु के काव्यों की कथाओं का सेवन किया । 

: इस कथा क़ो सुनकर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि--भगवान्‌ 
तो जगत्‌ के स्वामी हैं। वे धम्म-स्थापन करने और अधरमम शान्त करने 
के लिए अपतीणे हुए थे । धर्म-मर्यादाओं के बनानेवाले, उपदेश करने 
वाले और रक्षा करनेवाले उन्होंने प्ररस्चियों का स्पशरूपी प्रतिकूल कारये 
क्यों किया ? भगवान आप्तकाम हैं--साधारण जन को तरह उनकी 
कामनाएँ दूसरों से पूरी नहीं की जातीं, फिर उन्होंने यह लोकनिन्दित 
कार्य किस अभिप्राय से किया ? कृपया यह मेरा संदेह निवृत्त करिए | 

शुकदेवजी ने इस शझ्का का यह उत्तर दिया कि--ईश्वरों ( समर्थों ) 
में धर्म का उल्लह्नन और साहस देखा गया है ( वे जिस काम के लिए 
आए हैं बही करें तो उन्नकी शक्ति का पता ही केसे लगे; दीपक प्रकाश 
के लिए जल्ाया जाता है और प्रकाश करता भी है, पर स्पशे करने पर 
जला भी देता है, प्रकाश करने के समय अपने स्वाभाविक सामथ्ये को 
खो थोड़े ही देंता हैं ) ( यदि कहा जाय कि उन्हें ऐसे कर्मों का फल 
'तो मिलेगा ही । सो भी नहीं, क्‍योंकि ) तेज़स्वियों को दोष नहीं लगता, | 
जेसे सब कुछ खा जानेवाली आग को | किन्तु असमर्थ को यह काम 
( परख्रोस्पशे ) कभी सन से भी नहीं करना चाहिए, और यदि मूखेता, 
वश ऐसा कर बेठता है तो नष्ट हो जाता है. जैसे!( शिवजी को विष 
'पांन करते हुए सुंनकर ) जो शिव नहीं है वह भी विष पान करे। 
मम ६ पक आल आता चाह समथों के बंचन सत्य हैं. ( उनका पालन करना चाहिए ) और 


'॥ आऑवज्ञमांचाय की टीका सुबोधिनी का. सायंशः २ 





[ १९४ |] 


कभी उनका आचरंण भी सत्य है ( सारांश” यह कि इश्चरों में ईश्वरत्त 
के अतिरिक्त धमोत्मता, दया इत्यादि घर्म भी रहते हैं, वे करने योग्य हैं, 
पर इंश्वरत्व नहीं ) इसलिए बुद्धिमान को चाहिये कि जो उनके उचित 
वचन हैं उनका आचरण करे ( न कि उनकी नकल ) | 

( यदि" कहा जाय कि सम लोग जो दूसरों से नहीं कहते उसे स्वयं 
क्‍यों करते हैँ? तो कहते हैँ कि समर्थों को अच्छे आचरण खतरे कोई प्रयो* 
जन नहीं है ओर बुरे आचरण से कोई अनथे नहीं है, जब अहंकार 
रहितों (ज्ञान-वेराग्यवानों) को भी अच्छा-बुरा फल नहीं ह।ता वब फिर जो 
पशु-पक्षी, मनुष्य ओर देवता आदि सब आशियों के स्वामी हैं उनके अपने 
अधीन जीवों के साथ सम्बन्ध में अच्छे-बुरे फल का सम्बन्ध ही केसे 
हो सकता है ) ( कहने का अभिप्राय यह है कि गोपीजन भगवान्‌ की 
अन्तरज्ञ शक्तियों हैं, अतः उनके साथ की गई इस सरस लीला में 
पुदय पाप का अश्न ही व्यथ है )। 

जिनके चरणकमलों की रज की सेवा से तृप्त मुनिजन भी योग के 
भ्रभाव से सम्पूर्ण कर्संबंधनों को निवृत्त करके बन्धनरहित होकर 
'स्वच्छन्द विहार करते हैं उन स्वेच्छा से शरीर अहण करनेवाले प्रप्ु 
को बंधन कहाँ से हो सकता है ९ 

( स्मरण रखना चाहिए कि ) जो भगवान्‌ गोपियों के, उनके 
पतियों के और सभी प्राणियों के अन्तयोमी होकर विहार करते हैं 
4 जो सबके आत्मा हैं, जिनके लिए पराया कोई है ही नहीं ) वही 
भ्रत्यक्ष होकर यहाँ लीलाथ देह घारण किये हुए हैं ( अतः परखी 
का प्रश्न ही यहां नहीं उठता ) | 
भगवान्‌ भक्तों के अनुअहा्थ मनुष्यदेह धारण करके वे लीलाएँ 
करते हैं. जिनको झुनकर मनुष्य तत्पर हो जाय ( अभिप्राय यह कि 


४७७७४७७७४७७७७७७७॥७७७७॥७७॥७॥७॥॥७॥/७॥७७॥७७/७/७/"शआशआआश/आशआआ/शआआआआआआआआआआआआआआआआआााा८ााभाा आभास इक अल लू कल 3 अचल लत सु ललुन मुल्क लुललल॒ललललललललल 


-२ श्रीवल्लभावाये की टीका सुबोधिनी का सारांश । 


| ९६ हु 


भगवान्‌ की सब लीलाएँ भक्तों के अनुअहाथ हैं। उन्हें सुनकर भगवान्‌ 
सें तत्पर होना चाहिए। वे अपने लिए कुछ करते ही नहीं; अतः ऐसे 
प्रश्न व्यथ हैं ) | 

( इस लीला के समय ) भगवान की माया से मोहित त्रजवासियों 
को अपनी ख्लियाँ अपने बगल में ही प्रतीत हुई, अतः उन्होंने कभी कष्ण 
से असूया नहीं की | 

अरुणोद्य होने पर भगवान्‌ की अनुमति से भगवद्तिय गोपियाँ 
घर की इच्छा न रखते हुए ( अथोत्‌ अब उन्हें लोकिक कामनाएँ न. रह 
गई थीं ) अपने-अपने घर चली गई | 

भगवान्‌ विष्णु की तज्रजबनिताओं के साथ इस लीला को जो 
श्रद्धायुक्त होकर सुनता अथवा वर्णन करता है. उसे भगवान्‌ में परामक्ति 
( प्रेमलक्षणा ) प्राप्त होती है ओर उसके हृदय के रोगरूप काम की शीघ्र 
ही निवृत्ति हो जाती है । ( सारांश यह कि इस लीला को आलोचना- 
त्मक दृष्टि से नहीं, किन्तु श्रद्धापूषक सुनने अथवा वर्णन करने से हृदय 
में यह बात उत्पन्न होती है कि प्रेम तो भगवान से करना चाहिए, 
नश्वर श्राणियों से नहीं, प्राणियों से किया जानेवाला प्रेम कामरूप है,. 
जो कि हृदय का एक रोग है ) | 

अभ्यास 

( १ ) शरत्यूणिमा किस दिन होती है? 

( ३ ) शरत्पूरणिमा की विशेष विधि क्या है 
/  ( ह ) शरद ऋतु में किन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए? दूध तथा: 

खीर के गुणघर्म बताइए । 
( ४.) रास्रोत्सव की कथा कहिए । 
(५ ) इंश्चर के लिए परज्नियों के साथ क्रौडा करने के व्यवहार का औचित्यः 
सिद्ध करिए । 


दीपावली 
समय--कार्तिक (दाक्षिणात्यों के हिसाब से आश्विन) ऋृष्णा अमावस्या | 


..._ कालनिणेय 

जिस दिन सूयोस्त के बाद एक घड़ी अधिक तक अमावस्या रहे 
उस दिन दीपावली मानी जानी चाहिये | दोनों दिन सायंकाल के समय 
हो तो दूसरे दिन और केवल पहले दिन ही सायंकाल के समय अमा- 
वस्या हो तो पहले दिन दीपावली मानना उचित है। यदि दोनों ही 
दिन सायंकाल के समय अमावस्या न हो तो कुछ लोगों के मत से 
पहले दिन और कुछ लोगों के मत से दूसरे दिन दीपावली मानना 
चाहिए। इस उत्सव के साथ स्वाति नक्षत्र का योग प्रशस्त माना गया है। 
दीपावली के साथ घनत्रयोदशी और नरकचतुदेशी के उत्सव भी हैं। 


विधि । 

इस उत्सव में त्रयोदशी के सायंकाल के समय यमदीपदान, 
चतुदेशी के प्रातःकाल अभ्यज्ञ स्नान और अमावस्या के दिन सायंकाल 

के समय दीपावली ओर लच्मीपूजन होते हैं | 

काल-विज्ञान 

“ऋतुओं के वर्णन मेँ? ऊपर बार-बार बताया जा. चुका है कि 
“आरतवष की सर्वोत्तम ऋतुएं दो ही हैं--शरद्‌ और वसनन्‍्त | इनमें से 
बसनन्‍्त की. शोभा भारतबष के जलप्राय और वृक्षावलियों से शोमित 
प्रदेशों में ही उल्लखित होती हे, किन्तु शरद्‌ ऋतु भारतवध के -कोने 
कोने में--चाहे वह सरुभूमि हो अथवा जलप्लाबित मूभाग, सर्वेत्र 
शोभाघायक होती है'। सुमिक्ष के समय इस ऋतु में निजेल मरुस्थल 


[ १९८ ] 


तक में' सबको अन्न ओर निर्मेल जल की भत्राप्ति होती है। अत 
कृषिप्रधान भारतवर्ष के लिए इससे श्रेष्ठ कोन ऋतु लच्ष्मीविलास की 


आधारभूमि हो सकती है | अतंएब ऐसी ऋतु में राजा और रंक सभी 
प्रमुदित होकर लक्ष्मी-पूजन करें, यह आध्यात्मिकता के आदर्श भारतवर्ष 
के लिए संबंथा समुचित ही है | 

इस ऋतु में' आश्विन और कात्तिक दो मास होते हैं। इनमें से 
कार्तिक मास ही लक्ष्मी-पूजन के -लिए इस कारण उपयुक्त समझा 
गया कि ऋषि छारा .अन्न की प्राप्ति पर्येयसितरूप से कातिक में ही; 
होती है। आशख्रिन में . यत्र-छुत्॒ भले ही धान्य का परिपाक हो जाय; 
सर्वत्र नहीं होता और जब तक सर्वेत्र घान्यरूप लद्॒मी, जो कृषिप्रधान 
भारतवष का एक मात्र आधार है; न पहुँच जाय तब तक लक््तमी-पूजनः 
केसा ? सो लद्॒सी-पूजन के लिए कात्तिक मास अभ्यहेणीय हे | 

अमावस्या के विषय में तो किसी विशेष उपपत्ति की बेसे भी 
आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि दीपावल्ली के लिए चॉँदनीवाला दिन 
उतना उपयोगी नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्त एक मुख्य कारण यह 
भी है कि शरद ऋतु में मलेरिया आदि रोगों की उत्पत्ति की संभावना 
अधिकतर रहती है और रोग के कीटाणु सू्ये और चन्द्र के प्रकाश में 
या तो पनपते ही कम हैं ओर यदि पंनप भी गये तो उनका भ्राचुय्य 
या आबल्य उतना नहीं हो पाता, जिंतना अन्धकार में हो सकता हे । 
इसलिए दीपावली का प्रकाश णमांचस्या के अन्धकार में ही करना. 
उचित है, क्योंकि उेस समंय पुल्लीभूत कीटाणु इस प्रकाश के द्वारा 
अनायास हीं विन किये जा सकते हैं। सायंकाल का समय श्री 
इसीलिए “उपयोगी होता है कि--उस समय शीत और उष्ण दोनों. 
अकति के कीटेशो*र पंगूहीत ऋष में आप्त हो सकते हैं; अन्यथा रात्रि में 










[१९९ | 


विधि-विज्ञान बडः 

' भारतवर्ष के चार श्रघान राष्ट्रीय त्यौहारों में से, जेसे कि-+ 
रक्षाबंधन के प्रकरण में लिखा जा चुका है; यह त्योहार-भी एक हे; । 
इस त्योहार में लक्ष्मी-पूजन की मुख्यता के कारण यद्यपि वेश्यों की 
प्रधानता है, क्‍योंकि ग्राचीन भारतीय समाज में घनाजन ओर घन- 
सम्य का काम प्रायः बेश्यों के ही अधीन था तथापि कर्ण-विंभश को 
समाज के अंग-विभाग के समान सहयोगी विभाग ही माना जाता 
रहा है, अतः किसी भी वणे का त्योहार राष्ट्रीय त्यौहार ही होता है, 
जेंसे कि हाथ-पैर आदि के द्वारा किया जानेचाला काय शारीरिक काये 
ही समझा जाता है। सभी भारतीय त्यौहारों को सब लोग आज भी 
राष्ट्रीय रूप में ही मानते हैं। वणोशत्रमों के कारण भिन्नप्राय भ्यरतीय 
समाज की इसी विशेषता ने उसमें ऐक्य बनाये रक्‍्खा | 


.. जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है इस त्यौहार में यद्यपि लक्ष्मी- 
पूजन की ही प्रधानता है तथापि चतुदंशी और अमावस्या का अभ्यज्ञ- 
स्नान; दीपावली और दीप-दानादिक ये सभी अत्यन्त वेज्नानिक हैं | 
इनमें से अभ्यज्ललान का संवत्सरोत्सव के प्रसक्ल में विस्तृत विवेचन 
किया जा चुका है, अतः यहाँ उसका दोहराना व्यर्थ है | द 
यम-दीपदान--त्रयोदशी के दिन चौराहे में या घर के हार पर 
दीपक जलाया जाता है | जेसा कि काल-विज्ञान में लिखा जा चुका है, 
चातुमोस्य के सख्बित कीटाशुओं की निष्रत्ति ही मुख्यतया इस दीप- 
दान का हेतु अतीत होता है | इसी कारण इस . (दीपदान) को यस-दीप- 
दान नाम भी दिया गया है। यम सृत्यु का अधिष्ठाता देवता हे. और 
रास्ते, चोराहे आदि में प्रायः सलिनता, कूड़ा आदि का संसर्ग होने से' 
साग की धूलि में रोगों के अनेक कीटारु विद्यमान रहते हैं। तेल्न के 
जलने से जो तीजत्र गन्ध उत्पन्न होती है उससे अधिकांश घूलि-गूठु 


[ २०० | 


कोटारुओं का नाश संभव है। इसी कारण निर्णयसिन्धु में यम-दीप- 
दान का वर्णन करते हुए स्कन्दपुराण का “यह वचन उद्धृत किया 
गया है कि-- क्‍ + 
कार्तिकस्यासिते पक्ते त्रयोदश्यां चिशामुखे ९ 
यमदीप॑ बहिदखादपमृत्युविनश्यति ॥ 
अथोत्‌ कार्तिक की तन्रयोदशी को सायंकाल के समय घर से बाहर 
दीपदान करना चाहिए | इससे अपस॒त्यु नष्ट होती हे | 
यह दीप-दान दीपावली का आरम्भिक रूप है । दीप-दान कीटाणु- 
विनाश-ढ्वारा अपम॒ृत्यु-विनाश में सहायक होता है। यह बताया जा 
चुका है | 
इस तरह त्रयोदशी को बाहर के कीटाणुओं की शुद्धि करने के बाद 
चतुदंशी को अभ्यज्ञस्नान . हारा शरीरगत कीटाणुओं की निवृत्ति की 
जाती है ओर तब दीपावली का मुख्य उत्सव आरम्भ होता है | 
भारतवर्ष का यह उत्सव सचमुच लद्तमी के आधिभोतिक, आध्या- 
त्मिक और आधिदृबिक तीनों स्वरूपों का उल्लासमय प्राकत्य करनेवाला 
है। लक््मी का आधिभोतिक-रूप धन-सम्पत्ति अथौत सोना; चाँदी, ' 
मणि, रत्र आदि हैं, आध्यात्मिक स्वरूप शोभा है. और आधिदेधिक 
. रूप भगवती पद्मा या महालक्ष्मी हे, जो विध्णु की प्रिया कहलाती है | 


अतण्व संस्कृत भाषा के कोशों में लच््सी और श्री शब्द के उत्त तीनों 
अर्थ माने गए हैँ--- 


ज शोमासंपत्तिपदुसासु लब्ष्पी: श्रीरिव कथ्यते ६ 
. पहले बताया जा चुका है कि भारतीय पद्धति के अनुसार प्रत्येक 
ऑसंघर्मी, उपासनों वा अंचना में आधिभोतिक, आध्यात्मिक और आधि 
देषिक्‌ इंन॑ तीनों रूपों का संम्मिल्लित रूँप में, व्यवहार किया जाता है । 
ववनेंसार इस उत्सव में भी चाँदी; सोने, सिक्के आदि के रूप में आधि- 
' 'मौर्िक लंच्मी की आंविवेषिक लर॑मी से सम्बन्ध स्वीकार करके पूजन 


[ ३०१ |] 


किया जाता है। घरों का सम्माजन, उपलेपन और सुघासेचन (.कल्नई 
आदि से पोतना ) प्श्नति परिष्कार ( सजावट ) और दीपमाला आदि 
से अलंकृत करना इत्यादि कार्य लक्ष्मी के आध्यात्मिक स्वरूप शोमा 
को आविभेत करने के लिए किये जाते हैं। इस तरह इस उत्सव 

उक्त त्रिविध लक्ष्मी का समाराधन हो जाता है। 


वास्तव में सभी उत्सवों में दीपावज्ञी का उत्सव घर-घर, गाँव-गाँव 
ओर नगर-नगर में बालक से लेकर वृद्ध तक, मूर्ख से लेकर पणिडत 
'सक ओर रह से लेकर राजा तक सत्र ही आमोद-पअमोद और आनंद- 
विनोद का उल्लासक मुख्य त्योहार है । 


इसलिए इसकी आनन्दजनकता में तो कोई सन्देह है ही नहीं, 
किन्तु इसका केवल इतना ही महत्त्व नहीं है। इसके अतिरिक्त इस 
उत्सव का वैज्ञानिक महत्त्व भी है| वह यह है कि--चातुममास्य में समी 
भूमि-भाग के भींगे रहने के कारण अनेक प्रकार के जीव-जन्तु और 
रोगों के कीटाणु प्योप्त से अधिक रूप में' फेल जाते हैं, उनमें से मोदे- 
* मोटे कीट-पतंगादि तो शरदूऋतु के आने पर भगवान्‌ भास्कर के अति 
-तीतर आतप से सन्तप्त होकर अथवा शरत्काल के अनन्तर तत्काल ही 
आने वाले हेमनत के अति शीत हारा नष्ट अथवा लुप्त हो जाते हैं, किंतु 
साधारण दृष्टि से तिरोहिंत रहनेवाले अति सूह्रम कीटागु न तो सूर्यताप 
से ही और न शीत से ही सर्वधा निवृत्त हो सकते हैं; अतः उनको 
'निवृत्त करने के लिए कच्चे मकानों को शुद्ध गोबर, खड़ी आदि से और 
पक्के मकानों को चूना, कलई आदि से वर्षभर में एक बार साफ कर देना 
आवश्यक होता है | गोबर, चूना आदि की कीटाशुनाशकता सर्वविदित 
है। इतने पर भी जो कीटारु बच ही रहें उनको निवत्त करने के लिए 
सारे घर में तेल के दीपकों की तीब्रगन्ध अत्यन्त उपयोगी होती है। 
इससे रहे-सद्दे सभी चातुमोस्य के कीटाणु विनष्ट हो जाते हैं. और 


हा 


[ २०२ | 


निवासस्थान रोगाणुंओं से रहित और स्वास्थ्य-रक्षा में, सहायक हो 
जाता है| 

इस दृष्टि से बिचार करने पर आजकल की बिजली की रोशनी 
शोसाजनक भले ही कही जा सके, किन्तु कीटारु-विनाशक के रूप में 
उतनी उत्तम नहीं मानी जा सकती जितनी कि तेल-दीपकों की रोशनी: 
होती हे ! 

कथा 

नारद ने कहा--अब में दीपावली के महोत्सव का वणन करता हूँ। 
इस उत्सव को दीपमाला, कौमुदी और सुखसुप्ति के नाम से' कहा जाता 
है। इस दिन ग्रदोष के समय लक्ष्मी का पुजन करके जो भी स्त्री या पुरुष 
भोजन करते हैं. उनके नेत्र वष भर निर्मल रहते हैं। कातिक मास की 
अमावस्या के दिन विष्णु भगवान क्षीरसमुद्र के तरज्ञों पर सुख से 
सोये ओर लद्तमी भी देत्यमय से विमुक्त होकर कमल के (दर में 
सुख से सोइ। इसलिए मनुष्यों को सुख-सुप्ति का उत्सव विधिपूबक 
करना चाहिए | 

उस दिन बालक, वृद्ध और रोगियों के सिधाय किसी को दिल में 
ओजलन नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय देवी (लक्ष्मी) का 
यथाविधि पूजन करके देवालयों में शक्ति के अनुसार दीपकों के समूह 
जलाने चाहिए | 

राजा उस दिन दीपमाला से युक्त प्रदोष के समय तआाह्यणों को 
भोजन करवाके, शद्ध करके पितरों को पिण्डों से सन्तुष्ट करे और दीप- 
दाने करे | फिर भूखों को अष्ठप्रिण्डों, ( प्रिय भोजन ) का दान करके 

रही; मोदी, सुखी और चतुर बान्धवों के साथ दीपावली का महोत्सव 

' ऋर अंांय्काल के समय नगर में घोषणा करे कि--सारी राज्य 


[ २०३ | 


कीं सैंनों और प्रजा यवेष्ट चेश करे | ग्रजा को भी नगर के सुन्दर प्राह्षण 
को कंलंई से सफेदी करके वृक्ष और चन्दन की माला से युक्त करना 
चाहिए और श्रत्येक घर को खूब सजाना चाहिए। दूत ( जुआ ), पान 
(भांग ठंडाई)आदि सुखों से युक्त होकर सत्री-पुरुष सब मनोहर बने | नाच 
आर बाजों की आवाज से ( नगर को ) गुंजा देँ। दीपक जल्ाये जावें। 
दीपकों की सुन्दर पंक्ति से अन्धकार का समूह नष्ट हो जाना चाहिए। तब 
निर्दोष प्रदोष के समय रात्रि के शुभ आरम्भ की बेला में: स्वस्ति ओर 
सजझ्जल करनेवाली वेश्याएं और बिलासिनियों के समूह सुख देते हुए 
एक घर से दूसरे घर तक फिरें। फिर अधरात्रि के समय राजा सुन्दर 
नगर को अवलोकन करने के लिए धीरे-धीरे पेदल ही घरों में' जाय | 

इस दिन यथाशक्ति ब्राह्मणों के घरों में, मन्त्रियों के घरों में, देवा-- 
लयों में, चोराहों में, श्मशान में, पर्वत में, गायों के खिड़कों में दीप-- 
दान करना चाहिए । सायंकाल के समय पितृभक्त लोगों को श्राद्ध भी. 
करना चाहिए ओर दीपमाला करनी चाहिए | 


तब दीपदान के पश्चात्‌ सोई हुईं लक्ष्मी को जगाना चाहिए। पहले 
असुरविनाशक विष्णु भगवान्‌ को क्षीरसागर में! सोया हुआ जानकर 
डरी हुईं लक्ष्मी ब्राह्मणों से अभय प्राप्त करके कमल में' रहने लगी,- 
उसी लक्ष्मो को आज स्त्रियों भगवान्‌ के जगाने के पहले जगाती हैं । 
हे ब्राह्मणो ) दीपक हाथ में लिए स्रियाँ देवी कमला ( लक्ष्मी ) को 
इस मन्त्र से जगावें | 
त्व॑ ज्योति: श्री रविश्वन्द्रो विद्ुत्सौव्णतारका+ 
सवा ज्योति्षा ज्योतिदीण्ज्योति।स्थिते नमः 
अथोत्‌ हे दीप की ज्योति में स्थित (कमले !) आप ही ज्योतिरूप हैं, . 
लंच्मी हैं, सूर्ये-चन्द्र, सुवणेसमूह और तारे हैं। सब ज्योतियों की ज्योति 


आप ही हैं। आपको नमस्कार | उसके बाद भोजन करें। जेसे पतिब्रताः 


[ २०४ + 


“नारी जाह्य-काल में पति के पहले जागती हैं वेसे ही लक्ष्मी भी अपने 
“पति विध्णु से बारह दिन पहले जागती हैं। इस कारण सायंकातल के 
- समय लक्ष्मी को जगाकर जो भोजन करता है. उस पुरुष को वर्ष भर 
' लक्ष्मी नहीं छोड़ती | 
दूसरे दिन प्रातःकाल गोवधन की पूजा करनी चाहिए और रात्रि में 
'झत-क्रीड़ा करनी चाहिए। ब्ष भर का फल जानने के लिए झूत-कीड़ा 
- अवश्य करनी चाहिए | दीपावली की रात्रि में जय हो तो वर्ष भर अवश्य 
ही जय रहता है. और पराजय हो तो वर्ष भर अपकषे रहता है। जूबा 
' खेलनेवालों को-- 


या लक्ष्मीदिवसे पुणे दोपावस्याश्र मृतले।) 
गा गोछें चर कात्तिकर्या सा लबद्मीवरदा मम ॥ 


इस मन्त्र से विजया की पूजा करनी चाहिए | 
शिव और पावंती ने द्यूत-क्रीड़ा की थी, किन्तु पाबती जी ने लक्ष्मी 
का पूजन किया था इसलिए शिवजी को जीत लिया 
इस दिन अध-रात्रि के समय लद्ष्सी भ्रमण करती हैं ओर घरों में 
“निवास करती हैं। इसलिए बढ़े उत्सव के साथ घरों को धूप, दीपों से 
खूब सजाना चाहिए ओर कलई से पुतवाना चाहिए, पुष्पमात्नाओं से 
सुशोभित करना चाहिए, लक्ष्मीजी को भी दक्षिणा-सहित चन्दन और 
"मालाएं भेंट करनी चाहिए | 


' उस दिन ज्ी-पुरसुष नवीन वस्ध और भ्रूषणों से अलंकृत हों ओर 
उस रात्रि को गीत और हास्यरस एवं स्लोगों से बिताना चाहिए। 
“आह्यणों, . सम्बन्धियों ओर बान्धबों का नवीन बस्घों से सत्कार करना 
आर सम्पूर्ण रात्रि में दीपक रखता चाहिए। अन्धकार 
अंचल || रे 





[२०४ | 


हे तपोंधनो! उंस रात्रि में जो घर अन्धकार से युक्त होता है 
यह लक्ष्मा से छोड़ दियां जाता है ओर उस घर में अत्द्मी आश्रय 
लेती है | इसु तरह जब दीपावली सहित अधेरात्रि बीत जाय और सब" 
मनुष्य आसोद-अमोद में मभ्न हों उस समय चोथे पहर में स्थ्ियों को 
सूप और डिण्डिम बजाते हुए असन्न होकर अपने घर के ' आँगन से 
अलक्सी को निकालना चाहिए | भगवान्‌ ऋृष्ण के सोते रहते हुए ही 
हितोंषणी लक्ष्मी जग जाती है, किन्तु निरालम्ब होने के कारण बहुत 
समय तक प्रकाशयुक्त भवन में आश्रय लेती है । इस विषय में धन 


की इच्छा रखनेवाले किसी ऋष्णमक्त सत्यशर्मा ब्राह्मण के द्वारा एक: 
गाथा वर्णन की गई है । 


शनक पूछते हैं कि हे नारद ! यह सत्यशर्मा नाम का ब्राह्मण 
कोन था ? गाथा क्‍या थी ? और भ्रकाशसहित भवन में लक्ष्मी किस: 
तरह आश्रय लेती हैं ? इसका कृपाकर वर्णन करिए | 


नारदजी ने कहा-शूरसेन देश में एक सत्यशर्ों नाम का आद्यण 
रहता था | उसका चित्त तृष्णा से व्याकुल था और घन के लिए चेश 
किया करता था। वह सोचता--यदि मेरे घन हो जाय तो मैं सुख- 
'यूवेंक घम करूँ, स्लरी और पुत्रों को अलंकृत करूँ और मनोहर घर. 
बनाऊ। इस तरह मनोरथ से युक्त होकर सब देवताओं में हरि को 
सर्वश्रेष्ठ जानकर भक्तिपूर्वेंक उन्तकी पूजा करने लगा । इस तरह विध्णु- 
पूजा करते हुए कभी कुछ घन आ जाता तो बह बीच में ही नष्ट हो 
जाता। सम्य न हो पाता | इससे वह बहुत विरक्त एवं दुखी हुआ 
और घन के लिए बढ़े भ्रयन्न के साथ उसने किसी ज्ञान-विज्ञान से 
युक्त विद्वान्‌ से प्रश्न किया, उसने कहा कि तुमको धन की कामना है, 
इसलिए अब तुम शिवजी की आराधना करो। विष्णु तो कामी की 
कामना पूरी नहीं करते जसे कि रोगी को कुपथ्य नहीं दिया जाता ! 


[ २०६ | 


जो लोग निष्काम हैं और मजनानन्द से ही सुखी हैं तथास ब जगह 
“जिनको वेराग्य हो गया है' उनको ही विष्णु की पूजा करनी चाहिए | 
है ब्राह्मण, तुम बैसे नहीं हो | यह सुनकर वह आह्ण यमुना के तट पर 
'स्थित शिवलिज्ञ की संयमसहित प्रतिदिन पूजा करने लगा। वर्षभर में 
भगवान्‌ शिव प्रसन्न हुए और ब्राक्षण का रूप घारण करके उस 
सत्यशमों को हँसते हुए लक्ष्मीआप्रि का उपाय बतलाया। उन्होंने 
कहा--तुम जाओ और राजा से यह छोटा सा बचन माँगो कि दीपावली 
की रात्रि के आरम्भ में मेरे सिवाय कोई भी नगरबवासी अपने-अपने 
'घर में दीपक न जलावे | ब्राह्मण ने इस बात को स्वीकार करके राजा 
से यही बचन कहा। राजा ने उस वचन को अत्यन्त तुच्छ जानकर 
'हँसते हुए कहा--क्या इतनी छोटी सी चीज माँगी ? राजा ने उसको 
यह वर दे दिया और बाह्यण हषेयुक्त अपने घर को चला गया । 


नारदजी ने कहा--जब वह रात्रि आई तब उस दिन सत्यशर्मो ने 
'अपने याचना किए हुए वचन की राजा को फिर याद दिलाई । उसी 
'समय राजा ने अपने पुर में घोषणा करवा दी कि आज सायंकाल के , 
'समय किसी को दीपक नहीं जलाने चाहिएँ | इसके बाद, उस सत्मश्मा 
ने अपने घर को सुशोभित किया, रात्रि में दीपमाला सजाई ओर हृषे, 
गीत आदि कोतुक किया। लक्ष्मी को कद्दीं आश्रय नहीं मिला। वह 
“अन्धकार से विरक्त होकर ज्योति से प्रकाशमान उसके अलंकृत भवन 
'में प्रविष्ट हो गई। हाथ में लीला-कमल लिए हुए, कान्ति से मन को 
प्रसन्न करने वाली, मधुर हास्य थुक्त मनुष्य की श्री के समान आकृति 
वाली ऋ्क्मी, उसके घर में प्रवेश करने लगी। उसको घर में प्रवेश 
'करते देख सत्यशमों के “मन्रा किया। उसने कहा--हे भद्दे ! तुम्हारा 
'पति बढ़ा कठोर है किसी पर शीघ्र प्रसन्न नहीं होता और तुम भी 
“संज़ार में . चषत्न,हो 4. तुम दोनों ही ल्ली-पुरुष दोषयुक्त हो । तुमको 


[२०४८ ] 


धनमीहैत ऋृष्णुस्थ पुजनेश्व व्यय नयेत्‌ ॥ 
नमो लक्चम्ये महादेव्ये जगन्मात्र हरिप्रिये 
त्वाँ विया शून्यतां याति जगबज्ञैविंदर्जितम्‌ ॥ 


अथाौत्‌ सब आश्रमों में गृहस्थाश्रम ही धन्य है ओर बलवान है, 
क्योंकि मनुष्य इस आश्रम में रहकर दुजय काम आदि को जीतता 
है | अन्य तीन आश्रमों के उपकार के लिए भी यही आश्रम है | 

बह ग्रहस्थ बिना धन के क्‍या उचित क्रिया कर सकता है ? धन- 
हीन त्राक्षण के द्वारा आद्ध, अतिथि-सत्कार, दान, जप आदिक किस 
तरह सिद्ध किए जा सकते हैं | मनुष्यों को घर्म को बाधित न करके धन 
पैदा करना चाहिए। धन पेदा करके बाद में भी धर्म ही सिद्ध करना 
चाहिए। दूसरे प्रकार से धन का व्यय गुण नहीं है। जब तीनों ऋण 
(देवऋण, ऋषिऋण, पिठऋण ) निवृत्त हो जाँय ( अथोत्‌ यज्ञ, 
अध्ययन और पुत्रोत्पादन हो चुके ) और वेराग्य हृढ हो जाय तब 
घन की आशा और घर की आशा को छोड़कर मनुष्य को एकान्त का 
आश्रय ले लेना चाहिए, किन्तु जब तक ग्ृहस्थ है' तब तक कम करता' 
रहे, हरि का स्मरण करता हुआ घन की चेष्टा करे और कृष्ण के पूजन 
में व्यय करे | 

महादेवी जगन्माता लक्ष्मी को नमस्कार | हे हरिप्रिये ! तुम्हारे 
बिना जगत्‌ यज्ञों से रहित होकर शून्य हो जाता है |” 

नारदजी कहते हैं--इस तरह कहकर वह ब्राह्मणश्रेष्ठ घर छोड़ 
कर विरक्त बुद्धि से संन्यास के द्वारा मथुरापुरी में जाकर शुद्ध चित्त से 
समाधि द्वारा भगवाव्‌ हरि की आराधना करके हरि की शरण गया ओर 
उसके वंश के पुरुष धनवान हुए। 

जा ( ब्रताक में पद्मपुराण-उत्तरखण्ड से ) 


[ २०६ ] 
अभ्यास 
( १ ) दीपावली कब होती है 
(२ ) दीपावली में क्या-क्या काय होते हैं? - 
( ३ ) दीपावली कात्तिकमास की अमावस्या के सायकाल में क्‍यों की जाती 
है १ ऋतु, मास, तिथि और समय का विज्ञान यथार्थ रूप में समकाइए । 
( ४ ) दीपावली का विधिविज्ञान स्पष्ट रूप से सममफाइए । 
' (५ ) रूच्मीजी की घन के रूप में क्यों पूजा जाता है! संस्कृत में लच्मी 
शब्द के क्या-क्या अर्थ हैं १ ब्रेइस उत्सव में संगत होते हैं क्‍या / 
( ६ ) दीपावली की कथा क्‍या है तथा उससे क्या शिक्षा मिलती है ? 


१४ भा० ब० 


अन्नकूट 
समय--कार्तिकशुक्ला प्रतिपदा 
कालनिणेय 
,, यह प्रतिपदा अमावस्या के .साथवाली (पूवविद्धा ) ली जानी 
चाहिए, द्वितीया के साथवाली नहीं; क्योंकि जिस दिन चन्द्र-दशेन 
हो उस दिन गोवर्धेन-पूजा का निषेध है, तथापि यदि दूसरे दिन प्रतिपदा 


२० घड़ी हो तो चन्द्रदशेन न होने के कारण अजन्नकूटादिक दूसरेदिन 
ही होना चाहिए। ऐसा घमेसिन्धु का मत है | 


विधि 
इस दिन बलिपूजा, गोक्रीडन, गोवधन-पूजा, अन्नकूट, मार्गपाली- 
बन्धन इत्यादि होते हैं | दीपावली की तरह इस दिन भी अभ्यह्ग और - 


दीपोत्सव का भी विधान है| गुजरात-महाराष्ट्रादि देशों में इसी दिन 
से नवीन वषोरम्भ भो मानते हैं । 


बलि-पूंजा--इस कसे में सुप्रसिद्ध दानी असुरराज बलि का पूजन 
होता हे | 

गोक्रीडन--इस के में गाय-बेलों को अलडक्ृत करके उनका पूजन 
किया जाता है और उनको खिलाया जाता है. | 

गोवर्धेन-पूजा--इस उत्सव में गोबर का अन्नकूट बनाकर उस पर 


अथवा उसके सन्निधान में विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समक्ष 
गाय व ग्वालों की पूजा की जाती है | 


[२११ | 


अज्नकूट--इसमें देवसन्दिरों में! विविध प्रकार की सामग्रियाँ सग- 
वान्‌ को भोग लगाई जाती हैं ओर महाप्रसाद बेंटता है। सभी 
मन्दिरों में यह उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है | 

मागपातल्ी-बन्धन--यह एक अकार की रस्सी होती है--जिसमें 
नारियल आदि माह्ललिक वस्तुएं बाँध कर पेड़-खस्भे' आदि में बाँध 
दिया जाता हे, उसके नीचे होकर राजा वअजा निकल्नती है।. 


कालविज्ञान और विधिविज्ञान 


बलि-पूजा 
कार्तिक-कष्णा अमावस्या को लक्ष्मीपूजन का विधान ऊपर आ 
चुका हैं और यह भी बताया जा चुका हे कि लद्तमी का आधिभोतिक 
स्वरूप धन-सम्पत्ति है। उस घन-सम्पत्ति की शुद्धि दान के छारा ही 
होती है। जेसा कि श्रीमद्भागवत में लिखा हे-- 
'कालेन स्वानशौचार्भ्यों. संस्कारैस्तपसेज्यया ९ 
. शुद्धथन्ति दाने: सन्‍्तुध्या द्रव्याण्यात्मात्नविद्यया ॥ 
अथीव कुछ वस्तुएँ काल से; कुछ खान और शौच से, कुछ संस्कारों 
से, कुछ तप से और संगृहीत धनादिक यज्ञ, दान ओर सन्तोष से 
तथा आत्मा आत्मज्ञान से शुद्ध होता हे | 
वास्तव में संगृहीत द्रव्य का संशोधन दान ही है; अन्यथा दानरहित 
द्रव्य अपमार्गों में व्यय होता है। अतः लक्ष्मी के साथ ही साथ दानियों 
में प्रधान राजा बलि का पूजन इस दिन उचित ही है, जिससे लक्ष्मी- 
१. इस उत्सव में अनेक विधियाँ सम्मिलित हैं, जिनमें से कई एक आजकल 
कम अचलित हैं । विज्ञान समझे बिना उनका कालविज्ञान समझना कठिन है 
अतः हमें विवश होकर यहाँ कालविज्ञान ओर विधिविज्ञन को सम्मिलित कर 
देना पड़ा है । 


[ २१३ |] 


पूजकों को दान की श्रेष्ता बिदित रहे | दानियों में श्रेष्ठ बलि की पूजा 
का इससे उत्तम समय ओर कोन-सा हो सकता है ? 
गोक्रोडन ओर ग्रोवधेन-पूजा 

ऊपर कई बार बताया जा चुका हे कि भारतवर्ष क्ृषिप्रधान देश 
है | कृषि का मुख्य साधन गाय और बैल हैं, इन्हीं से खेतों में डालने 
के लिए खाद उत्पन्न होता है। बेल ही खेत जोतते हैं और बैलों के 
द्वारा ही प्राचीन भारत का सारा व्यापार सी बनजारे लोग चलाते थे। 
गोवंश के हास से ही वास्तव में भारत में क्षि का बिनाश और 
खाद्यान्न का संकट समुपस्थित हुआ है| यदि सौभाग्य से गाय-बेलों की 
सुरक्षा होती तो देश को यह दुदंशा न देखनी पड़ती | इसलिए अन्नरूप 
महालर्सी के मुख्य साधन गाय-बेलों का पुजनः भी लक्ष्मीपूजन के 
साथ भारतीयों की कतश्षता का एक सुन्दर आदर्श उपस्थित करता है | 

गोबधेन शब्द दृण-सम्पत्ति से पवतों के हारा गोवंश के वध्धनका 
सूचक है। जिस प्रकार अन्न का साधन होने से गोबंश का सत्कार 
आवश्यक है, उसी प्रकार गोवंश के बर्धेन के लिए मुख्य गोचर-भूमि- 
रूप ( क्योंकि साधारण भूमि में तो ऋषि भी हो सकती है, किन्तु पर्बत 
के ठृणादिक तो गोवंश की रक्षा के लिए सुरक्षित सम्पत्ति हैँ ) पवेतों 
के प्रतीक रूप में तथा गोपाल-रूप से परम प्रसिद्ध भगवाव श्रीकृष्ण 
के गोचारण का मुख्य-चेत्र होने के कारण इस द्नि गोव्धेन पर्वत का 
पूजन किया जाता हैं। भोक्रीडन के साथ इसका भी होना समुचित है | 

अन्नक्ूट 

वेदिक काल में आश्विन अथवा कार्तिक की अमावस्या अथवा 
पूर्णिमा के दिन नवीन उत्पन्न ब्रीदियों ( चाबलों ) के द्वारा आग्रयणेष्टि 

१. आश्विनकार्तिकोः पौण॑मास्याम्रसावक्ष्याथां वा शुक्ृपक्षणतकृत्तिकादिविशा- 
खान्तनक्षत्रेषु शुक्रपक्षस्थरेवत्यां वा वीह्राग्यणम्‌ ।--धर्मसिन्धु 


[ २१३ ] 


नामका' एक छोटा यज्ञ किया जाता था| इस यज्ञ में नवीन जन्न की 
भाहुति दिए बिना नवीन अन्न का अशन'* ( मोजन ) नहीं किया जाता 
का | जेसा कि,निस्न कारिका से स्पष्ट है: 
“अक्ृताअयणो5श्ीयाक्वात॑ यदि दे मर: 
वैश्वानराय कत्तव्यश्षरः पूर्णाहुतिस्तु वा॥ | 
यद्दा समिन्द्ररायेति शतवारँ जपेन्मनुम 0” ( घर्मेसिन्थु ) 
अथोत्‌ बिना आम्रयण किए मनुष्य यदि नवीन अन्न खावे तो उसे 
( प्रायश्रित्त रूप में ) वेच्वानर के लिए चरु अथवा पूर्णाहुति करनी 
चाहिए | अथवा 'समिन्द्रराया” ( ऋक्‌ संहिता १४१४ ) इस मन्त्र का 
सो बार जप करना चाहिए।..._ 
इस आम्रयणेष्टि यज्ञ के श्रधान देवता इन्द्र,' अग्नि, विश्वेदेवा और 
द्यावाप्रथिवी थे । उनमें भी सबसे अधान देवता इन्द्र ही है, क्योंकि 
आम्रयणेष्टि न करने पर आयश्रित्त रूप में जिस उपर्युक्त मन्त्र का जप 
बतलाया गया है, उस मन्त्र में केवल इन्द्र से ही श्राथना कौ गई है | 
परन्तु काल-क्रम से यह आम्रयण-पद्धति शिथिल होती चली गई 
' ओर मुख्यकल्प के स्थान पर अनुकल्प होने लगे। ये अनुकल्प (१) 
नवान्न के द्वारा द्शपूर्णमासेष्टि (२) अग्निहोत्र मैं होम (३) नवान्न को 
अग्निहोत्रवाली गाय को खिलाकंर उसके' दुग्ध सें होम अथवा (४) 
नवाज्न से ब्राह्मण-मोजन, इस रूप में ऋ्मशः परिवर्तित होते चले गये | 





)- आग्रयणमकत्त्वा किंमपि नवेत्यज्ञं सस्ये न॑ मक्षणीयम्‌ ४--धर्मसिन्धु 
२. “इन्द्राभिविश्वेदेवार्थम्टीं औहिसुष्टीचिरुप्य'"*****“घमेसिन्धु । 
३. एतदसम्मवे नवश्यामाकत्रीहियबैः पुरोडा्श ऋृत्वा दशंपूर्णमासौ कुर्यात्‌, 
...अज्ञ ' न्त्रीज्यादिभिरमिहोत्रहोम॑ कुर्यात्‌ , अथवा नवाज्ञान्यभिहददोत्र्या गवा 
खादयित्वा तंस्याः पंयसामिंहोंत्रें जहुयात, यहा नवाज्ेन ब्राह्मणान 
ऑॉजयेदिति संक्षेप: ।? ( धमंसिन्धु ) 


[२१४ | 


प्रतीत होता है कि यही आम्रयण कालान्‍्तर में द्वापर युग के अन्त 
के संमय केवल इन्द्रत्याग के रूप में रह गया था। भगवाब कृष्ण के 
अवतार के समय यह इन्द्र्याग” किया जाता था। इस इन्द्रयाग का 
नन्दरायजी ने खूब जोरों से समर्थन भी किया है | 
किन्तु बाद में भगवान्‌ कृष्ण ने इन्द्र-याग के स्थान पर गऊ-आह्यण 
और गोवधेन पववेतर का यांग आरम्भ करवाया | यही वत्तंमान अन्नकूट 
है | 'अन्नकूट” शब्द का शब्दार्थ अन्नसमूह है। अनेक प्रकार का अन्न 
समपित और वितरण करने के कारण ही इस उत्सव का नाम अन्नकूट पड़ा 
है । भगवान ने इसके वर्णन में विविध पाकों का महत्त्व बताया भी है-- 
पच्यन्तां विविधा: पाका: सुपान्ता: पायसादय+ ६ 
संयावापुपशष्कुल्य:. स्वंदोहश्॒ गृछ्ताम ॥ 
हूयन्तामक्षय+. सम्यमू आआहाणे्रद्वादिमिः १ 
अं बहुविध॑ तेभ्यो देय वा पेनुदक्षिणा: ॥ 


नि लत लत मकान अं आया ४ ४ंं॥३]६३७७७७॥७४७७४७७/७॥७॥॥४७७॥७७॥७७७७७७७७७७७७७७७॥७॥७७॥७४७७७७७७७७७॥/७एशश/शआआआ॥//्शशश्ा७/श/एशरशशशऋशााा 0 लक 


१. अपश्यक्षिवसन गोपानिन्द्रयागहृतोयमान ।” 
( श्रीमद्भागवत, १० रुक, आ. २४/छोक १ ) 
२. पजन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममू्तयः । 
तेडसिव्षन्ति भूतानां श्रौणन॑ जीवन पयः.॥. 
ते तात वयमन्ये च॑ चासुंचां पतिमीश्वरसू। 
द्रब्येस्तद्रेतता.. सिद्धेयेजन्ते. ऋतुभिनराः ॥ 
तच्छेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्गफलद्देतवे । 
पुंसां , पुरुषकाराणां . पर्जन्यः फलभाचनः ॥ ... 
ये एवं -विश्वजेद घस पारम्पर्यागत मभरः। 
क्रामाल्छोभाद-भदादू द्ेषात्‌ स वे नाप्तोति शोभनस्‌॥* 
ु ह ( सा>१ ०-२४-८-११ ) 
, मे तिसस्‍्माद्‌.गयां ब्ाह्मणानामदरेश्वारभ्यतां मखः ।! 
| ; » श्री भा. १०७३४।२४ ) 


[२१५ |] 


अन्ड्रेम्यश्नाधयचादढा|लपतितेस्यो यवाहत+ १ 

यवरस च मो दत््वा मिर्ये दोयतां बलि+॥ 
६ भा, १०१२४४२६-२८ ) 
अथोत दाल से लेकर खीर वक अनेक प्रकार के पाक ओर हलुवा, 
पूआ, जलेबियाँ ( अथवा पूढ़ियाँ ) बनाई जायें और सब दूघ-दही 
ले लिया जाय; ब््यवादी ब्राह्मणों के हरा अभियों का अच्छी तरह हनन 
कराया जाय ओर उनको अनेक अकार का अन्न, गायें तथा दक्षिणाएँ 
दी जायें। कुत्ता, चाण्डाल और पतितों तक सभी को यथायोग्य 

भोजनादि और गायों को बॉटा देकर पर्वत को बलि दी जाय | 

आजकल यह त्रज में श्रीकृष्ण द्वारा श्रचारित अन्नकूट सारे भारत- 
वर्ष में, मनाया जाता है। प्रत्यक्ष गोवर्घेन-पर्वत के स्थान पर सभी 
नगरों में. उस दिन गोबर का गोवर्धन बनाया जाता है! और उसके . 
समक्ष भगवान्‌ ऋष्ण और गांयों का पूजन किया जाता है। अन्नकूद 
के रूप में मन्द्रों में विविध सामप्रियाँ निर्मित की जाती हैं, जिनमें 
शरद्‌ ऋतु में उत्पन्न सस्य के अन्न और शाक-पाकादि भगवान्‌ को 
अपण किए जाते हैं तथा भगवान्‌ को अपेण करने के अनन्तर ऊपर 
उद्धृत भागवत के वचनानुसार उनका विशेषतः ब्राह्मणों के लिए और 

सामान्यतः सर्वेसाधारण के लिए वितरण किया जाता है | 
यह उत्सव बढ़ा ही आनन्द्मय है, क्योंकि इस दिन सब लोग भेद 
भाव भूलकर मन्दिरों में सहमोज करते हैं। क्ृषिप्रधान देश का यह 
अज्ञमय यज्ञ वास्तव में सर्वेस्ुखद है | ब्राह्मण से लेकर चाण्डाले वक 
सभी को इस दिन नवीन अन्न की नवीन-नवीन सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं । 

मार्यपालो-बन्धन 

ऊपर लिखा जा चुका है कि मार्गपाली एक प्रकार कीं. रस्सी है | 
जिस तरह आजकल रस्साकसी होती है ठीक उसी प्रकार ॒उपरिलिखितं 
मागपाली को खींचने का भी आदित्यपुराण में! विधान है-- 


( *१६ ! 


कुशकाशमर्यी कुर्यायश्टिकां सुदृढ़ां नवाम | 

तामैकतो राजपुत्रा हीनदरणस्तिथान्यतः ॥ 

गृद्दीत्वा कर्षयरेयुस्तां यथासार मुहुझ्ुहु६ 

जयो55 हीवजातीयाँ जयो राइस्त बत्सरण ॥ 

अधोत्‌ द्भ और कांस के द्वारा एक नवीन सुदृद रस्सी बनानी 

चाहिए। उसको एक तरफ से राजकुमार और दूसरी तरफ से हीनवण 
के लोग पकड़कर जितना बल हो सके उसके अनुसार बार-बार खींचें। 
खींचने में यदि हीन जातिवालों का विजय हो' तो वर्ष भर तक राजा 
का विजय सममा जाता है | 


इससे यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रीय त्योहारों में राजा से लेकर 
हीन जाति के लोग तक किस प्रकार सम्मिलित होते थे ओर हीभ जाति 
की ब्रिजय औरों के लिए कितनी आलन्दप्रद होती थी | ऐसे उत्सबों का 
भारत में इस समय पुनः श्रचार अत्यावश्यक है | 
१, कथा 
क्‍ . ( गोवधेन-पूजा की ) 
नारदजी ने कहा--अब में बलि राजा के दिन के महोत्सव का 
वणन कहूमा | उस दिन गोवर्धन पबत की पूजा करनी चाहिए | गाय, 
मेंस आदि का पूजन करना चाहिए |.अत्यधिक दूध देनेवाली गायों का 
खट्टर करना चाहिए | गोवधन, की १जा का मंत्र यह हे--- 
गेछपेन घराधार गोकुलताणुकारण १ 
विश्वबाहुऋूतोत्साहइ गदां कोटिष्रदो मद ॥ 


हे गोवर्धन, हे प्रथ्वी के आधार, दे गोकुल की रक्षा के हेतुभूत, 
लिवेषाहँ भगवान के द्वारा जिसकी उत्साह दिया है ऐसे आप ( हमारे 
लिए ) करोड़ों मायें रैजेधाले हों 





[२१७ | 


इल भन्त्र से गोवंधन की पूजा करने के बाद-- 
आर लच्मीलॉकपालानां पेनुरूपेश संस्थिता १ 
धू्त कहति यज्ञाथें सा में पार्ष व्यपोहतु ॥ 
नमो गोम्यः श्रीमतौम्मः सौरमेमीम्व एवं चे। 
नमो बद्यसुताम्यश्ष प्रवि्रास्यों बसों नमः के 
वन्दितासि वशिष्ठेद विश्वामित्रेष्ठ चांत्रिणा। 
सुस्‍भे । इर मे पाप॑ं प्न्‍न्भया दुष्छर्त ऋतस ॥ 
अग्नत: सन्‍्तु में शावो गावों में सन्‍्तु घुष्ठत+) 
गादो में हुदये सन्तु गयां मध्ये बसास्यहम॥ 
सौरभेय्य: संहिता: पदवितन्रा: पुण्यराशय: १ 
प्रतिमहन्त मे हासे गावस्व्रेलोक्यमातर+ 
जो लोकपालों की लक्ष्मी घेनु के रूप में स्थित है और जो यज्ञ के 
लिये घृत धारण करती है वह (गौ माता ) मेरा पाप निवृत्त करे। 
सुरभि ( कामचेनु ) की पुत्री श्रीमती गोओं को नमस्कार । तबह्माजी की 
पवित्र पुत्रियों को बार-बार नमस्कार | हे सुरभे ! आप बसिष्ठ, विश्वामित्र 
और अत्नि से वन्दित हैं, मैंने जो बुरा काम किया है उस मेरे पाप को 
हरण करिए, गायें मेरे आगे हों, गायें मेरे पीछे हों; गायें मेरे हृदय में हों, 
मैं गायों के मध्य में रहूँ। सुरभि की पुत्रियाँ ( गायें) सबका हित करने- 
वाली हैं, पवित्र हैं और पुण्य की राशि हैं; ऐसी त्रल्लोक्य की माता गाये 
मेरा ( दिया हुआ ) ग्रास ग्रहण करें| 
इन मन्त्रों से गायों का पूजन करना चाहिए । वृषभ के पूजन का 
मन्त्र यह हे-- 
घमस्त्व॑_वुष्रूपेणु जगदानन्दकारक १ 
अंष्यमूरतेरधिष्ठाव मचध्शान्ति प्रयच्छ मे | 
तुम धर्म हो और वृषभरूप से जगत्‌ को आनन्दित करनेवाले हो | 
हे आठ मू्तियोंबाले ( शिव ) के वाहन ! मुझे मन की शान्ति दो! 


[ २१८ | 


हे शौनक ! इसके बाद भेंस आदि को सजाना, खेल करवाना-तथा 
रड़कवाना ( बुलवाना ) चाहिए । इसके बाद तीसरे पहर के समय पूबे 
दिशा की तरफ ऊँचे खम्भे और सेंड़ पर, जिसमें बहुत-सी चीजें लटक 
रही हों ऐसी कुश-काश की बनी हुई मार्गपाली बाधनी चाहिए । सार्गे- 
पाली बाँधने से पहले ब्राह्मणों द्वारा होम कराना चाहिए । फिर इस मंत्र 
से नमस्कार करना चाहिए-- 


मार्गपालि । नमस्तेडसु सर्वलोकनमरकते १ 
' विविध: पुश्रदाराणे: पुनरेहि युतस्थ मे ॥ 


अथात्‌ सब लोगों से नमस्कृत हे मार्गपाली, आपको नमस्कार | 
अनेक पुत्र ख्ली आदि सहित मेरे लिए आप फिर आना | 

वहाँ राष्ट को अभय देनेवाला नीराजन भी करना चाहिए। फिर 
मार्गपाली के नीचे होकर गाय, बेल, हाथी, घोड़े, राजा, राजपुत्र, 
ब्राह्मण और शुूद्जाति के लोग निकलते हैं| मार्गपाली का उल्लंघन 
करने से नीरोग और सुखी होते हैँ। जो राजा इस तरह ग्राम; 
पुर ओर नगर में उत्सव करंता है, वहाँ ईतियाँ” नष्ट £हो जाती 


हैं और प्रजा चिरकाल तक आनन्दित रहती है। कुश-काश की बनी 


हुई सुदहृढ ओर नवीन रस्सी. तेयार करनी, चाहिए । उसको एक 
तरफ राजपुत्र ओर दूसरी तरफ हीन वण्ण के लोग पकड़कर बल के 
अनुसार बार-बार खींचे। हीन जातियों. का ज़य होने से राजा का साल- 
भर जय होता है । इस जय के चिह्न को राजा यत्नपुबंक विधान कर | 
इस तरह गोवधेन तथां गायों की ' विधि-पूवंक पूजा करनी चाहिए | 
सुन्दर गोवधेन-यज्ञ कृष्ण को सन्तुष्ट करनेवाला है।. मथुरा में 
तथा अंन्यत्र भी गोबर से बहुत बड़ा गोवंधन पबेत बनाकर विधि-पूवक 


जानी 30 4 5 ७ था यह 


% किए, + अज्ाइह्लिः चूहे, टिडिब्यों, तेरे और समीपचर्त्ती शत्रु राजा ये 
छः इंतियाँ: कही; ज़ाती हैं । एक 





रे 


[२१५ | 


पूजन करना चाहिए |. इस.दिन मथुरा में साक्षात्‌ मोवघेन की प्रदक्षिणा 
करने से भगवद्धाम को प्राप्त होकर, भगंवान्‌ के सनच्षिधान में आन॑न्दित 
होता है । गोबर्धेनधारी की इस कथा को जो सुनते हैं, वे राजसूय यज्ञ 
के फल को भ्राप्त करके अन्त में मोक्ष को प्राप्त होते हैं । 


कथा 
( बलि-पूजन की ) 

नारद कहते हँ--इसके अनन्तर साय्यकाल के समय बलिदेत्य का 
पूजन करना चाहिए। पटटठे के ऊपर देत्यराज बलि का पाँच रंगों से 
विशाल चित्र लिखना चाहिए। मिथ्या वचन से डरे हुए इस देत्य- 
राज बलि ने भगवान्‌ बिष्यु को अपना देह अर्पण कर दिया और वासन 
मूर्ति भगवान्‌ ने कठोर चेष्टा से उसको बाँध लिया। बाँव कर खिन्न 
समनवाले और दुखी बलि को पाताल में ले गये किन्तु इस सुबुद्धि देत्य 
ने अहन्ता-ममता छोड़कर भगवान्‌ से असूया ( दोष-बुद्धि ) नहीं की | 
तब असन्न होकर भगवान्‌ ने दृत्यगाज से कहा कि जो कार्तिकशुक्र 
प्रतिपदा के दिन तुम्हारा पूजन नहीं करे उसका सारा सुकृत अविद्यन 
के दान, मन्त्ररहित हवन और व्यप्न बुद्धि से किये जप के समान 
निष्फल होगा | यह भगवान्‌ ने देत्यराज को वरदान दिया है। इसलिए 
कार्तिक में प्रतिपदा के दिन बलि की अवश्य पूजा करनी चाहिए | सग- 
वान्‌ के सम्मुख कूष्माएड, बाण, जस्म, ऊरु और मय नासक दानवों से 
युक्त बलि राजा का पूजन करना चाहिए | घर के अन्द्र बड़े भारी कमरे 
में पूर्णतया प्रसन्नमुख, किरीट-कुण्डल से युक्त, दो भुजावाले दैत्यराज 
को बनाकर राजा स्वयं विधि-पूर्षक पूजा करें| इस दिन राजा बलि के 
उद्देश्य से जो दान वेदपाठी ब्राह्मण को दिए जाते हैं वे अक्षय होते हैं 
तथा भगवान को प्रसन्न करते हैं | 


[ २३० ] 


बलिराज | बमस्तुम्य॑ देत्यदानववन्दित 
इन्द्रशन्रों | महाराज । विष्णुसाद्चिष्यदो मद ॥ 
हे देत्य-दानवों से वन्दित बलिराजा ! आपको नमस्काएई । हे इन्द्र के 
शत्रु महाराज ! आप हमें विष्णु का संनिधान (समीप निवास) दीजिए। 
इस मन्त्र से फल; पुष्प ओर अक्षतों के द्वारा राजा बलि की पूजा करनी 
चाहिए | 
( ब्रताक में पद्मपुराण से ) 


अभ्यास 
( १ ) अज्नकूट कब होता है £ 
( २ ) इस दिन क्या-क्या उत्सव होते हैं और क्या-क्या होने चाहिएँ ? 
( ३ ) इस उत्सव के कालविज्ञान और विधिविज्ञान के संबन्ध में आप क्या 
जानते हैं ! 
६ ४ ) आग्रयगोष्टि क्या है और वह अन्नकूट के रूप में केसे आ गई १ 
(५ ) दोनों कथाओं का सार लिखिएँ। 


 यमद्वितीया अथवा भआातृद्षितीया 
। समय 
कातिक शुक्का हिंतीया 
समय-निर्णेय 
यह हवितीया यदि प्रतिपदा के दिन संपूर्ण अपराह् में' हो तो पहले 
दिन करना चाहिए, अन्यथा द्वितीया के दिन ही करनी चाहिए | 
विधि 
इस दिन यमुनास्लान, यमपुजन और बहिन के घर भाई का भोजन 
विहित है । इसीलिए इसे साधारण भाषामें भाईदोज भी कहते हैं | 
कालविज्ञान 
शरदूऋतु रोगों की माता कहीं जाती है--रोगाणां शारदी माता,” 
ओऔर उसमें भी कातिक मास का अन्तिम भाग “यमद्दंष्ठा” कहा जाता है | 
“यमदंष्टा' से पूव द्वितीया के दिन यमुनास्नान और यमपूजन का विधान 
उचित ही है | ठ्वितीया का दिन इसलिए रक्खा गया हैक ह्वितीया* यात्रा, 
ब्रतारम्भ तथा मन्नलकार्यों के लिए विशेष रूप से विहित हे ओर इस दिन 
यमुना की यात्रा; ब्रत तथा यमपूजन ही किए जाते हैं । 


पा मु 


१. कात्तिकस्य दिनान्यशबवष्टाचाअरहणस्थ च। 
यमरदंध्रा समाख्याता स्वत्पभुक्तो हि जीवति ॥ 
( शाइधरसंहिता ५. ख. अ. ३ श्लो-३०") 
२. सप्ताइविहानि नृपस्य कस्तुव्॒तप्रतिष्ठाखिलमइ्लानि । 
यात्राविवाहाखिलभूषणाय कार्य द्वितीयादिवसे सदेव ॥ 
( मु० चि० पीयूषधारा में वशिष्ठ का वचन ) 


[ २२२ ] 

विधिविज्ञान 

स्नान के गुणधर्म तो पहले लिखे ही जा चुके हैं। वह शरदूऋतु में 
प्रशस्त है--यह भी लिखा जा चुका है (देखिए शरत्पूर्णिमा)। यमुनाजल 
की विशेषताएँ आगे बताई जा रही हैं | यम मृत्युदेवता हैं ओर कृषिप्रधान 
भारतवष में शरदूऋतु में मलेरिया आदि रोगों की प्रधानता रहती है, 
अतः उस समय यम का पूजन उचित ही है | 

भारतीय संस्कृति में बहिन दया की मूर्त्ति मानी गई हे--दयाया 
भगिनी मूर्ति? ( श्रीमद्भागवत ११ स्कं. ) उसके झुभाशीवोदपूबेक उसके 
हाथ से भोजन करना आयुवर्धेक तथा आरोग्यकारक है, अतः शुद्ध प्रेम 
के भ्रतीकरूप इस उत्सव को बड़े प्रेम से सनाना चाहिए | 


यमुुना-माहात्म्य 


यमुनाजी सूर्यनारायण की पुत्री हैं. | कारण यह है कि जिस अकार 
गड्जा प्रथमतः हिमनदी ( ग्लैसियर ) है उसी प्रकार यमुना भी हिसनदी 


है| सूर्य की किरणों से उत्पन्न भाप ( थाष्प ) जो शुद्ध जलरूप होती है. : 


वही हिमनदी के रूप में परिणत होती है | मूलतः वही शुद्ध जल यमुना 
के जलरूप में आता है । शरदूऋतु से स्वच्छ किया हुआ वह यमुना- 
जल यदि कात्तिक में प्राप्त हो जाय तो सबेरोगनिवर्तेक हे । यह तो 


ओतिक दृष्टि से यम्रुना का माहात्म्य है | पर आस्तिकों के लिए तो 


यमुना के समान किसी नदी का माहात्म्य ही नहीं है, क्‍योंकि परअह्म 
के पृणोबतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बाललीलाओं का सम्पूर्ण सम्पर्क 
इसी के जल ओर इसी की रज से है. । अन्नकूट के दूसरे दिन ऐसे 
पबित्र जल का पान और स्नान श्रद्धालु के हृदय को भगवल्लीलाओं के 
निकट सम्पके में लेजा सके और सब पापों की निवत्ति कर सके 
इससे सन्देह का अवकाश ही नहीं है । 


डे 


[ २२३ ] 


यमद्वितीया का माहात्म्य 


यमद्वितीया के विषय में लिखा है कि-- 

कात्तिकमास के शुक्॒पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह के समय जो 
यमराज का पूजन करता है ओर यमुनाजी में स्नान करता है वह 
यमलोक नहीं देखता । कात्तिकशुक्ला द्वितीया के दिन पूजन और तपंण 
करने से अपने प्रसन्न किंकरों से युक्त यमराज पूजा करनेवाले को 
चांद्धित फल प्रदान करते हैं । ( ब्रतार्क में स्कन्दपुराण से ) 


"भगवान्‌ कृष्ण ने. कहा--हे युधिष्ठिर ! श्रावण, भाद्रपद, आश्विन 
ओर कात्तिक की चार द्वितीयाएँ प्रशस्त हैं। उनमें से कार्तिक के शुक्षपक्ष 
में द्वितीया के दिन यमुनाजी ने पहले अपने घर पर यमराज को भोजन 
कराया था और उनका सत्कार किया था; अतः यह द्वितीया त्रिलोकी में 
यम-द्वितीया के नाम से विख्यात है | इस दिन मनुष्यों को अपने घर 
नहीं खाना चाहिए | प्रयत्न करके बहिन के हाथ से खाना- चाहिए । 
यह भोजन पुष्टि बढ़ानेवाला हे। इस दिन बहनों को विशेष रूप से 
दान देने चाहिएँ। सब बहनों का सुवर्णे के गहने, बस्र, अन्न, सत्कार 
ओर भोजन द्वारा पूजन करना चाहिए | यदि सगी बहन न हो ( अथवा 
आप्त न हो सके” तो प्रतिपन्ना' ( मोसी ) के हाथ से खाना चाहिए | 
पूर्वोक्त चारों द्वितीयाओं में, बहिन के हाथ से खाना चाहिए। इससे 
'बल की वृद्धि होती है। यह भोजन घन, यश ओर आयु के लिए 
हितकारी है। घसमे, काम तथा अथ का सिद्ध करनेवाला है। जिस 
, तिथि को बहिन के प्रेम से यमुनाजी ने अपने हाथ से यमराज देव 
को भोजन कराया उस दिन जो बहिन के हाथ से खाता है वह सर्वोत्तम 
'घनधान्य प्राप्त करता है| ( हेमाद्वि में भविष्यपुराण से ) 





१. प्तिपन्ना मातृभगिन्यः ४? इति हेमादि; ( निर्णयसिन्धु ) 


[ २२४ | 


जो स्त्री द्वितीया के दिन भाई को भोजन करवाती है और ताम्बूलों 
द्वारा सत्कार करती है. वह विधवा नहीं होती और न कभी भाई का 
आयुःक्षय होता है । इस दिन यमराज, चित्रगुप्त और यमदूतों की 
पूजा करनी चाहिए ।इस दिन भाठ्मती बहनों को अध्य भी देना चाहिए। 


अध्ये देने का सन्त्र यह है-- 
एक हि मात्तेजडज पाशहस्त यम्ान्तकाहोकमया5मरेश 
आतृद्वितीयाइृतदेवपुज्ां, भृहाणु चाज्से मण्वन्धमस्ते॥ 
घर्मराज बमस्तुम्य॑ नमस्ते. ययुनात्रज १ 
त्राहि मां किंकरेः साथ सूर्यपुत्न नमोस्तु ते॥। 


कात्तिक के शुकुृपक्ष में द्वितीया के दिन जो बहनें भाई का पूजन 
नहीं करतीं उनके सात जन्मों में भाई नष्ट होते हैं | (ब्ताके में स्कन्द- 
पुराण से ) ह 

( भाई कहद्दे कि ) में तुम्हारे घर आया हूँ | हे भली बहिन, मुझे 
तुम कल्याणाथ स्वरादिष्ठ ग्रास खिलाओ | 

भाई का कोमल बचन सुनकर बढ़िन शीघ्रता करती है. और कहती 
है--हे मानदाता भाई, में आज तुम्हारे कारण आतृमती हूँ और धन्य 
हूँ। तुम्हें आज मेरे मान तथा तुम्दारी आयु के लिए मेरे घर पर 
भोजन करना चाहिए। हे भाई, कात्तिक शुक्ध द्वितीया के दिन अपने 
सगे भाई यमराज को यमुनाजी ले अपने घर सत्कारपू्वषंक भोजन 
कराया था। इस दिन यमराज ने जो ख्री-पुरुष कम्मपाशों से बंधे हुए 
स्वेच्छा से पाप-फल भोगते है' उन्हें कमंबन्धनों से छुड़ा दियाथा। . 
उन लोगों ने यमराष्ट्र में सुखदायी महोत्सव किया था इसलिए हे बन्धु, 
मेरे घर भोजन करो | 

इस तरह बहन का आशीबोद लेकर उसे नमस्कार करे और उसकी 
पूजा करे | इस दिन ( छोटी-बड़ी ) सब बहनों की पूजा करनी चाहिए । 


[ २२४ ] 


इस दिन छोटी-बड़ी दोनों बहनें बढ़ी हैं । वित्त के अनुसार वस्लादिक 
से उनका सत्कार करना चाहिए | 
भाई की आयुष्य बढ़ने के लिए बहनों को यमराज तथा चिरजीबियों 
की प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए | आठ चिरजीवी ये हँ--मार्केण्डेय, 
बलि, व्यास, हनूमान, विभीषण, क्ृपाचाये, अश्वत्थामा और परशुराम | 
( फिर मार्कण्डेय से आरथना करनी चाहिए कि--) 
माकण्डेय. महामाग सघकल्पान्तजीवित ६ 
चिरजीदी यथा त्वं हि तथा में श्लातरं कुर ॥ 
हे महाभाग मार्कण्डेय, आप सात कल्पों के अन्त तक जीनेवात्े 
चिरजीबी हैं | जेसे आप हैं बेसा ही मेरे भाई को कर दीजिए | ( ब्रतारक 
में पद्मपुराण से ) | 


हे अशभ्यास 
(१) असह्वितीया कब होती है ? इसका दूसरा नाम क्या है ? 
( २ ) इस दिन क्या करना चाहिए * 
( ३ ) यमद्वितीया का कालचिज्ञान और विधिविज्ञान समझाइए। 
(४ ) यमुनाजी का क्‍या माहात्म्य है? 
( ५ ) यमद्वितीया के माहात्म्य का सारांश कहिए । 





१४ भा० ब्र० 


+ 4५ 
मकरसंक्रान्ति 
समय द 
सूर्य जिस दिन मकर राशि में प्रविष्ट हों 
क्‍ काल-निर्णेय 
.. संकान्ति के श्रवेश से अनन्तर की ४० घड़ियाँ (१६ घंटे ) 
पुश्यकाल माना जाता है। उनमें भी २० घड़ियाँ ( ८ घंटे ) अत्युत्तम 
हैं। यदि सायंकाल में. सूयोस्त से १ घड़ी ( २४ मिनट ) पहले प्रवेश 
हो तो संक्रान्ति से पूषे ही स्नान-दानादिक करने चाहिएँ, क्योंकि 
संक्रान्ति के दिन रात्रि में' भोजन का निषेध है ओर संतानयुक्त ग्ृहस्थ 
के लिए उपबास का भी निषेध हे । रात्रि में संक्रान्ति का प्रवेश हो 
तो दूसरे दिन मध्याह्न तक स्नान-दानादि किये जा न्‍त 
सूर्योदय से £ घड़ी (२ घंदे ) अत्यन्त पवित्र हैं। यह स्मरण रखना 
चाहिए कि संक्रान्ति के जितना समीप. स्नान-दानादि हों उतना उत्तम 
माना जाता है | 
या या। संनिहिता नाब्यस्तास्त+ पुएयतम७ स्मुता+ 

शुक्पक्ष* में सप्तमी के दिन यदि यह संक्रान्ति हो तो बह ग्रहण से 

भी अधिक मानी जाती है | 
विधि ह 
यह स्नान-दान का पवे है। जो इस दिन स्नान न करे उसके 


१. 'शुक्कप्षे तु सप्तम्यां संक्रान्तिग्रहणाधिका ।? ( धर्मसिन्धु ) 
२. 'रविसंकमणो ध्राप्ते न स्नायायस्तु सानवः । 
सप्तजन्मसु रोगी स्यान्चिधनश्षेव जायते ॥? ( घमंसिन्धु ) 


[ ३२७ ) 


बईलिए लिखा है कि वह सात जन्म तक रोगी और निर्घेन होता है। 
प्रयागस्नान का इस दिन विशेष माहात्म्य हे! संतानरहित व्यक्ति को 
उपवास भी करना चाहिए। संतानवाले को उपवास का निषेध है । 
अधिकारी व्यक्ति को श्राद्ध भी करना चाहिए। इस दिन तिलदान और 
वस्घदान का विशेष फल है।.. 


काल-विज्ञान 

प्रहों के घूमने के मार्ग को ऋन्तिवृत्त कहा जाता है। इस वृत्त के 
बारह विभाग हैं जिनको सेष, वृष इत्यादि बारह राशियाँ कहा जाता है। 
सूर्य भी इन १२ राशियों का एक वर्ष में परिक्रमण कर लेवा हैं। उसके 
णक राशि से दूसरी राशि पर जाने को संक्रमण अथवा संकान्ति 
कहते हैं। १२ राशियों में से कक से घनराशि ( चोथी से .नवीं ) तक 
दक्षिणायन रहता है। जिस दिन सूर्य मकर ( दसवीं ) राशि पर त्रवेश 
करता है उस दिन से उत्तरायण आरम्म होता है| अभिप्राय यह कि 
सूर्य की मकरसंक्रान्ति उत्तरायण का आरम्भ हे! पूर्वोक्त बारह 
संक्रान्तियों में से प्रत्येक संक्रान्ति का पिन पवित्र साना जाता है, पर 
उनमें भी अयन-संक्रान्ति ( कक और सकर ) विशेष पवित्र और उन 
दोनों में से उत्तरायण की संक्रान्ति देवताओं के दिनारम्भ का दिवस 
होने से सर्वोत्तम मानी जाती है। धमंशाख्रों में इस पवित्र दिवस के 
दिन स्नान-दानादि का विशेष फल लिखा है। सप्तमी सूथ का दिन है-- 
'सप्तम्यां भास्करस्य च ( अम्निपुराण )” और शुक्षपक्ष की प्रशस्तता तो 
' पहले अनेक स्थानों पर बताई ही जा चुकी है । अतः शुक्कसप्तमी को 

इसकी विशिष्टता उचित ही है | 

विधि-विज्ञान 

स्नान और दान के गुणधर्म पहले लिखे जा चुके हैं । इस पवित्र 
काल में वे दोनों पवित्र काय॑ अवश्य ही होने चाहिए, इसमें विशेष 


[ २२८ | 


उपपत्ति की आवश्यकता नहीं है । तिलों का उपयोग इस दिन इसलिए 
श्रेष्ठ माना गया है कि दानों में हमारे यहाँ गो ओर भूमि के अनन्तर 
तिल का ही माहात्म्य है| याज्षवल्क्य कहते हैं कि-- 
शोभृतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमुत्तमम? ९ 

और यह समय तो शीतकाल का है। शीतकाल में तो तिल और 
बख्र जेसा दान और हो ही क्या सकता है। अतः इस दिन इनका दान 
अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक धमकाये में, देवता और पितर ही 
मुख्य हैं | अतः पितरों की तृप्ति के लिए इस दिन श्राद्ध करने का भी 
विधान है । 

सूयेपुत्नी यमुना और भगवान्‌ के चरणोदकरूप गद्नाजी का संयुक्त. 
जल ऐसे स्नान के पवे में' सर्वोत्तम समझा ही जाना चाहिए इसमें 
विशेष उपपत्ति अनावश्यक है | 


अभ्यास 
(१ ) संक्रान्ति कब होती है 2 संक्रान्तियों में मकरसंक्रान्ति की विशिष्टता 
क्यो मानी जाती है ! 


(२ ) इस दिन क्या-क्या कार्य होते हैं ? 
( ३ ) इस दिन सप्तमी का योग क्यों अशस्त है १ 
(४ ) तिरूदान और गन्ना-यमुना स्नान कौ क्यों विशिष्टता है ? 


>> एच द2त०- 


बसन्तपञ्चमी 
समय 
माघशुक्क पंचमी 
काल-निरणेय 
यह पूरे पूवोह्न में हो तो दूसरे दिन अन्यथा पूबे दिन करनी चाहिए । 
विधि 


यह उत्सव ऋतुराज बसनन्‍्त के आरम्भ का है, अतः इस दिन से 

होरी और घमार का गाना आरम्भ होता है। जो ओर गेहूँ की बालें इत्यादि 

भगवान्‌ को सबसे प्रथम अपण की जाती हैं । इस दिन रति ओर काम 

की पूजा का विधान है'। सरस्वतीपूजन और बेदिकों का पूजन भी 

किया जाता है। शाख्रों में' इस दिन विष्णु भगवान्‌ के पूजन को विधि 

. है। मधथुरामण्डल और ब्रज का यह महान्‌ उत्सव है। कथा से भी 
इस उत्सव में भगवान्‌ कृष्ण की ही प्रधानता सिद्ध होती है । 


काल-विज्ञान 


यद्यपि यह उत्सव वसनन्‍्त के आरम्भ का दिन माना जाता है, किंतु 
बास्तव में बवन्त का आरम्भ चेत्र मास से अथवा सूर्य के मेष राशि 
» पर प्रवेश से होता है, अतः साधारण बुद्धि से इस दिन वसन्‍्तारम्भ 
की बात समझ में नहीं आती; तथापि इस दिन वसन्‍्तारम्भ का कारण 
यह है कि प्रत्येक ऋतु का ४० दिन का गर्भकाल होता है और यह दिन 


१. 'माघे मासि सिते पक्ते पश्चम्यां पूजयेद्धरिम्‌ ! ( हेमाद्वि ) 


[ २३० ]] 


बेशाख कृष्ण प्रतिपदा ( जो चान्द्रमास के हिसाब से वसन्तारम्भ का 
दिन है ) से पूरे ४० दिन पूरे पड़ता है| प्रय्क्ष भी देखते हैं कि बसन्त 
का कुसुमाकरत्व वसन्तपशञ्चमी के आसपास ही आरम्भ होता है। आमों 
में बोर आ जाते हैं, गुलाब-मालती आदि खिलने लगते हैं, भोरों की 
गुंजार ओर कोयलों का आमों पर कुहरब आरम्भ हो जाता है और जौ- 
गेहूँ में बालें भी इसी समय आने लगती हैं। अतः इसका वसन्‍्तपश्नमी 
नाम साथक ही है । 


विधि-विज्ञान 


बसनन्‍्तऋतु में प्रकृति स्वभावतः प्रमुदित होती-सी प्रतीत होती है । 
सब वृक्षों में, नवीन पत्र-पुष्प आते हैं। पुरानी वस्तुएं भी नवीन होने 
लगती हैं | न अत्यन्त शीत रहता है, न अत्यन्त उष्णता, अतः स्वस्थ 
मनुष्यों में स्वतः ही विविध बिहारों की इच्छा प्रकट होती है । गाने 
को जी चाहता है । आयुर्वेद” कहता है कि वसन्‍्त में शीतकाल का कफ 
सूर्य की किरणों से प्रेरित होकर अग्नि को बाधित करता है और अनेक. 
रोग उत्पन्न करता है। अतः कफ को निवृत्त करना आवश्यक हे | गाने . 
ओर खूब बोलने से गले में एकत्रित कफ शान्त होता है। इसीलिए. 
वसन्तोत्सव में आनन्द्दायक होरी, धमार आदि का गाना रखा गया है| 


बसनन्‍्त ऋतु मदनोद्दीपक हे, अतएवं इस ऋतु में आयुर्वेद स्त्रियों 
के और काननों के यौवन के सेवन की आज्ञा देता है। इस सेवन के 
अधिदेवता हैं काम और रति | अतः इस उत्सव में काम और रति की 


७ ७णााा/४७०७७७७७७४७७७एशशआ॥शणणण॑णणणणणाणणणणाणा शा मनन अमन अमल अमन जन नमन आन मम मम मम न अल मल जम 


१. वसन्‍्तें निचितः श्लेष्मा दिनकृद्धाभिरीरितः । 
कार्याग्नि बाधते रोगांस्ततः अकुरुते बहून्‌ ॥ ( च० सं० ६।२२ ) 
२. वसन्तेध्नुभवेत्‌ स्लीणां काननानां च यौवनम्‌ | ( च. सं- ६।२६ ) 


[ २३२१ ] 


प्रधानरूप से पूजा की जाती है। पराधीनता के समय यद्यपि ये उत्सव 

शिथिल्न हो गए तथापि स्वतन्त्र भारत में इनका बहुत प्रचार था |: 
में रे 

( देखिए महाराज श्रीहृष की “रज्लावली नाटिका? में वसन्तोत्सव वर्णन ) 


वेदाध्ययन के आरम्भ का भी प्रधान समय यही था। वेद कहता 
है 'बसन्ते ब्राह्मफमुपनयीत” | विद्या की अधिदेवता सरस्वती है; अत्तः 
इस दिन सरस्वती और सब विद्याओं के निधान वेदों के रक्षक बेदिकों 
का पूजन उचित ही है। बेदिकों की तो पूजा ही आजकल वसन्‍्तपूजा 
के नाम से कही जाती है | 

जगत्‌ के पालनकर्ता भगवान्‌ विष्णु और परबरह्म के पूर्णाबतार 
आनन्दसूत्ति भगवान्‌ कृष्ण तो इस उत्सब के अधिदेवता होने ही 
चाहिए, क्‍योंकि यह आनन्दोत्सव है | 

सारांश यह कि यह उत्सव आनन्द-विनोदमय है और इसीलिए 
भगवान्‌ की लीलाभूमि ब्रज में इस उत्सव की प्रधानता है | 


कथा 

राजा अम्बरीष ने पूछा--हे ब्रह्मन, वसनन्‍्तोत्सव किस विधि से 
किया जाता है ! हे विधिज्ञों में श्रेष्ठ मुनिराज ! मुझे सब वर्णन करिए | 

वशिष्ठजी ने कहा--वबसन्त का आरम्भ माघशुक्त पंचमी के दिन 
होता हे । उस दिन सब पापों का नाशक यह उत्सव करना चाहिए। 
ग्रातःकाल के समय ( स्रानादि द्वारा ) पवित्र होकर अच्छे प्रकार से 
भक्तियुक्त होते हुए भगवान्‌ क्षण के दिव्य मन्दिर में अच्छी तरह 
शोभा की जाती है | 

रेशमी बस्झ, सणि, मुक्ताफल आदि के ढारा और पत्र-पुष्ष तथा 
फलों के द्वारा एवं विशेषतः नवीन पल्चवों की बन्दनवारों द्वारा मण्डप 
की शोभा करके रेशमीव सत्र से आच्छादित बढ़े सिंहासन पर गोविन्द 
भगवान्‌ ( श्रीकृष्ण ) को विराजमान करे | 


[ १३२ | 


इस दिन नाना रत्नों से सुशोभित भूषणों से भगवान्‌ को भूषित 
करेने से मनुष्य क्ृतांथ हो जाता है | 

फिर गोविन्द के आगे गीत, नृत्य, वाद्य, सितार, मृदज्ग, वीणा ओर 
बंशी के शब्द करने चाहिएँ । वेद के बिद्वान्‌ ब्राह्मण को व्यासरूप से 
बेठाकर उससे बसनन्‍्तोत्सव की कथा सुनना चाहिए, तदनन्तर दक्षिणा, 
गन्ध और पुष्पों से ठ्यास का पूजन करके वद्जादि द्वारा वेष्णवों का 
प्रूजन करता चाहिए। जितने श्रोता आए हों उनका भी श्रीकृष्ण की 
प्रसन्नता के लिए चरणाम्ृतदान और महाप्रसाद आदि से पूजन 
करना चाहिए | 

हे राजन, इस प्रकार जो वसन्तोत्सव करता है वह इस लोक में 
परम सुख और धन-घान्य को प्राप्त होता हे | इस उत्सव का करनेवाला 
पुरुष आयु, आरोग्य, ऐश्वय, बुद्धि ओर सब लोक में अ्रधानता को श्राप्त 
करता है | 

महाभाग राजा अम्बरीष ने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजी से जब यह सुना 
तो उसने वसन्‍्तपश्चमी के दिन-विधिपूत्रेंक उत्सव किया | उस पुण्य 
के अभाव से उसे अत्यन्त सफलता प्राप्त हुईं। अतः मनुष्यों को 
वसन्तोत्सव सदा करना चाहिए | 
.. श्रीप॑चमी ( बसन्तपंचमी ) से लेकर हरिशयनी एकादशी पयन्त 
वसन्तराग गाना चाहिए | अन्य किसी ऋतु में नहीं | 

अब मैं कुंजविलासिनी, कुंजेश्वरी ( श्रीराधा ) को नमस्कार करके 
थथाबुद्धि वसन्तोत्सव के कृत्य का वणन करता हूँ | 

साघ मास की शुकृ॒पंचमी के दिन पूणण भक्तिमान्‌ होकर श्रीकृष्ण 
का प्रीतिदायक वसन्तोत्सव करना चाहिए | श्रीकृष्ण की मूत्ति के आगे 
अथवा खरूप ( वेषधारी बालक ) बनाकर तीन, पाँच अथवा आठ 
बअजाज्नाएँ बनानी चाहिएँ। अनेक प्रकार के भावों ओर विधानों के 
जाननेबाले श्यामवण कमलनंयन »गोपालवेषधारी .श्रीधर ( भगवान्‌ 


[ २३१३ ] 


ओऔऊकृष्ण ) बनाकर उत्सव करना चाहिए। परमात्मा कृष्ण के लिए 
बहुत सी रोरी, बहुत से ताम्बूल के बीड़े ओर अनेक सिष्ठान्न तयार 
'करने चाहिए | 

पुरुष को पृष्पों ओर पल्चवों की शोभा से युक्त और आम्रमञ्जञरियों 
से सुन्दर वसन्तोत्सव बड़े भक्तियुक्त होकर मनाना चाहिए। उस दिन 
ऐसा सुन्दर वन बनाना चाहिए जिसमें वीणा, मदद्ग, ताली आदि 
वाद्यों से परिपूण नृत्यों के द्वारा सानन्द कृष्ण को ब्रजसुन्दरियाँ चारों 
ओर से वक्र नेत्रों ढवरा देख रही हैं, श्रीकृष्ण उन्हें सींच रहे हैं 
ओर कुंकुम की बिन्दियाँ लगा रहे हैं. तथा वे भी उनको कस्तूरी, कपूर, 
'अगर ओर चन्दन की सुन्दर रज के पुंजों से खिला रही हैं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण राधाजी को तामस्वूल दे रहे हैं. ओर राधिकाजी उन्हें दे रही हैँ 
तथा गोपियाँ मनोहर वसन्‍्तराग गा रही हैं | 

अनन्तर सबसे पहले भगवान्‌ को भोग लगाकर भगवान्‌ की आरती 
करे ओर फिर भक्तों को दान, मान ओर भोजन द्वारा सन्तुष्ट करे। 

श्रीकृष्ण का सन्दिर धूप ओर दीपक आदि से खूब सजाना चाहिए 
और बेष्णवों को आसन्त्रित करके स्वयं पूजाविधि करनी चाहिए | 

( ब्रताक में विष्णुधर्मोत्तरपुराण से ) 
अभ्यास 
( १ ) वसंतपंचमी कब होती है १ 
( २ ) यह वसन्‍्तारम्भ का दिन क्यों माना जाता है ? जब कि नियमानुसार 
बसन्त ऋतु का आरंभ इस दिन नहीं होता । 

( ३ ) विधि ओर विधि-विज्ञान समम्काइए । 
ई( ४ ) कथा का सारांश कहिए । 


>+- 905 


० 4] #* 
शवरानत्र 
समय--फाल्गुनकृष्ण चतुद्देशी | 
काल-निर्णेय 
जिस दिन अधरात्रि में चतुदंशी हो उस दिन करना चाहिए । रात्रि 
के अष्टम मुहूते का नाम अड्धेरात्रि है। यदि दोनों दिन अधरात्रि में न 
हो तो पहले दिन करनी चाहिए। यदि पहले दिन अधरात्रि के एक 
हिस्से में ही हो और दूसरे दिन पूरी अधरात्रि में हो तो दूसरे दिन 
करना चाहिए । यह ब्रत रविवार, भोमवार ओर शिवयोग होने पर 
अत्यन्त प्रशस्त माना जाता है। जो वेष्णब शिवरात्रि ब्रत करते हैं वे 
इस ब्रत को भी अन्य ब्रतों के समान उदयव्यापिनी चतुदंशी में ही 
करते हैं । | 
विधि 
त्रयोदशी के दिन एक समय भोजन कर चतुदशी के दिन उपवास 
करना चाहिए | काले तिलों से स्नान कर सायंकाल अथवा रात्रि में 
एक बार किंवा रात्रि के प्रत्येक प्रहर में पोडशोपचार से शिव-पूजा का 
विधान है | शिवजी के प्रिय पृष्पों में आक, कनेर, बिल्वपत्र और मोल- 
सिरी मुख्य हैं। धतूरा, कठेली, छोंकर ( खेजड़ा ) आदि के पुष्प भी 
शिव को बहुत प्रिय हैं। शिव-पुजन में 'विल्व॒पत्र सब में मुख्य है | पत्र, 
१. “चतुण्णां पुष्पजातीनां गन्धमाप्राति शझ्भरः । 
अकेस्य करवीरस्य विल्वस्य बकुलस्य च 7 ( धर्मसिन्धु ) 
२. “धत्त्रेइहतीपुष्पेश्व पुजने गोलक्षफलम्‌ ।? 
३. 'मणिमुक्ताप्रवाल्स्तु रह्नेरप्यचन कृतम्‌। 
न ॒गृह्ामि विना देवि ! विल्वपन्रेवेरानने [? ( घर्मसिन्धु ) क्‍ 


[ ३३५ | 


पुष्प और फल जेसे पेदा हुए हैं वैसे ही अरपपंण करना चाहिए | विल्वपतकऋ 
अपनी तरफ अग्रभाग करके उल्लटा अपण करना चाहिए । पके हुए आम्र- 
फल शिव को अपंण करने का महान फल्न है | 


शिवजी के चढ़े हुए पुष्प, फल, जल निर्मोल्य' कहलाते हैं | उनके 
प्रहण करने का निषेध है; किन्तु शाल्आरम जी के साथ शिव हों तो बह 
पवित्र हो जाता है। निर्मोल्य न लेने का नियम ज्योतिलिज्ञ, स्वयम्भू- 
लिड्ठ और सिद्ध पुरुषों द्वारा स्थापित शिवलिज्ञों के अतिरिक्त शिवलिक्ों 
के विषय में हे | 


कालविज्ञान 


शिवतर्व--यह तो सभी को विदित है कि जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर संहार करनेवाली परन्रह्म की तीन विभूतियाँ हें ( अथोत तीन 
स्वरूप हैं) जिनको ऋमशः ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। तदनुसार 
यह सिद्ध है कि परतह्म का जो प्रलयकारी या संहारकारी स्वरूप है उसी 
का नाम रुद्र' अथवा शिव) है। उसी एक शक्ति को रुलाने के कारण 
(रुद्” और जगत्‌ का भला करने के कारण 'शिव” इन परस्परविरोधी 
नामों से पुकारा जाता है। यद्यपि ऊपर से देखने पर रुद्र ओर शिव ये 
नाम परस्परविरोधी अ्रतीत होते हैं, क्योंकि रुलानेवाला कल्याणकारी 
कैसे हो सकता है, किन्तु यदि विचार किया जाय तो यह सावना स्वथा: 





१. “अग्माह्मं शिवनेवेद् पत्र पुष्पं फ् जलमू । 
शालग्रामशिल्संगात्‌ सर्च याति पवित्रताम्‌ ।” ( धमसिन्धु ) 
२. 'रुद्रों रौतीति सतो, रोरूयमाणों द्रवतीति वा | रोदयतेर्चा ।! 
थदरुदत्तद्ुद्रस्य रुद्गत्व” मिति कण्ठकम्‌ । 
यदरोदीत्तदुद्॒स्य रुद्वत्व' मिति हारीद्रविकम्‌ | ( निरुक्त. १०९१९ ) 
३. 'शिवः श्रेयस्करत्वात? ( क्षीरस्वामी-अमर. स्वगंच, श्लो- ३० ) 


[ २३६ | 


'अमपूण है | हम प्रतिदिन देखते हैं. कि प्रकृति के सभी कार्यों में विनाश 
या प्रसतय ही शिव अथवा शुभ का कारण बनता हे । बिना विनाश के 
सृष्टि होती ही नहीं | उदाहरण के लिए किसी अज्न को लीजिए | जब 
तक अनाज का एक कण प्रश्वी में मिलकर विनष्ट न हों जायगा तब 
'तक वह अनेक कणों की सृष्टि नहीं कर सकता | इसी दृष्टान्त को प्रकृत 
में लीजिए | बीज का मिट्टी में, मिलकर बरबाद होना ईश्वर के रुद्ररूप 
का कार्य है और इसका पुनः अनेक रूपों में प्रकट होना शिवरूप का | 
यदि बीज पर रुद्र की क्रिया न होगी तो शिव की क्रिया किस प्रकार 
होगी। यह रुद्र और शिव की क्रिया श्रक्ृति में' श्रतिक्षण अपनी प्रवृत्ति 
'चाह्द्‌ रखती है. और इसी से सारे जगत्‌ का व्यवहार नियमित रूप से 
चलता है। अतः हम यदि एक ही शक्ति को रुद्र और शिव--इन दो 
नामों से पुकारते हैं तो यह वास्तविक स्थिति है, न कि कल्पित | इन्हीं 
'रुद्र अथवा शिव का महोत्सव-द्विस है शिवरात्रि | 


ऋतु--शिवरात्रि शिशिर ऋतु में आती है। जिस ऋतु में वृक्षों 
के पुराने पत्र गिरते हैं और नवीन पत्र अद्डुरित होते हैं. उस ऋतु का 
नाम शिशिर है। यह बात ऋतु-विज्ञान में बताई जा चुकी हे । ऊपर 
लिखे अनुसार शिव तत्त्व वही है. जो जीणे-शीणे को समाप्त करके 
'नवीनता का रूप देता है। शिशिर ऋतु में यह वस्तु स्पष्टरूप से 
'परिलक्षित होती है | अतः भगवान्‌ शिव के उत्सव के लिए शिशिर ऋतु 
'उपयुक्त हो सकती है. | 


मास--शिशिर ऋतु में माघ और फाल्गुन ये दो मास होते हैं । 
'उनमें से माघ मास में पत्रों का शीर्ण होना आरस्म मात्र होता है, ' 
'किन्तु शिव का असली स्वरूप, नवपल्लबों का अद्डुरित होना, फाल्गुन 
में ही प्रकट होता हे। अतः फाल्गुन मास इस उत्सव के लिए 
'रक्खा गया है | 


| द् 


[ २३७ | 


पक्त--ऊपर बताया जा चुका है कि शिव या रुद्र भगवान्‌ कीः 
संहारकारिणी शक्ति का नाम है। यह भी कहा जा चुका है कि चन्द्रमा से 
प्राप्त होनेवाले स्नोमरस के द्वारा सभी प्राणियों का जीवन चलता है! 
कृष्णपक्ष का अन्तिम भाग चन्द्रकल्लाओं की समाप्ति का सूचक है ।. 
अतः परतह्म की संहारक विभूति भगवान्‌ रुद्र का क्ृष्णपक्ष के अन्त में 
ही उत्सव मनाना उचित है | 

तिथि--प्रश्न हो सकता है कि--सोमरस देनेवाली चन्द्रकलाओं 
के संहार का यथाथे समय तो अमावस्या है, फिर यह उत्सव अमावस्या 
को न सना कर चतुदेशी को क्यों मनाया जाता है। इसका उत्तर: 
यह है कि ईश्वर ने यह नियम रक्‍्खा है कि पूर्णतया समाप्ति या सत्यु 
के अनन्तर प्रकृति किसी भी वस्तु को पुनरुज्जीबित नहीं करती | 
जब तक थोड़ी बहुत भी जीवनकला अवशिष्ट रहती है. तभी तक मंत्र, 
ओऔषध और भगवत्पार्थना आदि जीवन के साधन काम किया करते हैं |. 
इसी नियम को सममाने के लिए भगवान्‌ शिव का महोत्सव चतुदंशी 
को रक्खा गया है, तब तक जीवनदाता चन्द्रमा की एक कल्ना अवशिष्ट 
रहती है । 

अधेरात्रि--कहा जा सकता है कि यह सब तो ठीक, किन्तु उत्सव 
मनाने का मुख्य समय अधरात्रि ही क्‍यों ? इसका भी उत्तर यही है किः 
जब निराशारूपी अन्धकार पृर्णतया घेर ले उस समय ही भगवान्‌ का. 
संहारकारी स्वरूप; जिसे काल कहते हैं, प्रद्यक्ष होता है, अन्यथा उसकी 
चेष्टाओं को बार-बार देखते रहने पर भी माया-मोहित सानव प्रञ्ु की 
' तरफ आवजित नहीं होता। अतः यह बताने के लिए ही कि जब 
निराशा की घनी अंधेरी छा जावे और आशा की किरण मात्र भी 
दिखाई न देती हो वही समय भगवान्‌ मृत्युज्षय की आराधना का है | 
अधेरात्रि का समय मुख्यतया रखा गया है। मत्युक्षय की आराधना का 
इससे अच्छा और कौन-सा समय हो सकता है । 


[ २३८ | 


विधि-विज्ञान 


उपवास और ग्रतिमा-पूजा के विषय में पहले लिखा जा चुका है। 
यहाँ केवल दो बातों के विषय में' विचार करना हे। 'शिवलिश्ज-पूजा 
और शिवजी की पूजा सामग्री | 


१. शिवलिड्अ-पूजा--आजकल कई लोग यह सममभते हैं कि लिड्ड- 
'पूज़ा द्राबिडों से अथवा यों कहिए अनाये लोगों से आई हुई वस्तु हे। 
परन्तु वास्तव में देखा जाय तो ऐसा कहना कल्पित श्रतीत होता है, 
क्योंकि रुद्र और शिव का वर्णन वेदों में बार-बार प्राप्त होता है । वेदों 
के उन भागों को पढ़ने से ऐसी कोई बात सिद्ध नहीं होती कि शिवपूजा 
'आया के अतिरिक्त अन्य लोगों से ली गई है। यह कल्पना विदेशियों 
ने केवल इस बल पर की हे कि लिब्नलपूजा असभ्यों में ही हो 
सकती है| किन्तु लिज्ञपूजा में नतो कोई ऐसी असभ्य बस्तु ही है 
'और न उसका असभ्यता से सम्बन्ध ही है| लिझ्ग शब्द का अथ 

लिब्न-यते ज्ञायतेडनेनेति लिज्ञम!ः इस व्युत्पत्ति के अनुसार ज्ञापक 
अर्थात्‌ ठीक पहिचान करानेवाला अथवा हेतु होता है। परब्रह्म के दो 
'रूप साने' जाते हैं--एक सशमुण साकार ओर दूसरा निशुण निराकार 
अथवा ज्ौकिक गुणों और आकार से शुन्य। उस निग्गुण निराकार के 
'रूप की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए उसे जगत्कतों के रूप में 
मान कर निराकार की साकार में कल्पना करने के लिए ज्ञापक के 
रूप में पूजा की जाती है । इसका अभिमप्नाय यह हे--यद्यपि शिव को 
वास्तविक रूप में समझना कठिन है तथापि उसकी सृष्टि अथवा . 
'संहारकत्तों के रूप में इस ज्ञापक के द्वारा आराधना की जानी चाहिए। 
मूलरूप का ज्ञापक जिसे लिज्ञ कहा जाता है. अस्तीम अथवा गोल ही 
हो सकता है, क्‍योंकि जिसके कोने होते हैं. उसकी सीमा हो जाती 
है । अंत; उस रूप को | अनादि अनन्त जताने के लिए शिव की लिड्ढ 


[ २३९ |] 


रूप में ही पूजा की जाती हैे। अतः असभ्यता की कल्पना करना 
मूखतापूर्ण है। है 

२. शिवपूजा की सामग्री--ऊपर बताया जा चुका है कि भगवान्‌ 
की संहारकारिणी शक्ति ही रुद्र या शिव रूप में मानी जाती है । 
इसलिए उनकी पूजां-सामग्री में सी वे ही वस्तुएँ ल्ली जाती हैं जो 
वास्तव में' जगत्‌ में भयद्छर प्रतीत होती हैं। जेसे कि आक, घतूरा 
आदि । आभूषण रूप में' सपोंदि ओर जहरोली चीजें भी शिव को 
इसीलिए अपंण की जाती हैं। बिल्व-पत्र भी--बिलति मिनत्तीति 
बिल्वः । ( क्षीरस्वामी ) इस व्युत्पत्ति के अनुसार भेदक होने के कारण 
शिव के प्रिय पत्रों में साना गया हे | बात भी ठीक हे--मत्यु्चय 
बही हो सकता है जो संसार में प्रसिद्ध मृत्यु के साधनों के छारा 
पराहत न हो, जिस पर मृत्यु के साधन अपना प्रभाव न डाल सके। 
सो यह बात शिवजी की पूजा-सामग्री से सिद्ध है। सामान्य पूजा- 
सामग्री तो अन्य देवों के समान हे | 


कथा 

सूतजी ने कहा--केलाश पेत का सुन्दर शिखर है, जो अनेक 
अकार की धातुओं से विचित्र वर्णवाला है, अनेक वृक्षों से व्याप्त हैं; 
नाना भांति के यपुष्पों से शोभित हे, नवीन सूय के समान प्रकाशमान 
है, तपे हुए सोने के समान कान्तिवाला है. और नाना वण की स्फटिक 
मणियों से जिसमें सिद्ठियाँ बनी हुई हैं। उस शिखर की एक चट्टान 
पर अति शान्त, देवों के देव, जगदुगुरु, पाँच मुखवाले, दशमुजाबाले 
त्िनेत्र शिव बेंठे हुए थे । शिवजी के हाथ में शूल था, अज्ञ में भस्म 
लगी हुई थी और सर्पों से शोमित हो रहे थे। चन्द्रशेखर शिव को 
कान्ति' नीले बादल के समान और प्रभा कोटिसूर्यों के समान थी। 
उन्होंने कपाल, खद॒बाह्ऊ, ढाल, तलवार एवं पिनाक ( धनुष ) घारण 


[ २४० | 


कर रकखे थे | यद्यपि शिवजी का रूप भयंकर था तथापि वर मुद्रा द्वारा 
वे सबकी इच्छाओं को पूरी करते थे और अभय मुद्रा द्वारा उन्हें 
देखते ही भय निवृत्त हो जाता था। प्रमथ आदि गणों,ने उन्हें घेर 
रक्खा था और क्रीडा में तत्पर थे। ऐसे समय श्री महादेवजी को 
एकाकी पाकर सब देवताओं को विसजन करके हँसती हुईं विकसित- 
नयना ए़बती ने पूछा | 

देवी पावेती ने कहा--हे देवदेवेश ! आप सब व्रतों में उत्तम 
शुप्त ब्रत का बणन करें| मैंने बहुत से त्रत। नियम, अनेक दान और 
घर्म एवं तप किए हैं। अनेक तीथथों में भी गई हूँ, किन्तु हे विभो ! 
हे नाथ ! फिर भी मेरा सन्देह निवृत्त नहीं हुआ। मुझे आपने अभी 
तक चक्कर ही दिया है। हे त्रिपुरनाशक ! जो ब्रत सब ज्वतों में उत्तम 
तथा भोग-मोक्ष देनेवाला हो उसको में आपसे सुनना चाहती हूँ | 

श्री महादेवजी ने कहा--हे देवि ! सुनो, सब ब्रतों में उत्तम एक 
शुप्त त्रत मैं तुमको सुनाता हूँ। इस ब्रत को मैंने किसी से नहीं कहा 
है। यह अत्यन्त गोप्य और मुक्तिदायक है। जिस ब्रत के करने से 
यमराज भी दर्शन नहीं देता--उस ब्रत को मैं कहूँगा--तुम एकामग्नचित्त 
दोकर सुनो | 

माघ! और फाल्गुन के बीच में जो कऋष्णपक्ष में चतुदंशी होती है; 
उसे शिवरात्रि जानना चाहिए। यह सब यज्ञों से भी उत्तमोत्तम हे | 
दान-यज्ञ, तपोयज्ञ तथा अन्य बहुत दक्षिणावालते यज्ञ शिवरात्रि के ब्रत 
की सोलहवीं कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। यह कृष्णपक्ष की 
रात्रि क्तेश मिटानेवाली, यमलोक का निवारण करनेवाली और भोग 
सोक्ष देनेवाली हे | हे बरानने ! यह सत्य है, सत्य है | 
सा 


' १. 'यह क्रथन अमान्त मास की दृष्टि से हे । 


[ २४१ ) 


!शिवलोक किस अकार जाते हैं ? हे श्रभो ! इसका मुझे शत्यक्ष क्रवाइए 
' अथोंत्‌ स्पष्टरूप से ससमकाइए | 


महादेवजी ने कहा--हें देवि ! सुनो; मैं तुमसे पुराण की एक 
महाकथा कहूँगा, जिसकी सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है | 
इसमें कोई सन्देह नहीं । अत्यन्त पापी भील के लिए शिवरात्रि किस 
प्रकार यम की आज्ञाको नष्ट करनेबाली तथा शिवलोक की देनेवाली हुई ? 

पहले कल्प में एक जीवघाती भील था। वह स्लेच्छ देशों में 
रहता था और पहाड़ों के समीप घूमा करता था। सदा राज्य की सीमा 
पर रहता ओर कुट्ठम्ब का पोषण करता था।उसका शरीर पुष्ट और कालो 
था। धनुष हाथ में रखता, काला जामा पहनता, गोह के चमड़े के 
अंगुलिताण (हाथ के मोजे ) बांचे रहता, कमर में तरकस रखता 
था। सदा पाप में लगा रहता ओर जीवहिसा में तत्पर था। बाघ, 
चीता, भालठ्ठ; हरिण, वानर, सेह, बचेरे, खरगोश, रीछ, सूअर, सियार 
आदि पशुओं को ओर तोते, पपीहा, टिट्हरी आदि पक्षियों को इस 
तरह अनेक जीवों को मारकर अपनी जीविका चलांता था.। 


हे देव ! एक समय चतुदंशी के शुभ दिन में वह बाएँ हाथ में 
घनुघ ओर दाए हाथ में बाण लेकर अनेक आणियों से भरे हुए सयवर 
जड्जल में पहुँचा। जज्नल अनेक पेड़ों से भरा हुआ था। जीवों के 
मारने की इच्छा से उसने वन सें जाकर चौतरफ हरिणों को ढूँढ़ना 
आरम्भ किया। धनुष पर डोरी चढ़ा रव्खी थी ओर कुछ बाण भी 
, निकाल खखे थे। हरिणों के पदचिह्ल और पगर्डाड्यों को देखता हआ 
सांस,.का लोभी वह इधर-उधर दौड़ने लगा। उसका सन चक्कर रू 
रहा था ओर,वह वन-पव॒तों में घूम रहा था। हरिण, सूअर और चीतल 
मिलते ही त्हीं थे ओर पहले ही ओमल हो जाते,थे। व्याघ बड़ा निराशं 
हुआ | यों करते-करते सू्य-अस्त हो गया। पास में एक तालाब था। उसे 

१६ भा० ब्र० 


| २४२ | 


देखऋुर उस पापबुद्धि ने सोचा आज रात्रि में में अवश्य ही तालाब में 
जीव मारूँगा। इसमें कोई सन्देह नहीं। इसमें मेरी जीविका चल 
सकेगी और कुटुम्ब भी ठप्त हो जायगा। इस तरह , सोचकर बह 
तालाब की तरफ चला और जलाशय के समीपवर्ती बिल्व के पेड़ के 
नीचे जा बेठा | 

बिल्व के पेड़ की जड़ में एक शिवजी का बड़ा सारी लिक्ञ था। 
व्याध ने वृक्ष के पत्ते अपने दाहिने हाथ में लिए और दाहिने भाग में 
स्थित शिव के मस्तक पर डाल दिए। लिड्डपृ॑जा के प्रभाव से हे 
वरानने ! उस व्याध के वाणों के दायरे में कोई भी हरिण नआ 
सके | इस तरह विल्व के पेड़ के नीचे उसका पहला शहर व्यतीत 
हो गया | ह 


इसके बाद एक गर्भवती हरिणी पानी पीने आई। हरिणी जबान 
थी, सुडौल थी और दशों दिशाओं की तरफ चकित होकर माँक 
रही थी। शिकारी ने भो उसे देख लिया। बह बाण के दायरे में आ 
गई। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और साब्रधान चित्त से पत्ते 
तोड़कर शिवजी के ऊपर डाले। ठंड से पीड़ित होने के कारण 
शिव-शिव का ध्यान करता हुआ हरिणी को मारने की इच्छा से 
विमोदित होकर खड़ा रहा | इसी बीच हरिणी ने शिकारी को देख 
लिया | उसने डरते हुए काल के समान शिकारी का रूप देखा | धनुष 
और वाण लिए हुए उसको यमराज के समान देखकर हरिणी ने दिव्य 
वाणी से शिकारी से कहना शुरू किया। हे सब जीवों के काल ! - 
महाव्याध ! जरा स्थिर हो जाइए | हे मेरे स्वामी, तुम मुझे क्‍यों मार 
रहे हो ९? व्याघ ने कहा--हे शोभने ! मेरा कुदुम्ब भूख से पीड़ित है । 
उसका में सदेव हरिणादिक के मांस के भोजन द्वारा पालन करता हूँ। 
मेरे घए में, अनाज नहीं हे, इसलिए में तुम्हें मार रहा हूँ | 


[ २४३ | 


शिवजी ने कहा--हे पावेती ! एक प्रहर की पूजा के अभाव से, 
जागरण से, तथा उपवास से व्याघ पाप के चतुथोश से मुक्त हो गया 
था। इसलिए मनुष्य के समान बोलती हुई उस हरिणी को देखकर 
उसे परम आश्चर्य हुआ | कुछ घर्मेयुक्त होने के कारण उसने वाण को 
समेटा ओर सुन्दर बोलनेवाली उस हरिणी से कहने लगा | व्याध ने 
'कहा--मैंने उत्तम, सध्यम और अधम अनेक जीवों को मारा है, परन्तु 
चनवासी पश्ञुओं की ऐसी वाणी नहीं सुनी | तुम किस वंश में उत्पन्न 
हुई हो ? कहाँ से आई हो ? कृपा कर मुझे बताओ। मुझे बड़ा 
'कौतूहल हो रहा है | 


हे हरिणी ने कहा-हे श्रेष्ठ व्याघ ! सुनो | तुमसे सब हाल कहती हूँ | 
में जो हूँ और जहाँ से इस प्रथिवी पर आई हूँ। में पहले स्वर्ग में इन्द्र 
की अप्सरा रम्भा थी | अत्यन्त रूप-लाबण्य और सुन्दरता के कारण 
मुझे बड़ा घमण्ड था। मेंने सुन्दरता के बल से अमिमत्त अत्यन्त 
बलवान दानव हिरिण्याक्ष को, जो मेरे पास आया था, चुपचाप पति 
चना लिया | मैंने बहुत समय तक उसके साथ यथेष्ट भोग किया । दूसरे 
दिन मैं उसके साथ खेलती रही। जब में खेल रही थी उस सम्रय 
'शिवजी के आगे दिव्य ताण्डव नृत्य आरम्भ हुआ | तदनन्तर ज्यों ही 
मैं वहाँ पहुँची त्यों ही शिवजी ने मुमसे कहा--सच्ची-सच्ची बात मुझे 
बता; नहीं तो मैं तुझे शाप देता हूँ । शाप के डर के मारे मैंने शह्कर के 
सामने कहा--हे देव ! हे शाप और अनुप्रह करनेवाले ? सुनिए, मैं 
बताती हूँ | बल के कारण घमरड में चूर एक दानव मेरा प्राण-समान 
भर्ती है। उसके साथ मैं अपने घर पर बिहार करती रही | हे सृष्टि- 
स्थिति-संहार करनेवाले ! देव ! इसलिए में नहीं आने पाई ।” शिवजी 
मेरा वचन सुनकर कुपित हुए और बोले-- 


शिवजी ने कहा--कामातुर महासुर हिरण्याक्ष हरिण बनेगा ओर तू 


4 २४४ || 


उस की स्री होगी। इसमें कोई संदेह नहीं | तू स्व तथा देवताओं को 
छोड़कर दानव के भोग के योग्य है, इसलिए कुछ अधिक बारह वे 
'तक सुख से रहित रहेगी और परस्पर के शोक से तुम्हारे शाप का 
अन्त होगा! | फिर शह्भुर ने स्वयं ही अनुम्रह किया ओर कहा--“जिस 
'समय मेरे सम्मुख व्याध आवेगा और बाण क्रो सामने रखकर उसके. 
पूछने पर तू पूथेजन्म का स्मरण करेगी | वहाँ प्र स्थित मेरे लिझ्ज का 
'दशेन करके तेरा छुटकारा होगा। हे रम्भोरु ! तबःतू शीघ्र ही अपने 
स्वरूप को भ्राप्त हो जावेगी !? 

हरिणी ने कहा--'इस तरह शिवजी के शाप्र से में प्रथिवी पर 
'हरिणी हो गई हूँ। बन में यह्नपू्वक रहते हुए मेंने शिवजी के दशेन 
केये हैं, तब से में दुःखी हो रही हूँ। न मेरे अन्द्र मांस है. न चरबी 
और विशेषतः में गभोक्रान्त हूँ, इसलिए अवध्य हूँ। यह निश्चित है। 
तुम भी मुझे गर्भ-पीड़ित और दुर्बलेल समझ कर छोड़ दो और मत 
मारो ! मेरे मारने पर भी सकुटुम्ब तुम्हारा भोजन नहीं हो सकेगा। 
इसी रास्ते से एक दूसरी हरिणी आवेगी, वह पुष्ट है, जवान है, उसमें 
मांस भी अधिक है और बड़ी मदमत्त है। उस हरिणी से कुट्ठम्बसहित 
तुम्हारा भोजन हो सकेगा। इसलिए हे अच्छे व्याघ ! मुमको तुम 
छोड़ दो | में प्रातः काज्न ही बच्चा पेंदा करके और उसे सखी को देकर 
आ जाऊँगी | इसके लिए २ तुम्हारे सामने शपथ करती हूँ। इसमें कोई 
संदेह नहीं |? 

शिवजी ने कहा--हरिणी के इस' बचन को सुनकर व्याघ बड़े 

ख्ये में पड़ गया। उसने एक क्षणभमर सोचा और फिर हरिणी से. 

कहा--यदि तुम न आंशोंगी तो मेरा आ्राणान्त हो जायगा। मैं भूख 
से पीड़ित हूँ और कुद्ठम्ब तों और भी अधिंक भूख से पीड़ित है। 
इसलिए तुम मेरे घर अवश्य आना | अंब तुम शपथ खाकर जाओ जिस 
से मुझे विश्वास हो जावे । ३ ५ 8 ० ि 


[ २४६ | 


मैं न०"“ | जो कृतप्न है, लम्पट है, दूसरे के दोषों को प्रकाशित करता 
है, बगुले का सा व्यवहार करता है, कपट युद्ध करता है, दासी का 
पति है, सूद से गुजारा करता है, माता-पिता को श्रत्युत्तर देता है, यदि 
मैं न८'' | जो ब्राह्मणों की निन्‍्दा करता है, जो दुष्ट है, पतित है, और 
अत्यन्त पापी है, जो झूठे शाख्वार्थों में लगा रहता है, पुराणों के अर्थों 
से रहित हे, जो दुष्कर्म में लगा हुआ है, ऋर है, स्म्त्युक्त घम्मे से 
बर्जित है, पाखण्ड में लगा हुआ है, मूर्ख है, तिल बेचता है, 


यदि सैं० **« | 
. शिवजी ने कहा--इस तरह हरिणी के वचन सुनकर शिकारी का 
मन असन्न हो गया । उसने वाण समेट लिए | हरिणी को छोड़ दिया |. 
उसके छोड़ने के प्रभाव से अथवा लिज्न-पूजा के श्रभाव से हे पावेति ! 
उसी समय बह सब पापों से मुक्त हो गया | 
दूसरा पहर आने पर महानिशा की मध्य रात्रि में भी व्याध शिव- 
शिव कहता रहा और उसको निद्रा नहीं आईं। इतने में दूसरी हरिणी 
तालाब में जल पीने के लिए चकित होकर दशों दिशाओं की तरफ, 
देखती हुई आई। बिल्ववृक्ष के अन्दर बेठे हुए शिकारी ने उसको 
देखा और बिल्वपत्र लेकर शिवजी पर डाले | शिकारी ने प्रसन्न होकर 
अपने कुठुम्ब के पोषण के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया और ज्यों ही 
खींचकर उस हरिणी पर बाण छोड़ता है त्यों ही हरिणी ने भी इसे' 
देखा और अत्यन्त विहल हो गई | वह कामातुर हरिणी अपने चित्त 
में सोचने लगी-हे विधाता ! इस व्याध ने मेरी बहिन को अवश्य 
मार दिया होगा। उसके मर जाने पर दुःखिनी मुझे जीकर क्या करना है !' 
मर जाना अच्छा, परन्तु अपने प्रिययमों का अति दारुण शोक: 
बहुत बुरा है--इस तरह सोचकर हरिणी ने उस महापापी, धनुष पर 
बाण चढ़ाए, भयद्भुर व्याघ से कहा--हे धनुषधारी, सब जन्तुओं के 
विनाशक व्याघ, तुम मुझे एक बचन दो फिर मुझे मोर डालना! 


[ २४७ | 


हैँ छ॒त्नत ! इस रास्ते से एक गर्भवती हरिणी आई थी अथवा नहीं ? 
यह मुझे सच-सच बता दो. * 

: शिवजी ने कहा-यह झुनकर व्याघ के नेत्र आश्चर्य से विकसित 
हो मए | उसने घनुष से बाण को समेटा और हृदय में सोचने लगा | 
जैसी बोलीं उसकी थी बेसी ही इसकी भी है । क्या श्रतिज्ञापालनन के 
लिए यह वही तो नहीं आ गई है अथवा जिसके विषय -में उसने 
कहा था वह दूसरी आई है। इस तरह सोचकर व्याघ ने हरिणी से 
कहा--हे हरिणी ! मेरा वचन सुनो | वह हरिणी अपने घर चली गईं 
उसने सत्य बचन से मुझसे छुटकारा पा लिया है | मैं कल सारे दिन 
और आज की रात्रि भर से इस जज्ञल में दुःख पा रहा हूँ । इसलिए 
तुझे अवश्य मारूँगा | तू इष्ट देवता का स्मरण कर !' 

शिवजी ने कहा-व्याध के वचन सुनकर हरिणी बड़ी ठुःखी 
हुई | वह रोती हुई व्याध से दीन बचन कहने लगी--मिरे न मांस हे, 
न चरबी है, यहाँ तक कि देह में रुधिर भी नहीं हे, जो मेरी कान्ति 
थी वह भी विरहानल से दुग्ध हो गई। मैं प्राण छोड़ दूँगी, पर तुम्हरा 
, भोजन नहीं होगा । इस बात को अपने हृदय में विचार कर मुझे मत 
मारो ९ यहाँ मांस, मेद से युक्त अत्यन्त पुष्ट दूसरा सृग आवेगा--उसे 
यदि तुम मारोगे तो कुठुम्बसहित तुम्हारा तीन अथवा चार दिन 
भोजन चल सकेगा। मैं तो मांसरहित एवं दुबल हूँ। दे व्याध ! 
इस रास्ते से वह अवश्य आवेगा। उसे मारकर तुम सुखी और 
तृप्त हो सकोगे ॥ 


* . शिवजी ने कहा--यह सुनकर व्याध बार-बार सोचने लगा कि 
हेरिणी निःसन्देह बात कर रही है, किन्तु मुझे निश्चय नहीं होता। 
इस तरह मन में विचार कर यद्यपि वह जीवघाती क्षुघा से पीड़ित था 
तथापि उसने हरिणी से कहा--पहले तुम .शपथ खाओ, जिससे मुझे 
विश्वास हो जाय | फिर मैं तुम्हें: उसी प्रकार छोड़ दूँगा ।? 


[ २४८ ] 


' शिवजी ने कंहा--डस तरह उसके वचन सुनकर शोक से विहल 
हरिणीं ने व्याध के सामने बार-बार सत्य प्रतिज्ञा की | ह 

हरिणी ने कहा--जो क्षत्रिय . रण छोड़कर लौटता है. यदि में पुन 
ने आऊँ तो उसके पाप से लिप्त होऊँ। जो मनुष्य प्राणियों की आ्राण- 
हिंसा में लगे रहते हैं यद्'*'। जो पापी कथा कही जाती हो, 
अथवा धर्मोपदेश होता हो उसमें विन्न करता है ओर जो श्रद्धाहीन 
होता है | यदि *** (? 


' शिवजी ने कह्ा--यह सुनकर उस व्याध ने हरिणी को छोड़ दिया। 
हरिणी ने जल पिया और बह शीघ्र ही आँखों से ओमज्ञ हो गई। 
इस तरह बिल्ब के नीचे बठे हुए उस व्याध का तीसरा पहर बीत 
गया । उसने फिर पत्त तोड़े ओर शिवजी पर डाले | 


तब व्याध ने एक विशात्न नेत्रवाले हरिण को देखा। वह चकित 
होकर दिशाओं को देख रहा था ओर हरिणी के पेरों को पहचान रहा 
था | हरिण सुन्दरता ओर बल के घमण्ड से मदोन्मत्त ओर अत्यन्त पुष्ट 
था । उसे देखकर व्याध ने धनुष की डोरी पर बाण चढ़।या | कान तक 
खींचकर ज्यों ही वह हरिण को मारने के लिए बाण छोड़ता है त्यों हीं 
हरिण ले उसको देखा। उस कालरूप व्याथ को देखकर हरिण ने 
मन में सोचा । आजं मेरी मृत्यु निश्चित होगी। इसमें कोई सन्देह 
नहीं । मेरी दोनों स्लियों को इस व्याघ ने अवश्य भार ही दिया होगा। 
दोनों स्लरियों से रहित मेरी भी अप्श्य मृत्यु हों जावेगी। हाय ! मैंने 
कौन सा पाप किया था; : जिससे मुझको ख्री-का दुःख श्राप्त हुआ | 
स्री के सुंख के समान सुख नघर में है न वनःमें | स्री के बिना 
धम नहीं हो सकता, काम-सिद्धि तो खासकर हो ही नहीं सकती । 
स्री के बिना अथ ( धन ) से भी क्या प्रयोजन ? पुरुषों के धर्म, अथे 
काम में स्ली सहायक है। पिदेश जाने पर विश्वास. देलेब्ाली भी वहीः 


[ २४९ ] 


है। बह जंगल मी धर्म-युक्त है, जहाँ प्रिया रहंती है और प्रिया 
हीन महल भी घोर जंगल से अधिक है। स्ली के समान न कोई 
सम्बन्धी है, न ख्री के समान कोई सुख है. और दुःखी मनुष्य के लिए 
'ख्री के समान कोई ओषध भी नहीं है। जिसके घर में सती, साध्वी, 
श्रियवादिनी स्त्री नहीं है उसको जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि 
'उसके लिए जसा जंगल बेसा ही घर। हाय ! किस पाप से मैं स्त्रियों 
से रहित हो गया। इस तरह सोचकर उसने व्याध से कहा--हे नरश्रेष्ठ ! 
हे मांसाहार करनेवाले व्याध ! जो वाक्य मैं आपसे पूछता हूँ. उसका 
'उत्तर ( कृपा करके ) एक बार दे दीजिए। दो हरिणियाँ यहाँ आई थीं | 
वे किसी रास्ते से घर चली गई या आपने मार दी। सच-सच कहिए !? 

शिवजी ने कहा--उसके वचन सुनकर व्याध ने सोचा-यह भी 
कोई साधारण हिरण नहीं है । कोई देवता होना चाहिए। इस तरह 
मन में सोचकर उसने डोरी से बाण हटाया और अत्यन्त आश्वर्ययुक्त 
होकर हरिण से बोला--वे दोनों इस रास्ते से अपने घर चली गई | 
उनमें से जो पीछे आई थी, हे झग ! बह तेरी खली ऋतुमती थी । उसने 
'तुसे मुकको दे दिया है। इसलिए मैं तुझे मारूँगा। किसी प्रकार 
नहीं छोड़ूँगा | 


शिवजी ने कहा--इस तरह उसका वचन सुनकर हरिण भय से 
'घबरा गया ओर दीन होकर उसने व्याघ से कहा--/उन्होंने कौन सा 
वचन तुम्हारे आगे कहा ? जिससे तुमको भरोसा हो गया और तुमने 
दोनों हरिणियों को छोड़ दिया |! 


शिवजी ने कहा--हरिण के कहे वचन सुनकर हे कमलनयने 
याति ! व्याध ने उनके किये हुए सब शपथ कहे | व्याध के मुख 
से'उन “शपथों को सुनकर म्ृग प्रसन्न हुआ और व्याध से बोला-- 
“हे व्याध ! मेरी ख्त्रियों ने जो तुम्हारे आगे शपथ किए हैं उन्हें मैं भी 


[ ३५० ] 


करता हूँ जिससे तुम्हें विधास हो जाय। जो पहले आईं थी वह मेरी 
प्रिया'गर्भवती है. और जो पीछे आई थी बह ऋतुमती है। मेरी देह 
बढ़ी मोटी हे--इसे तुम घर न ले जा सकोगे। मेरा यहाँ मारना तुम्हारे 
लिए व्यर्थ होगा । इसलिए मैं अपने घर जाकर ऋतुमती से संभोग 
करके ओर बन्धु-बान्धवों से मिलकर तुम्हारे घर पर आ जाडुँगा। 
इसके लिए मैं शपथ करता हूँ। तुम सन्देह मत करो |! 


शिवजी ने कहा--व्याध ने हरिण के इस वचन को सुनकर हरिण 
से कहा--हे धूत्त ! तू झूठ बोलता है. और मुझे धोखा देता है | भला, 
जहाँ अपनी मृत्यु हो वहाँ कौन मन्दबुद्धि जाता है | 

शिवजी ने कहा-े सुरवन्दिते ! व्याध का वचन सुनकर हरिण 
शपथ करने को उद्यत हुआ और व्याध से बोला--हे महाभाग 
व्याघ ! मेरा बचन सुनो | में जो शपथ करता हूँ उनको कान लगाकर 
सुनो | हरिण का कहा सुनकर व्याध ने कहा--अच्छा तुम मेरे सामने 
मेरे भरोसे के लिए शपथ करो। में तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारे घर 
भेज दूँगा | 

शिवजी ने कहा--व्याध के ऐसे वचन सुनकर हरिण ने व्याध के 
आगे बार-बार सत्य श्रतिज्ञा की। हरिण ने कहा--जो ख््री पति को 
धोखा दे, जो सेवक स्वामी को धोखा दे, जो मित्र मित्र को धोखा 
दे; जो गुरुद्रोह करे, जो तालाब तोड़े ओर महल गिरावे, यद्०****** | 
जो नाह्मण हमेशा भटकते रहते हैं, लेन-देन करते हैं, सन्ध्या-स्नान से 
हीन होते हैं, वेद-शास्त्र से वर्जित होते हैं, सत्य, शौच और वेश्वदेव से . 
वज्जित होते हैं, यद्०****** | ज़ो क्षत्रिय स्वामी को युद्ध में छोड़कर 
भाग जाते हैं, ब्राह्मणों की ओर अपनी सत्यवादिनी ख्री की निन्‍्दा करते 
हैं, जिनके देश, पुर और आम में. वेद-शाब्नविरोधी रहते हैं यदि: **** |, 
जिस राजा के देश में लोग सुये, विष्णु, महेश, गणेश और पाबेतीः 


[ २५१ | 


को छोड़कर अन्य देवताओं का पूजन करते हैं यद्०'**** । जो शृद्र 
तीनों वर्णों की सेवा नहीं करता ओर ब्राह्मण के वाक्यों को छोड़कर 
पाखरुड में लगा रहता है, यदि"*““। जो पापी लोग जप, तप; तीथे- 
यात्रा, संन्यास और सन्त्र-साधन नहीं करते यद्०'*** । जो ब्राह्मण 
होकर तिल, तेल, घी, शहद, नमक, खांड, गुड, लोह, इत्र; विविध 
प्रकार के फल, क्षार और बहेड़े बेचता है, यद्०'*'''। जो शुद्र मद- 
मोहित होकर मदिरा बेचता है, यदि०'“““। जो गाय को पेर से 
छूता है, सूर्योदय के समय सोता है, अकेला हबेली में बेठकर मिष्टान्न 
खा लेता है, माता-पिता का पोषण नहीं करता है; यज्ञ-यागादि का नाम 
लेकर माँगता है, जो बेटी के धन से जीता है, जो देवता तथा ब्राह्मणों 
का निन्‍्दक है, यद्०"*** | जो आहिक ओर हन्तकार नहीं करते, 
अतिथियों का पूजन नहीं करते और केबल अपना ही पेट भरते हें,. 
टुराचारी हैं, देव-द्रव्य का हरण करते हैं, स्वामी की निन्‍्दा करते हैं, 
ब्रह्मन्न होते हैं, गुरु के निन्‍्दक होते हैं, जो वेद को स्वर और लक्षण से 
हीन पढ़ते हैं, यद््‌०"““““" | जो महापवित्र सूर्य और चन्द्रमा के अहण 
में कुरुक्षेत्र में, हृब्य-कव्य से रहित होकर सदा दान ग्रहण करते रहते 
हैं, यद्०““'" | जो जहाँ-कहीं भटकता हुआ वेद्‌-पाठ करता है अथवा 
पढ़ते हुए ब्राह्मण से जो अन्त्यज वेद सुनता है यद््‌०'“'“'। जो नारी 
रूप-योवन से गविंत होकर धन-हीन कुरूप और रोगी पति का सत्कार 
नहीं करती यद्०'""* | अथवा तुम्हारे सामने बहुत कहने से कया 
फल । यदि मैं तुम्हारे पास न आऊँ तो मेरा सब सत्य वृथा हो !” 

शिवजी ने कहा--शिकारी के पाप नष्ट हो गए थे । इसलिए उसने 
सग के वाक्य से सन्तुष्ट होकर तू अपने घर जा? इस तरह कहते हुए. 
संग को छोड़ दिया। हरिण ने जल पिया और जिस रास्ते से दोनों. 
हरिणियाँ गई थीं उसी रास्ते से प्रसन्न होकर अपने घर की ओर: 
चला गया | 


[ २४३ | 


उस संमंय बिल्ववृक्ष के बीच में बेठे हुए शिकारी ने प्रातःकाल के. 
समय हाथ से बिल्वपन्न तोड़कर अज्ञान में ही शित्र के चारों तरफ फ्रेंक 
दिए और शिव-शिव कहता हुआ वृक्ष के बीच से निकला | अज्ञान से 
जागरण हो गया | शिव-पूजा के प्रभाव से सूर्योदय-से पहले ही वह 
'पापों से मुक्त हो गया। किन्तु ( छुधित होने के कारण ) निराश होकर. 
'भोजन के लिए दिशांओं की तरफ देखने लगा | इतने ही में बच्चों-सहित 
'एक दूसरी हरिणी वहाँ आई | हरिणी को देखते ही उसने धनुष पर 
चाण चढ़ाया। ज्योंही बह बाण चढ़ा रहा था त्योंही उसने स्पष्ट शब्दों 
में कहा--हे धर्मोत्मन ! वाण मत छोड़ो ; अपने धर्म का पालन करो ! 
मैं सभी. के द्वारा अवध्य हूँ। ऐसा शास्त्र में बताया गया है । शास्र में 
'लिखा है कि-- 


शुयानों सेथुनासक्त+ स्तनपों व्याधिपीडित- ) 
ने हन्तव्यो मुणों राज्ञा मुगी च शिशुभिवु ता ॥ 


अर्थात्‌ राजा को सोते हुए, मैथुन में आसक्त, स्तन पीते हुए और 
'र.गी हरिण तथा बच्चों से युक्त हरिणी को नहीं मारना चाहिए | 


यदि धस छोड़कर मुझे मारोगे ही तो मैं बालकों को घर पर रखकर 
'लौटकर आऊँगी। यदि मैं न आऊँ तो. जो ख्लरी अपने पति को छोड़कर 
'पर पुरुष में आसक्त होती है--उसके पाप से में. लिप्त. होऊँ। 


शिवजी ने क॒हा--व्याघ से छुटते ही वह हरिणी सीधी अपने घर 
'गई। व्याथ भी शीघ्रता से' अपने घर को रवाना हुआ | रास्ते में वह . 
'सोचने लगा ,कि उन सत्यवादी म्गों का बचन सुनकर--यदि मैं उनको. 
म्रारूंगा तो मैं किस गति को पारऊेगा। यह सोचते हुए वह घर पहुँचा।. 
घर पर,अूखे बच्ची ते उसे घेर लिया। घर में मांस तथा अन्न,नहीं था 
अजेससे भोजन होता । पिता के पास मांस न देखकर बच्चे निराश होकर 


[ २५३ | 


चल दिए। शिकारी उन हरिण-हरिणियों के वाक्य का स्मरंण कर रहा 
:थो। इतने में मांस बिना लाांए हुए पति से ख्री ने पूछा--तुमने एक 
'अहोरात्र का ह़पवास करवा डाला । यह बड़ा कष्ट किया | 

व्याध मे कहां--प्रिये ! न मेंने राव को भोजन किया और न मुझे 
नींद आई! रात में मुझे जो हरिणियाँ ओर हरिण मिले--वे शपथों से 
बँचे हुए हैं। आज सबेरे ये आवेंगे और में उनको सत्पुरुषों की प्रतिज्ञा 


का स्मरण करता हुआ मारूगा | हि 
शिवजी ने कहा कि--इधर जब उस हरिण को शपथ खाने के कारण 


व्याध ने छोड़ा तब वह अपने आश्रम को गया; जहाँ वे दोनों हरिणियाँ 
थीं। उनमें से एक ने तत्काल बच्चा दिया ओर दूसरी मेथुन की इच्छा 
करने लगी | इतने में तीसरी हरिणी अपने बच्चों से घिरी हुई आ गई । 
वे सभी चिन्ता से दुक्त थीं, मरने का निश्चय कर चुकी थीं ओर 
परस्पर शिकारी की चेष्टा का वणेन कर रही थीं। हरिण ने मेथुन की 
इच्छावाली हरिणी से उपभोग किया और उसके बाद उन सब से कहने 
लगा--तुम सब यहाँ रहना, अपने प्राण की रक्षा करना; इन बच्चों को 
भी सिंह, बाघ, भीलों से बचाना | में शपथों से बँधा हूँ। में वापस 
जाऊँगा। हे विशालाक्षि ! सन्‍्तान होने के लिए, यह ऋतु-प्रदान करने के 
निमित्त में आया हूँ और मुझे कुछ काम नहीं हे। सन्‍्तान से स्थगें 
मिलता है और इस लोक में सदा रहनेवाला यश मिलता है । स्वर्ग 
आऔरर सुख दोनों देनेवाली सन्‍्तान का प्रयज्ञ से पालन करना चाहिए | 
इसी प्रकार जो ऋतुमती ख्री से गमन नहीं करता उसे भी अृणहत्या का 
याप लगता है और उसका सब धर्म भी वृथा होता हे। पुत्ररहित की 
गति नहीं होती ओर स्व॒ग तो होता ही नहीं | इसलिए विद्वान्‌ को किसीः 
न किसी प्रकार पुत्र अवश्य उत्पन्न करना चाहिए। अब मुझे वहाँ जाना 
चाहिए - जहाँ व्याध राह देख रहा है। सत्य का पालन करना चाहिए ।, 
सत्य में ही धर्म स्थिर हे!” 


[ २५४ |] 


शिवजी ने कहा-यह सुनकर उसकी ख्ियाँ ठुःखी होकर कहने लगीं 
“हे मृगश्रेष्ठ | हम भी तुम्दारे साथ चलेंगी | तुम्हारे साथ हमारा मरना 
प्रशंसनीय है । इसमें कोई सन्देह नहीं | हे प्रिय ! तुमने हमारा कमी 
अप्रिय किया हो--इसका हमको स्मरण नहीं है | तुमने पुष्पित वन- 
प्रदेशों में, नदियों के सद़मों में ओर पहाड़ की कन्दराओं में, हमारे 
साथ तिहार किया है।तुम्हारे ऐसे सत्पति को भाग्यवती ख्री ही पा सकंती 
है । तुम्हारे बिना हमको जीने से कोई काय नहीं । दीन और पतिहीन 
'स्वी का जीवन से क्या प्रयोजन | 
मितं ददाति हि पिता, मितं अआता मितं सुत+ १ 
अमितस्य॒प्रदातारं भर्तारं काब पूजयेत्‌ ॥ 


अथोत्‌ पिता, भाई ओर पुत्र परिमित वस्तु देते हैं, परन्तु अपरिमित 
का दान करनेवाले पति का पूजन कोन ख्त्री न करे। स्त्री के पुत्र हों और 
पति के अनेक मित्र भी हों, तथा।प पति से होन होते ही ख्री दीन हो 
जाती है। इसमें कोई सन्देह नहीं है | विधवा स्त्री को गन्ध, पुष्प, धूप, 
और रत्नों के आभूषण तथा विविध प्रकार के सुन्दर बख्॑ और शब्या से 
कोई फल नहीं । ख््रियों के लिए वेघव्य के समान कोई दु:ख नहीं है । 
वे स्लियाँ धन्य हैं. जो पति के आगे मरती हैं । बिना तार के वीणा नहीं 
बजती; बिना पहिये के रथ नहीं चलता, बिना पति के सो पुत्र हों तब 
भी स्त्री सुखी नहीं हो सकती। द्रव्यहीन हो, व्यसनी हो, बुड़ढा हो, रोगी 
हो, अन्ञद्दीन हो; पतित हो, कझ्लूस हो, मूख हो तब भी स्थ्ियों के लिए 
पति परम-गति है । पति के समान धर्म नहीं हे, पति के समान स्वासी 
नहीं है और पति के समान गति नहीं है | 

शिवजी से कहा-इस तरह विलाप करके अपने बच्चों के साथ 
पति के शोक से पीड़ित हुईं उन सबों ने मरने का निश्चय किया । उनके 
“चचन को सुनकर हरिण के हृदय में बड़ी चिन्ता हुईं। उसने सोचा 


[ २५४ | 


मुझे व्याघ के पास जाना चाहिए या नहीं । एक तरफ सत्य का नाश 
है, दूसरी तरफ कुठुम्ब का नाश है। यदि में वहाँ जाऊँगा तो कुटुम्य 
का नाश होगा ओर यदि सत्य का लोप करूंगा तो प्रलय-पयन्त रौरब 
नरक में जाऊँगा। यदि न जाडँगा तो सत्य का नाश निश्चित ही है| 
पुत्र, ख्री अथवा स्त्रयं को मरना पड़े तो कोई बात नहीं, परन्तु कल्याण 
चाहनेवाले पुरुषों को सत्य का पालन करना ही चाहिए | 


सत्वेव सूयेस्तपति, पृथ्वी रुत्ये प्रतिष्ठिता १ 
सत्येद वायुदो दान्ति, सर्वे सत्मे प्रतिष्ठितम 


अथोत्‌ सूयय सत्य से तपता है, प्रथ्वी सत्य से स्थिर है, वायु भी 
सत्य से चलता है, सभी सल में स्थिर हैं | 
हरिण ने इन सुन्दर धर्मों का विचार किया और वह धीरे-धीरे 
व्याध के घर चला | उस सरोवर में उसने स्लान किया ओर कमसंन्यास 
किया | वहाँ शिव को नमस्कार करके और सदाशिव का ध्यान करता 
हुआ खाना; पीना, भोग; कास; क्रोध, लोभ और मोक् का नाश करने- 
वाली माया को छोड़कर वह व्याध के आश्रम को गया। हरिण की 
द्वियां, पुत्र सब सरने का निश्चय करके अनशन करते हुए म्ग के पीछे- 
पीछे जा रहे थे। हरिण खली ओर पुत्रों के साथ उस प्रदेश पर आया 
जहाँ बालकों से युक्त भूखा व्याध बठा हुआ था। सत्य वचनों का 
पालन करता हुआ मस्ग व्याध से बोला--हे व्याध ! पहले तुम मुझे 
मारो और तब क्रम से इनको मारना | अब विलम्ब सत करो | हरिण 
मनुष्यों के खाने की वस्तु है, इसलिए तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा 
' तुम्हारे शल्र से पवित्र होकर हम लोग स्वर्ग को जावेंगे और कुटुम्ब- 
सहित तुम्हारा भोजन भी हो जायगा ! 


शिवजी ने कहा--हरिण के बचल सुनकर व्याघ ने अपनी निन्‍्दा 
की और कहा--हे घेयेशाली म्रग ! तुम अपने घर जाओ । मुझे सांस 


[ २५४५६ ] 


से कोई मतलब नहीं | ,जो' होना होगा सो होगा | प्राणियों के मारने, 
बाँधने और धमकाने में. पाप होता है । इसलिए मेंने शख्र रख दिए। 
में सत्यधर्म का आश्रय लेता हूँ। हरिण ने कहा--मैं कम का संन्यास 
लेकर तुम्हारे पास आया हूँ | तुम मुझे शीघ्र से शीघ्र मार डालो, तुम्हें 
कोई प्राप नहीं लगेगा |: मैंने पहले बचन दिया है'। तुम छोड़ोगे तब 
भी मैं जाऊँगा 'नहीं। मेने अनाशक धर्म (उपवास ) .का अहण करके 
सखी आदि सबको छोड़ दिया है | 


व्याध ने कहा--तुम मेरे बन्धु हो, तुम मेरे गुरुहो ओर तुम मेरे 
माता-पिता तथा मित्र हो । मेंने मोह-माया आदि सलों को छोड़कर, 
शस्त्र तोड़ दिए हैं। किसकी ख्री, किसके लड़के ओर ' किसका पति, 
ये सब अपने-अपने कर्मों से आये हैं | हे म्ृग ! तुम आनन्दपूंवेक जाओ। 


शिवजी ने कह्ा--यह कहकर शिकारी ने जल्दी से घनुष और 
बाण तोड़ डाले और झूगों से क्षमा चाहते हुए ग्रदृक्षिणा करके उनको 
नमस्कार किया | इंसी बीच स्वगें में देवताओं ने ढुन्दुभिनाद किया 
और आकाश से पुष्पवृष्टि हुईं। एक सुन्दर विमान लेकर देवदूत आया 
ओर व्याध की: प्रशंसा करके हषंसहित यह वचन बोला--हे सब 
आए्ियों के डरानेवाले महासत्त्व शिकारी ! इस श्रेष्ठ विमान में 
चढ़कर सदेह स्व में चलो | शिवरात्रि के प्रभाव से तुम्हारा पांप नष्ट 
हो गया है । उस दिन तुम्हारा उपवास हो गया, रात्रि में जागरण भी 
हो गया और अज्ञान से तुमने प्रत्येक प्रहर में शिवजी की पूजा भी 
कर डाली | इसलिए तुम सब पापों से मुक्त हो गए। हे घमोत्मन्‌ ! , 
तुम्हारा इसी नाम से कल्पान्त तक नक्षत्रमण्डल में स्थायी निवास 
रहेगा। हे धरमशाली मृगराज ! तुम अपने: ख्री-पुत्रों सहित विमान में 
ब्रैठकरं अपने सत्य के कारण स्व में ज्ञाओं। अपनी तीनों भायोओं 
साहत नक्षत्रपद्‌ प्राप्त करो। वह तक्षत्र तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा। 


[ २५७ ] 


शिवजी ने कहा-यह सुनकर व्याध-सहित वे सारे विमानों में 
चढ़कर नक्षत्रत्ञोक को श्राप्त हुए। आगे दो -हरिणियाँ , पीछे हरिण-- 
इन तीनों तारों से युक्त मृगशीषे नक्षत्र है। आज भी यह नक्षत्र मृगशीर्ष 
के नाम से आकाश में दिखाई देता है। इसकी पीठ पर आद्रों नाम 
का मणि के समान दूसरा नक्षत्र लगा हुआ है। 
हे पावति ! ऐसी प्रभाववाल्री शिवरात्रि का मैंने बणेन किया। यह 
यमराज के शासन को मिटानेवाली और शिवलोक को देनेवाली है । 
शास्रोक्त' विधि से जो इसका जागरण-सहित उपवास करेंगे--उनका 
मोक्ष होगा । इसमें कोई सन्देह नहीं। शिवरात्रि के समान पाप और 
भय सिटानेवाला दूसरा ब्रत नहीं है। इसके करने मात्र से सब पापों 
का क्षय हो जाता है ! 
पावती ने पूछा-हे देव! यह उत्तम ब्रत किस रीति से किया 
जाता है ? इसका उद्यापन केसे करना चाहिए और इसकी पूजा केसे 
करनी चाहिए ? हे जगत्‌ के स्वामी ! इसका विस्तारसहित वर्णन करो | 
शिवजी ने कहा--भाघ ओर फाद्शुन के बीच में कृष्ण पक्ष में जो 
, चतुद्रेशी आती है उस दिन आ्रातःकाल के समय दातुन करने के बाद 
अच्छी तरह, नियम प्रहण करें और भरक्ति-युक्त चित्त से मध्याह के 
समय तीथे में स्नान और पिठृतर्पण करके विविध सामग्रियों सहित 
शिवालय में जावे।बहाँ हे देवि!एकाप् चित्त से शुभ गन्ध, धूप, अक्षतों 
के द्वारा विधिपूर्वक मेरी पूजा करनी चाहिए। और जो पुरुष भक्ति- 
युक्त हो कर विधान-सहित प्रतिमास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का ब्रत 
करे, उसे इस तरह सालभर करने के पञ्चात्‌ उद्यापन करना चाहिए, | 
... है अनचघे, जद्यापन की विधि में कहता हूँ। तुम सुनो | रात्रि के समय 
ढादश लिझ्लों से युक्त और द्वादश छुम्भों से युक्त ( त्िह्ञतोभद्र ) मण्डल 
बनाना चाहिए, उस मण्डल को दीप-मालाओं से सुशोभित करना 
चाहिए। उसके बीच में वेदोक्त विधि से घटस्थापन करना चाहिए। 
१७ भा० ब्र० 


[ २५८ ] 
घट पर लाल वख्र लपेटे जाँय और पद्-चरत्र रक्खे जाँय । रक्तत्रण पुष्पों 
से यक्त उस घट पर पूर्ण पात्र रखना चाहिए। फिर पाबत्ती-सहित 
शिवजी की सुबर्ण की प्रतिमा बनाकर वेदसन्त्रों से यथाविधि' स्नान 
करावे | उस प्रतिमा को मध्य के घड़े पर स्थापित करके श्रद्धा-भक्ति- 
सहित षोडशोपचार से शिवजी की पूजा करे। हे भ्रिये ! पूजा करके 
बिल्वपत्र की १०८ समिधाओं का विधिपूरत्बंक हवन करें | तिल, अक्षत 
आदि स/मश्री का उससे दुगुना होम करे। यह होम शित्रजी के उद्देश्य 
से करे और शतरुद्री का जप करे। ओं नमः शम्भवाय च०*/ ४४४ 
इस मंत्र से चरूुहोम और घृतहोम करना चाहिए | उससे शिवजी 
प्रसन्न होते हैं। फिर शेष स्व सामग्री का भी अओं नमः शम्भवाय०' 7४ 
इस मंत्र से हवन कर देना चाहिए । प्रातःकाल के समय बारह ज्ाह्मणों 
को अमृत के समान पायस द्वारा भोजन करावे | सपल्लीक आचाये को 
शक्ति के अनुसार वस्य पहनावे | यथाशक्ति गाय, श्वेत व्रषभ तथा घुत- 
पात्र; तिलपात्र एग्नं आठ प्रकार के पद का दान करे | हे भ्रिये ! दीन, 
अन्ध तथा गरीब व्यक्तियों का भोजन तथा विविध प्रकार के दान देने 
चाहिएँ । इस प्रकार शिवरात्रि का उद्यापन करे | हे देवि ! जो इस प्रकार 
करता है बह मेरे समीप प्राप्त होता है | ( ब्रताक में शिवपुराण से ) 
अभ्यास 
( १ ) शिवरात्रि कब होती है ! 
(२) शिवरात्रि ब्रत की क्या विधि है ? 
-( ३ ) शिवतत्त्व .का विरूपण. करिए और कालविज्ञान सममाइए । 
(४ ) क्या लिज्ञपूजा अनायों से आई है १ " 
(५ ) शिवपूजा की सामग्री का विज्ञान सममाइए । 
( ६ ) कथा का सारांश कहिए और झरूगियों तथा झग के शपर्थों द्वाराजो 
आचार शिक्षा प्राप्त होती है उसका निरूपण करिए १ 
2 फटीकनकिलुं2 कक 


एज 
हाला 
समय--फाल्गुनशुछ्य पूर्णिमा | 
काल-निणेय 
होली की पूर्णिमा सायंकाल के समय भद्गा से रहित लेनी चाहिए | 
दोनों दिन सायंकाल में हो अथवा दूसरे दिन सायंकाल के एक भाग 
में हो तो दूसरे दिन ही करना चाहिए। यदि पहले दिन भद्रा का दोष 
हो ओर दूसरे दिन सायंकाल तक पूर्णिमा न पहुँच पावे और पूर्णिमा 
तीन पहर या उससे ज्यादा हो तब भी दूसरे दिन सायंकाल में ही होली 
मनानी चाहिए। यदि श्रतिपदा कम होती जा रही हो तो पहले दिन 
भद्रा का पुृच्छ या मुख छोड़कर भद्रा में' भी होली मनाई जा सकती 
है। विशेष निणयय धमेशाल्रों में देखा जा सकता है। दिन में होली 
कभी नहीं जलानी चाहिए । 
। विधि 


देशकाल बोलकर '“सकुदुम्बल्य मम दुग्ढाराक्षसीग्रीत्यथ तत्पी- 
डापरिहाराथ होलिकापूजनमहं करिष्ये” इस प्रकार संकल्प करके सूखी 
लकड़ी, कण्डे ( उपले ) आदि के ढेर के अन्द्र किसी पेड़ की डाली 
पा अस्मामि्मयसंत्रस्तेः छता त्॑ होलिके यत+ 
अतरस्त्या पुजयिष्यामि मूने | मूतिप्रदा मद ॥ 
यह मन्त्र बोलकर 'श्रीहोलिकाये नमः इस मन्त्र से षोडशोप- 
चार पूजन करना चाहिए | प्राथना का सन्त्र यह है-- 
उन्दिता5सि सुरेन्द्रेश, ऋदणा शब्डरेश च १ 
अतस्त्वं पाहि दो देवि, मूते | मृतिप्रदा भर 0 


[ २६० | 


फिर उस" अप्नि की तीन परिक्रमा करके लोग निःशंक होकर 
जिसको जो रुचे बेसा स्वेच्छानुसार बोलें, गावें, हँसें | 


होली के उत्सव पर पशच्चमी से लेकर दश दिनः तक इन्धन की 
चोरी का विधान है| पूणिमा के दिन चाण्डाल या सूतिका ( जच्चा ) के 
घर से बच्चों के द्वारा आग मगवाकर होली जलानी चाहिए । गाँव के 
बाहर या गाँव बड़ा हो तो मोहल्ले २ में खूब बाजे बजाकर और खूब: 
दान देकर होली जलायी जाती है । फिर घी और दूध से उसे बुझाना: 
चाहिए। नारियल और बिजोरे के फल बाँटने चाहिएं। सारी रात्रि 
गीत-वादित्र से बितानी चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल यरथेष्ट अन्छील: 
बोलते हुए उस राक्षती का विसजन करना चाहिए | 





१. तमरि त्रिः परिक्रम्य गायन्तु च इसन्तु च। 
जत्पन्तु स्वेच्छया छोका निःशंका यस्य यन्मतम्‌ ॥ 
२, पश्चमीथमुखास्तास्तु तिथयोइनन्तधुण्यदा: + 
दश रथुः शोभनासतासु काष्टस्तेयं विधीयते॥ 
चण्डालसूतिकागेहाच्छिशुहारितवहिना । 
ग्राप्तायीं. पूर्णिमायान्तु  कुर्यात्तत्काष्ठदीपनम्‌ ॥ 
ग्रामाह॒हिध्ध सध्ये. वा तूयनादसमन्वितः । 
स्‍्नात्वा राजा शुचिभूत्वा स्वस्तिवाचनत्त्परः ॥ 
दत््वा दानानि भूरीणि दीपयेद्धोलिकाचितिम ॥!' 
३. ततोञभ्युक्ष्य चिति सर्वो साज्येन पयसा सुधीः । 
४. नारिकेराणि देयानि बीजप्रफलानि च। 
गीतवाय्येस्तथा नृत्ये रात्रिः सा नीयते जनेः ॥! 
तमर्नि त्रिः परिकम्य शब्देलिह्षभगाड्ितेः । 
तेन 'शब्देन सा पापा राक्षसी तृप्तिमाप्लुयात्‌ ४ 


[२६१ |] 


इस तरह रात्रि में होलिकोत्सव करने के बाद दूसरे दिन ग्रातःकाल 
सब जाति के लोग सम्मिलित होकर परस्पर आमोद-अ्रमोद और 
ऋड़ा-विनोदों से, उत्सव की शोभा बढ़ाते हैं । इस दिन ( प्रतिपदाको 2 
चाण्डाल के स्पशें करने का प्रधानतया विधान हे | 


प्राचीन समय से अबतक अबीर उड़ाना, पिचकारियों द्वारा जल 
'सींचना आदि इस उत्सव का प्रधान कम रहा है। वास्तव में ये सब 
कार्य वसन्तोत्सव के अद्ग हैं। अब तो होली खेलना” शब्द ही इस 
अथ में प्रयुक्त होने लगा है। यह उत्सव दिल खोलकर आमोद- 
प्रमोद के लिए है | 
काल-विज्ञान 


ऋतु--यह उत्सव शिशिर के अन्त ओर बसन्‍्त के आर5स्भ में 
मनाया जाता है। शिशिर ऋतु का अन्त शीतकाल्न को समाप्ति का 
समय है. और वसनन्‍त का आरम्भ उष्णकाल का उपक्रम है। वसन्‍्त 
के आरम्म में शीतकाल का सशत्वित कफ पकुषित होकर रोगों को 
उत्पन्न करता है। जैसा कि आयुर्वेद कहता है-- 
ध्वसन्ते निश्चित: श्ल्लेष्मा दिवरृद्मामिरीरित- ९ 
कायारिन बाघते रोग्ंस्ततः जरकुरुते बहन ॥ 
तस्मादूसन्ते कर्मोशि वमचादीनि कारयेत्‌ 
( चरक संहिता, सुत्र स्थाव, अ० ६, श्कोक २२ ) 
अर्थात्‌ वसन्‍्त में, शीतकाल का जमा हुआ कफ सूर्य की तेजस्विता 
, खरे प्रेरित होकर शरीर की अप्ि को बाधित करता है, अतः अनेक रोग 
उत्पन्न होते हैं। इस कारण वसन्‍्त में बमन आदि संशोधक कसे 
'करने चाहिए |” 
बसंतपंचमी के प्रसंग में लिखा जा चुका है कि--होली के मुख्य कर्म 
जल-सींचना, शुल्ाल उड़ाना इत्यादि संचित कफ को उद्दिक्त करनेवाले हैं। 


[ १६२ | 


उपयुक्त आयुर्वेद-सिद्धान्तानुसार वसन्‍्त के आरम्भ में कफ को उद्दिक्त- 
करके निव्वत्त करना आवश्यक है| अतः इस उत्सव के लिए शिशिर का 
अन्त और बसनन्‍्त के आरम्भ का समय उपयुक्त है। 

मास--वसन्त ऋतु के आरम्भ का समय चत्रकृष्ण प्रतिपदा है। 
उससे पूर्व शिशिर की समाप्ति के समय ही पूर्वोक्त संशोधन कमे 
अपेक्षित है। अतः फाल्गुन का अन्त ओर चेत्र का आरम्भ इसका 
उचित समय है, क्योंकि बसन्‍्त का आरम्भ हो जाने पर तो हक्षता 
अधिक बढ़ जाती है | जेसा कि चरकसंहिता में|लिखा है-- 


ततत्र रविर्भाभिराददानो जगतः स्नेह वायवस्तीत्ररुक्षाश्नोपशोषयन्तः: 
शिशिरवसन्तश्रीष्मेषु यथाक्रमं रोच्यमुत्पादयन्तो रूक्षान्‌ रसांस्तिक्तकषाय-- 
कटुकांश्वाभिवधेयन्‍्तो नृणां दौबेल्यमावहन्ति !? 

अथोत्‌ उत्तरायण में' रवि अपने प्रकाश से जगत्‌ की चिकनाई को 
ले लेता है और उस समय तीज तथा रूक्ष वायु रसों को सुखाने लगते 
हैं। ये शिशिर, बसन्‍्त, श्रीष्म ऋतुओं में क्रम से रूक्षता उत्पन्न करते 
जाते हैं ओर ग्राणियों में कडुए, कसले ओर चिरके (तीते ) इन 
रूक्ष रसों को बढ़ाते हुए मनुष्यों में दुबलता लाते हैं | 


तदनुसार शीतकाल का सश्वित कफ शिशिर में रू क्षता के कारण 
कुछ गाढ़ा सा हो जाता है'। उस कफ को शिशिर के अन्त ओर वसन्‍्त 
के आरम्भ में, जब कि उसके उद्रेक का समय है, न निकाल दिया 
जाय तो वह वसनन्‍्त में अधिक रूक्ष हो जा सकता है और दूसरे रोगों को 
उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। अतः इस उत्सव के लिए यही 
मास ड्पयक्त है | 

तिथि--ऋतु ओर मास के निश्चित हो जाने पर भी यह कहा जा" 
सकता है कि एक निम्।ित तिथि ही इस काय के लिए क्‍यों ? इसका 
उत्तर यद्यपि यह दिया जा सकता है कि उत्सव मनाने के लिए एकः 


[ २६३ ] 


निश्चित तिथि होने से सबको सुविधा हो सकती है. और उत्सव का 
स्वरूप ठीक बन सकता है, अन्यथा यदि कोई किसी दिन ओर'कोई 
किसी दिन ड्ृत्सव मनावे तो उसका स्वरूप त्योहार का सा नहीं 
होगा और तब उस कर्म के लिए जनता की सामूहिक प्रवृत्ति भी नहीं 
होगी। किन्तु पूर्णिमा तिथि रखने का केवल यही कारण नहीं है, 
क्योंकि ऐसा तो अन्य किसी निश्चित तिथि को किया जा सकता है | 

वास्तविक बात यह है कि--पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा पूण रूप में 
होता है और चन्द्रमा शीतलता से सम्बन्ध रखनेवाले सोम रस का 
देनेवाला - होने से कफ के उद्रेक में सहायक होता है । ज्यॉ-ज्यों चन्द्रमा 
की कलाएँ कम होती जावेंगी त्यों-त्यों कफ का उद्रेक भी कम होता 
चला जावेगा । अतः उद्विक्त कफ की निवृत्ति के लिए पूर्णिमा ही रूबसे 
अच्छी तिथि है। होलिका का उत्सव रात्रि में भी इसीलिए सनाया 
जाता है; क्योंकि रात्रिजागरण आदि के कारण भी कफ अधिक उद्रिक्त 
हो जाता है | 


विधि-विज्ञान 


दीपमालिका के विधि-विज्ञान में लिखा जा चुका है कि तेल के 
घुआँ और दीपकों की उष्णता से चातुमोस्य के सख्त कीटाणुओं का 
विनाश हो जाता है। उसी प्रकार शीतकाल में जो रोगों के कीटारु 
सद्वित हो जाते हैं उनके निवृत्त करने के लिए मोहल्ले-मोहल्ले ओर 
गाँव-गाँव में गहरे अग्रिताप की आवश्यकता है; क्योंकि वे कीटाणु 
शीतप्रकृतिक होते हैं और उनका विनाश अत्यधिक उष्णता से ही हो 
सकता है। यद्यपि धर्म के सामान्य नियमों के अनुसार चोरी करना 
निषिद्ध है. तथापि यदि अनभिज्ञ लोग लकड़ी देने में कंजूसी करें तो 
जिनके. पास लकड़ी का संचय हो उनसे इन्धन चुराकर भी जनता के 
उपकार के लिए अप्नि अत्यन्त प्रज्बलित किया ही जाना चाहिए, इस 


[२६४ ] 


दृष्टि से इन्धन को चोरी तक का विधान इसमें रक्खा गया है। सारांश 
यह हैं कि अप्निप्रज्बलन इस दिन खूब जोरों से होना चाहिए, जिससे 
व्यक्तियों के शरीरों में. स्थित ओर प्रथ्वी के परमाणुओं में वर्तेमान 
कफजनक कीटाणु सवंथा नष्ट हो जाँय | 

इस दिन गीत-वादित्र ओर उत्सव करने का तथा होली खेलने का 
जो विधान है! वह भी सबेथा आुर्वेदानुमोदित है। चरकसंहिता में 
लिखा है कि-- 

“व्यायामोद्त धूम करलगहमअजनम १ सुखाण्जुना शोचविधि शीलयेत्कुसुमाग्मे ॥ 
( सूत्र० ६९२४ ) 

अथीत्‌ वसन्‍्त ऋतु में व्यायाम, उबटन, घूम, कब॒लग्रह, अज्ञन 
ओर सुखदायक जल से शीच की विधि इनका अभ्यास करना चाहिए | 

आप देखेंगे कि वही सारी विधि आयुर्वेद में' लिखी है' जो होली 
में की जाती है। धूओँ का सेवन, जल द्वारा कफ को उद्रिक्त करना 
यही सब तो होलिकोत्सव की विधि है' जोकि रोगों के अनुत्पादन 
ओर उत्पन्न रोगों की निवृत्ति दोनों में अत्यन्त सहायक हे। गाना, 
हँसना, निःशंक होकर बोलना ये भी वसन्‍्त के समय बड़े उपयोगी 
होते हैं, क्योंकि इन सब का गले से सम्बन्ध हे और गले का व्यायाम 
इन्हीं के द्वारा हो सकता है, जहाँ कि कफ के अबरोध की अधिक 
संभावना है । गुलाल और अबीर आदि का गले में जाना भी फेफड़ों 


१, कवलग्रह आयुर्वेद की एक विरोष विधि है । शाह्नवर कहता है-- 
असंचारी मुखे पूर्ण गण्टूषः, कवलश्वरः । 
तत्र द्रवेण गण्डूषः कल्केन कवलः स्मृतः ॥ ( शा. उ. १०४ ) 
यहाँ यह समझ लेना पर्याप्त है कि किंसो कल्क ( पिंटठी ) का मुंह में घूम 
सके इतना धारण करना कवलग्रह कहलाता है । विशेष आयुर्वेद के ग्रन्थों .में देखा 
जा सकता है। 


कं 


[ २६५ | 


और गले में अवरुद्ध कफ की निवृत्ति में उपयोगी है | इस तरह पाठक 
देखेंगे कि इस उत्सव की सब विधि स्वास्थ्यरक्षा के नियमानुकूल “हे | 


५ कथा 
युधिष्ठिर ने पूछा-हे जनादेन ! फाल्गुन के महीने में पूणिमा के 
' दिन संसार के प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक नगर में उत्सब किसलिए होता 
है ? उस दिन बच्चे क्यों हो-हल्ला करते हैं ? क्‍यों होली जलाई जाती 
है? और ढुण्ढा देवी किसको कहते हैं ? इसके देवता कोन हैं ? 


“ किसने इसको प्रकट किया है ? इस दिन क्या कार्य किया जाता है ? 


श्रीकृष्ण ने कहा--हे पार्थ ! सत्ययुग में. रघु नाम का राजा था| 
राजा सब गुणों से युक्त, प्रिय बोलनेवाला ओर विद्वान्‌ था। वह सब 
प्रथ्वी को और सब राजाओं को जीतकर अपनी प्रजा को ओरस 
( वास्तव ) पुत्रों के समान धर्म से पालन करता था। जिस समय 


- क्षात्रधर्म में परायण वह राजा प्रथ्वी का शासन करता था--उस समय 


न हुर्सिक्ष होता था; न रोग होता था और न अकाल-मृत्यु होती थी । 
एक दिन सभी नगरवासी पुरुष राजा के पास आए और राजा 

से कहने लगे--हे राजन ! हमारे वचन सुनिए | आप हमारी रक्षा में 

तत्पर हैं, किन्तु हुएण्ढा नाम की एक विख्यात राक्षसी हे । बह इच्छा- 


' नुसार रूप घारण करके प्रत्येक आम ओर प्रत्येक पुर में बालकों को 
- बहुत अधिक पीड़ा देती है। उस मांस खानेवाली से हम बालकों को 


नहीं बचा सकते | हे राजन ! न ओषधियों से ओर न बड़े-बड़े मनन्‍्त्रों से, 
'चह किसी भी विधि से रोकी नहीं जा सकती | इसलिए आपको किसी 
भी उपाय से उसे मारना चाहिए | 

श्रीकृष्ण ने कहा--पुरवासियों के इस प्रकार वचन सुनकर उदार- 
बुद्धि राजा रघु का हृदय आश्रयेयुक्त हुआ और उसने अपने पुरोहित 
“से कहा--हे त्राह्मणश्रेष्ठ ! ढुण्ढा नाम की राक्षती संसार में' विख्यात 


[ २६६ ] 


है, उसका क्या प्रभाव है ? उस अपराधिनी को मैं केसे वश में कर 
सकत्त हूँ। प्रजाओं का रख्जनन करने से राजा राजा कहलाता है' और 
पालन करने से श्रजाओं का पति कहलाता है | जो राजा प्रथ्वी की रक्षा 
नहीं करता वह अपराधी होता हे | 

पुरोहित बशिष्ठजी ने कहा--हे राजन्‌ ! में एक गूढ़ बात आपसे 
कह रहा हूँ । मेंने यह बात अब तक किसी से नहीं कही | ढुंढा नाम 
की एक विख्यात राक्षसी है; जो माली नाम के राक्षस की पुत्री है | 
उसने उम्र तप करके पहले शिवजी की आराधना की | भगवान शिव 
ने प्रसन्न होकर उससे कहा--हे सुब्रते ! वरदान माँगो ! तुम्हारा 
मनोवाब््छित बिना विचारे ही दे दिया जायगा | 


ढुण्ढा ने शिवजी से कहा--हे शद्भुर, यदि आप मुम पर प्रसन्न हैं 
तो मुझे देवता ओर दानवों के न मारने योग्य कर दीजिए। शझ्लों का 
मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए | हे महेश्वर ! आप की कृपा से 
शीत, उष्ण और वषों के समय में, दिननरात्रि में, बाहर और भीतर, 
सदा मुझे भय का अभाव रहना चाहिए | 

शिवजी ने उससे “एबमस्तु' कहा ओर साथ ही यह भी कहा कि 
तुझे ( केवल ) उन्मत्त बालकों से भय होगा। हे भद्दे ! मेरा कथन 
सत्य है | तुम हृदय में दुःख मत करो ? 

इस तरह वर पाकर वह कामरूपिणी राक्षसी शिवजी के कथन 
का स्मरण करके बालकों को नित्य पीड़ा पहुँचाती हे। ग्रहस्थों के 
पके-पकाये अन्न को अडाडा शब्द करती हुईं अहण करती है | इसलिए 
संसार में: लोग उसे अडाडा नाम से पुकारते हैं | यह ढुंढा का सब 
चरित मैंने वर्णन.किया | 


अब जिस उपाय से उसका विनाश हो वह उपाय मैं तुमसे कहता 
हूँ। हे राजन्‌! आज फाल्गुन स्रास की शुक्क पूर्णिमा है। शीतकाल 


[ २६७ | 


अब निकल चुका है और प्रातःकाल ( कल ) से बसनन्‍्त का आरम्भ 
हो जायगा। दे पुरुषश्रेष्ठ | ल्ञोगों को अभय दान दीजिए, जिख्रसे कि 
लोग निडर होकर हँसें और खेलें। बच्चे लोग लकड़ी का खड़ग हाथ 
में लेकर युद्ध के उत्सुक योद्धाओं के समान हृषित होकर घरों से 
निकलें। हे राजन ! सूखी लकड़ी, कण्डे ओर घास-फूस सब जगह 
सत्य किया जाय और उसके बीच में सीधी लकड़ी खम्भे के आकार 
में रक्‍्खी जाय। इस लकड़ी-कण्डों के ढेर पर रक्षोन्न मंत्रों के हारा 
विधिपूर्वक, अपि-हवन करके अनेक श्रकार के गाने-बजाने आदि विविध 
कौतुक, चिल्लाहट के साथ तालियाँ बजाते हुए उस अपक्‍्नि की तीन 
परिक्रमा करे, गावे और हँसे। निःशंक होकर जिसकी जो इच्छा हो 
उसके अनुसार बोलें और भ्रमण करें। वह पापिनी उन शब्दों ओर 
होस से शख्न-पातों से निराकृत होकर नहीं दीखते हुए भी क्षय को 
ग्राप्त हो जावेगी ! 
श्रीकृष्ण ने कहा--हे पाण्डुनन्द्न ! ऋषि के वचन सुनकर उसने 
जो बुद्धिमान वशिष्ठ ऋषि ने कहा था--वह सब विधि-पूवक किया | उस 
उग्म कम से वह राक्षसी नष्ट हो गई | हे युधिष्ठिर ! तब से लेकर प्रति- 
वष इस लोक में पहले के समान ही ढंठा का महान्‌ उत्सव होता है | 
इसलिए उस रात्रि के आरम्भ में, जिनमें बालक अधिक हों ऐसे खद्ढ 
हाथ में लिए मनुष्यों को बुलाकर, बालकों की रक्षा करनी चाहिए। 
वे लोग हँसते-हँसाते हुए खेल से आनन्दित चेहरों से दुक्त बालकों के 
ऊपर लकड़ी के खड्डों से स्पशे करें। उनको गुड़ का पक्कान्न खाने के 
लिए देना चाहिए। इसे हूँढना कहते हैं। दूँढने मात्र से बालक का वह 
दोष शान्त हो जाता है! 
युधिष्ठिर ने पूछा--हे भगवन्‌ ! चेत्र मास जब आरम्भ हो उस दिन 
प्रतिपदा को प्रातःकाल सूर्योदय के समय सुख चाहनेवाले लोगों को 
क्या करना चाहिए ? श्रीकृष्ण ने कहा--आवश्यक कमे करके देवता ओर 


[ २६८ ] 


पितरों के त्पण के बाद सब दुष्टों की शान्ति के लिए होली की धूल 
की वनदना करे। घर के आँगन को लीपने के बाद मण्डित और चर्चित 
करके शुभाक्षतों और अनेक रंगों से स्वच्छ चोक पूरे। उसके बीच 
में सफेद चादर से युक्त एक पट्टा स्थापित करे । उसके आगे पद्चवों 
से युक्त पूण कलश की स्थापना करे । उस पूर्ण कल्नश को झुबणे ओर 
अक्षतों से युक्त करके खेत चन्दन से चचित करे और उस पर लाल 
चख्र लपेटकर उसे पुष्प-माला से सुशोभित करे | हे राजन्‌ ! उस कलश 
पर रति-सहित कामदेव की पुष्पमालाओं से शोमित सुन्दर प्रतिमा 
स्थापित करे | उसके बाद पत्नोपचार से पूजन करे | पहले प्रणाम करके 
चन्दन लगावे | उसका मन्त्र यह हे-- 
उ० नम कामदेवाय प्रधुद्ताय महात्मने ९ 
मकरध्वज | चमस्तुझ्यं कन्दर्ष ऋषकेतन॥ 
रत्या सहित देवेश ) अन्दर प्रतिगृह्मताम्‌ ९ 


फिर पुष्प चढ़ावें। उसका सन्त्र यह हे--- 
कुसुमाथुच | देवेश | मदन | समर । मन्‍्मथ । ६ 
मृहाणु पुष्पमात्यानि स्वेकामप्रदों भव ॥ 
फिर धूप चढ़ावें। उसका मंत्र यह है-- 
धुपोय॑ शूछतां देव मार शुम्बरचाशव ६ 
रूप देहि दरं देहि परत्रेह शुभों गतिम्‌ ॥ 


उसके बाद नैवेद्य निवेदन करे | उसका मन्त्र यह है-- 
शुक्राखणडखाद्ानि दचरिक्षीरघृतानि च १ 
पुष्पचाप । मया दत्त नेंवे् प्रतिगृ्षताम 0॥ 

फिर अध्येदान करे | उसका सन्त्र यह है-- 
कामदेव सुरूपाज्ञ मधुमित्र मनोभव ९ 
गहाणाप्ये मया दत्तं पुष्पायुष वमो5सु ते ॥ 


[२६९ | 


'. इस विधि से कामदेव की पृजा करके इन्द्रियविजयी पुरुष आसन 
पर बैठकर बैदिकों के अक्षर सुने। शुभलक्षण और अद्गहीन'न हो 
ऐसी ख्री पेरों में लाल मणि के भूषण पहनकर और श्रेष्ठ चूड़ियाँ घारण 
करके चन्दन के वृक्ष की वनन्‍्दना करे। चन्दन के वृक्ष को पुष्पमाला, 
द्धि, दूरवां, अक्षतों से युक्त करके यदि बन्दना करवाई जाय तो आयु 
ओर आरोग्य को बढ़ाता है | 
इस पूजन के बाद विह्वान्‌ पुरुष चन्दन सहित आगम्र पुष्प का 
आशन करे और “कामदेव मुझ पर प्रसन्न हों! इस संकल्प से यथाशक्ति- 
दान करें। उसके बाद भोजन के समय पुरुष पहले पक्तान्न ओर 
सुन्दर अन्न खावे। उसके बाद इच्छानुसार भोजन करे। इस विषय: 
में यह श्लोक याद रखना चाहिए--- 
वुत्ते. तुषपारसमये. सितपश्चदृश्या: 
प्र(तर्व॑सन्तसमये. सुम्रपस्थिते च१ 
रंप्राश्य चूतकुलुमें सह चअन्दनेद 
सत्य हि पाथे | सतत पुरुष: सुर्ी स्थात्‌ ॥ 
अथोत्‌ हे पा ! शीतकाल व्यतीत हो जाने पर और बसन्तकाल 
के उपस्थित होने पर शुह्ध पूणिसा के श्रातःकाल चन्दन के साथ आम्रः 
पुष्प (आम के मौर ) का प्राशन करने से पुरुष हसेशा सचमुच: 
सुखी होता है| 
होलिका के पूजा के निम्न-लिखित्र मन्त्र हैं-- 
होकिके पुजयामि त्वों सवसौख्यप्रदायिवीम 
अच्चितांसि महामाणे ५ देहाधेनरम्पद: 0 
फल्णुरुझे नमो देवि | नमस्ते5स्तु शिशुप्रिये 
वषे यावद्‌ विशुड्थर्थ गहाणाप्यमिद मम ॥ 
यन्भया शीतमीतेव विरुद्धाचरणएं छतम ६ 
तत्पातकविशुद्धधथ होलिके ता दमाण्ये ॥ 


प्रा 


२७% | 


अर्थात्‌ हे होली ! मैं सब सुख देनेवाली तुम्हारा पूजन करता हूँ। 
है महांभागे ! तुम मुझ से पूजी गई हो, मुझे आयु, घन ओर संपत्ति 
दो। हे फल्गुसंशे देवि! तुम्हें नमस्कार। हे शिशुश्रिये । तुम्हें 
नमस्कार | व्षपयन्त शुद्धि के लिए मेरा यह अध्य स्वीकार करो | 
शीत से डरे हुए मैंने जो विरुद्ध आचरण किया है उस पाप की शुद्धि 
के लिए हे होलिके ! तुम से क्षमा चाहता हूँ। 

हे युधिष्ठिर ! जो पुष्ष इस तरह शाखोक्त फाल्गुन का उत्सव करता 
है' उसके सब मनोरथ अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं ओर आधियाँ 
तथा व्याधियाँ ( चिन्ता और रोग ) नष्ट हो जाती हैं। इसमें कोई 
सन्देद नहीं है । वह पुरुष पुत्र-पोन्नों से युक्त सुख से रहता है | 

हे पार्थ! यह तिथियों में' उत्तम तिथि मेंने वर्णन की है। इस 
(तिथि की कथा सुनने और पढ़ने से पापों का नाश होता है | 

( ब्रताक में भविष्योत्तरपुराण से ) 


अचभ्यास 
(१ ) होली कब होती है ! 
(२ ) होलिकादाह की क्‍या विधि है ? 
( ३ ) होली का कालविज्ञान और विधिविज्ञान सममाइए । 
(४ ) होली की आनन्दमयता का वणन कीजिए । 
(४ ) कथा का सारांश कहिए । 


ब्याब्की--जहिपी(. 4०० 


सोमवती अमावास्या 


सम्रय 


जिस अमावास्या को सोमवार हो | 
कालनिणेय 
यद्यपि चतुदंशी' सहित अमावस्या किसी काये में नहीं ली जाती, 
सथापि सोमवती अमावास्या सायंकाल में दो घड़ी' भी मिल जाय तो 
सी जाती है, क्योंकि यह केवल अम्ावास्या का ब्त नहीं है| 
विधि 
सोमवती अमावस्या भी स्वान-दान का पे हे। इसर दिन मोन 
रहकर स्नान करने से सहस्र गोदान का फल होता है | 
इस दिन अश्वत्थ ( पीपल ) ओर विष्णु का पूजन तथा अश्वत्थ 
सहित विष्णु की एक सो आठ प्रदक्षिणा का विधान है। ग्रदक्षिणा करते 
समय एक सो आठ फल आदि प्रथक्‌ रक़्खे जाते हैं। अनन्तर वे 
, १. भूतविद्धे न कत्तंव्ये दशपर्ण कदाचन! ( निर्णयसिन्धु में बहवेबर्ते 
पुराण का वचन ) 
२. अपराहपयन्तं मुद्दत्तमात्रयो गेषपि ब्रतं कार्यम? ( ध्मेसिन्धु ) 
* हे. सिनोवाली कुह्द्वापि यदि सोमदिने सवेत्‌ । गोसहस्धफ्ल दथ्ात्‌ खाने 
वे मौनिना रूतम्‌ ( निर्णयसिन्धु में व्यास का वचन ) 


| २७२ ] 


ब्राह्मणों या ज्राह्मणियों को वितीण कर दिये जाते हैं। कथा के अनुसार 
यह ड्त्सव वास्तव में स्त्रियों का है | 


काल विज्ञान 

वारों का विचार करते समय बताया गया. है कि जिस दिन 
आतःकाल जिस भ्रह की होरा रहती है उस दिन का स्वासी वही अह 
माना जाता है और वह दिन उसी प्रह के नाम से बोला जाता है । 
तदनुसार सोमवार चन्द्रमा का दिन है और यह भी बताया जा चुका 
है अमावस्या उस तिथि का नाम है जिस दिन चन्द्रमा और सूये एक: 
सीध में रहते हैं। अमावास्या पितृ॒काये का दिन है और चन्द्रलोक* 
ही पितृल्ञोक हे, अतः अमावास्या के दिन चन्द्रवार का योग पुण्यकाल 
है | उस दिन स्नान-दान का विशेष फल होना ही चाहिए | 


विधि विज्ञान 

स्‍्नान-दान के विषय में पहले लिखा जा चुका है। मौनपूर्वक स्नान 

का कारण यह है कि भगवद्वीता के अनुसार मौन वाणी का तप है। 
यद्यपि तप सदा ही उत्तम होता है. तथापि चन्द्रमा जल का देवता है 
और यह स्नान का ही पवे है, अतः उस समय यह तप होना ही चाहिए | 
अश्वत्थ तो भगवद्गरंप है। भगवद्गीता कहती है--अश्वत्थः सबवृध्षाणाम” 
(सब वृक्षों में. अश्वत्थ मेरा स्वरूप है )। इसके अतिरिक्त वेद में 
अश्रत्थ' को तेज से उत्पन्न और वृक्षों का साम्राज्यरूप बताया गया है | 
सो तेजोमय सूर्य-चन्द्र के संगम रूप अमावास्या तिथि के दिन सोमवार 
का योग होने पर अश्वत्थपूजन आवश्यक ही है। सूर्य और चन्द्र ही 
१.ये वे केचास्माज्नोकात्मयन्ति ते सर्वे चन्द्रमसमेबापियन्ति ( कौ७षीतकी' 
उपनिषद्‌) के 
' २. तेजसो वा एप कनस्पतिरजायत यदश्वत्थः, साम्राज्य वा एतवू चनस्पतीनाम्‌ 
६ ऐतरेय ब्रह्मण छार३६ ). . .. है हक. "5 जे 


[ २७३ ] 


जीवन के मूल हैं. ( देखिए संवत्सरोत्सव ) और अश्वत्थ: तथा विष्णु 
जगत्‌ के पालक हैं इसी कारण इस ब्रत को आयुर्वेद्धक माना गया है' 
ओर इसी कारण कथा में पुनर्जीवन की चचो है | 


प्रदक्षिणा की और दातव्य वस्तुओं की संख्या अष्टोत्तशत इसलिए 
बताई गई है कि उस संख्या में सब देवताओं का समावेश हो जाता है, 
अतणएव धमंशासत्रों में लिखा है कि “अनुक्तसंख्या यत्र स्याच्छुतमशेत्तरं 
स्मृतम्‌ !! अथोंत्‌ जहाँ कोई संख्या न लिखी हो वहाँ अष्टोत्तरशत 
सममाना चाहिए | इसमें सबका समावेश हो जाता है | 

कथा 

सूतजी ने कहा--शरशय्या पर सोये हुए भीष्मजी के समीप 
जाकर धमोंत्मा युधिष्टिर ने श्रणाम करके यह बचन कहा | 

युधिप्ठिर ने कहा--क्रोधयुक्त भीमसेन ने कौरवों में से सुख्यों को 
मार दिया तथा अन्य लोगों को अजुन ने युद्ध में मार दिया। इस 
तरह दुर्योधन के कुमन्त्र से हमारे कुल का क्षय हो गया। इस समय प्रथ्वी 
ओर पाताल पर बालक, बूढ़ों और रोगियों के सिवाय कोई नहीं है । 
' भरतवंश में हम केवल पाँच बचे हैं। ऐसी स्थिति में एकच्छन्र राज्य 
भी मुझे पसन्द नहीं। मुझे अपने जीवन से भी घृणा है और मेरे 
अंगों को कहीं चेन नहीं है । सन्‍्तान का विच्छेद देखकर मेरे हृदय में 
निरन्तर संतांप होता रहता है। उत्तरा के गर्भ में जो सनन्‍्तान थी वह 
भी अश्वत्थामा के अख्र से दग्ध हो गयी है, अतः मुझे सनन्‍्तति का- 
विच्छेद देखकर दुगुना दुःख हो रहा है। हे पितामह ! आप ऊुझे 
कहिए कि अब मैं क्या करू और कहा जाऊँ ? जिससे मुझे तत्काल 
चिरजीबी सन्‍्तान प्राप्त हो सके | 

सीष्मजी ने कहा--हे राजन्‌ ! सुनिए। में ब्वतों में उत्तम ब्रत 
तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से चिरजीवी सनन्‍्तान होती है |. 

१८ भा० ब्र० 


[ २७४ | 


हे पार्थ ! जो अमावस्या सोमवार से युक्त हो उस दिन अश्वत्थ (पीपल) 
के समीप जाकर विष्णु का पूजन करे ओर उस वृक्ष की एक सौ आठ 
प्रदक्षिणा करे | उतनी ही संख्यां के रत्न या फल दान करे। हे राजन ! 
यह त्रतराज विष्णु को अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला है। आतःकाल 
सोमबती अमावस्या है| तुम उत्तरा से यह ब्रत करवाओ, उसका 
गर्भ जीवित हो जायगा। उसका पुत्र गुणवान्‌ ओर त्रिलोकी में 
विख्यात होगा । 

भीष्मपितामह के ये बचन सुनकर युधिष्ठिरने कहा-इस ब्रत को 
आप विस्तार से प्रकाशित करिए। मनुष्य-लोक में इसको किसने 
प्रकाशित किया और इस त्रत का आरम्भ किसने किया ९ 


भीष्मजी ने कहा--काञ्वी नामकी पुरी सत्र विख्यात हे। वहाँ 
अपने-अपने कम में तत्पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र रहते हैं| 
वह पुरी चाँदी के पहाड़ के समान हवेलियों से सुशोमित है| नगर 
के ख्लरी पुरुष सुन्दर वेष घारण करते हैं, उनसे भी बह शोभित है। 
रूप और चतुरता में श्रेष्ठ वेश्याओं से वह पुरी कुबेर की अलका और 
इन्द्र की अमराबती के समान अलंकृत है| अभि की महापुरी तेजोबती 
के समान वह र्नों से युक्त हे | 

वहाँ रह्ससेन नाम का एक महान्‌ पराक्रमी राजा हुआ | जब वह 
राजा राज्य कर रहा था उस समय अपने कम में तत्पर एक देवस्वामी 
नांम का विख्यात ब्राह्मण वहाँ रहता था | उसकी पत्नी झुशीला 
( अच्छे स्वभाव और अच्छे आचरणवाली ) थी। खत्री का नाम 
धनवती था | उसका यह नाम यथार्थ था। वह ऐसी लगती थी .जेसे 
आकार घारण किये हुए लक्ष्मी ही हो। इस पल्नी ने सात शुभ पुत्रों 
को उत्पन्न किया और एक रमणीय कन्या उत्पन्न की, जिसका . नाम 
गुणवती था। पुत्रों का बियाह कर दिया गया और- वे सुखपूर्वक 


[ २७३ ] 


रंहने लगे, किन्तु कन्या गुणबवती कुआँरी थी और अपने लिये योग्यवरं 
की अभिलाषा रखती थी । 


इसी बीच एक ब्राह्मण भिक्षा के लिए उसके यहाँ आया। वह 
अपने तेज के कारण मूत्तिमान अभि की तरह श्रदीप्र था। दरवाजे 
पर आकर उसने आशीवोद दिया। उसे देखकर देवस्वामी की सातों 
पुत्रवधुएं हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और प्रत्येक से भिक्षा लेकर उस 
ब्राह्मण ने सोभाग्य, संपत्ति ओर अविधवा होने का आशीषाद दिया | 


तदनन्तर माता ने भिक्षा लेकर गुणवती को भो भेजा। उसने 
ब्राह्मण के चरण छूकर उसको भिक्षादान किया। ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद 
दिया कि हहे झुभे ! तुम घर्मेबती होना” गुणबत्ती इस आशीर्बाद को 
सुनकर आश्रययुक्त हुई ओर घर लोट गई। उसने आकर त्राक्षण 
का दिया हुआ आशीबोद माता को सुनाया। धनवती आशीवोद सुनकर 
पुत्री का हाथ ४पकड़के वहाँ आई ओर पुत्री से उस ब्राह्मण को फिर 
नमस्कार करवाया | ब्राह्मण ने उसी प्रकार आशीवोदोच्चारण करके 
उसका अभिनन्दन किया। धनवती ने जब यह आशीवोद झुना तो 
चिन्तित होकर कहने लगी | 

धनवती ने कहा--भगवन्‌ ! आप कृपा करके मेरी बात सुनिए | 
मेरी पुत्री ने जो प्रणाम किया उसका आपने विपरीत ही उत्तर दिया | 
आप बार-बार यही कह रहे हैं कि “भद्रे, तुम धर्मबती होओ /? मेरी 
बहुओं ने जब आप को अणाम किया तो आप ने अविधवा होने 
तथा सुख-सोभाग्य ग्राप्त करने के अच्छे आशीवोद दिये। पर लड़की 
को ऐसा आशीर्वाद क्‍यों दिया ? इसका विस्तारपूर्बक वर्णन करिए | 

 कऋह्मण ने कहा--हें घनवती, तुम धन्य हो ओर तुम्हारा चरित्र 
पृथ्वी' पर .विख्यात है | मैंने तुम्हारी लड़की को यथायोग्य आशीबोद 
दिया है। यह लड़की साप्तपदी के समय विधवा हो ज़ायगी, किन्तु यह 


[ २७६ ] 


अत्यन्त धमोचरण करेगी । तुम्हारे घर जब सोमा आवेगी तब उसका 
पूजम करने मात्र से इसका वेधव्य नष्ट हो सकता है, अतः मैंने इसे 
यह्‌ आशीवोद दिया कि हे शुभे ! तुम धर्मंबती होओ |” यह सुनकर 
धनवती अत्यन्त चिन्तित हुई ओर बार- बार प्रणाम करके दीन वचन 
कहने लगी | 
. घनवती ने कहा--सोमा के आनेसात्र से बेघव्य का नाश हो 
जायगा ! आप जिस सोमा के लिए कह रहे हैं वह कोन है ? उसकी 
क्या जाति है ? वह कहाँ रहती है ? मुझे यह सब बताइए | विस्तार 
के लिए समय नहीं है । 

ब्राह्मण ने कहा--वह सोमा जाति की धोबिन हे और सिंहल द्वीप 
की रहनेवाली है | वह यदि तुम्हारे घर आ जाय तो इसका बेघवय नाश 
हो सकता हे। यह कहकर ब्राह्मण भिक्षा की श्रतीक्षा में अन्यत्र 
चला गया | 

धनवती ने अपने पुत्रों से कहा--हे पुत्रो ! यह गुणवत्ती मेरी कन्या 
और तुम्हारी बहिन है। सोमा के आगमन मात्र सेइ सका वेधव्य नष्ट हो 
सकता है। जिस पुत्र को पिता की भक्ति हो और माता के बचन का. 
आदर हो वह अपनी बहिन के साथ सोसा के लाने के लिए तत्काल 
चला जाय | 

पुत्रों ने कहा--माता, तुम्हारा पुत्रों पर कितना स्नेह हे' यह हमने 
जान लिया | तुम अपने पुत्रों को दुर्गंम देशान्तर में भेज रही हो । उस 
देश के बीच में सो योजन अपार समुद्र पड़ता है। वहाँ जाना अशक्य 
है | हम जाने में समथ नहीं हैं | 

यह सुनकर देवस्वामी ले कहा--सात पुत्रों के रहते हुए भी मैं पुत्र- 
रहित हूँ। पुत्री का वधव्य नष्ट करनेवाली उस सोमा को सें लाऊँगा ! 
ऋफ्रोधपूवंक देवस्वामी जब यह कह रहा था उस क्षण छोटे लड़के 
शिवस्वासी ने नम्न होकर यह कहा--हे महाभाग ! आप ऋष के 


[ २७७ |] 


आवेश के वश में हो गये हैं। मेरे रहते सिंहलहीप और कोन जा 
सकता है ?? यह कहकर वह झट से खड़ा हुआ और पिता को शिरे से 
प्रमाण करके बहिन सहित सिंहल द्वीप को रवाना हो गया। कुछ दिलों में 
समुद्र के तट पर पहुँचा और वहाँ वह समुद्र पार करने का प्रकार 
सोचने लगा॥ 

उसने देखा कि समीप ही एक बड़ा विस्तीणे बरगद का वृघ्ष हे | 
उसके खोखले में एक गृभराज के बच्चे सुख से बेंठे हुए हैं। उस वृक्ष 
के नीचे बेठकर उन दोनों बहिन-भाइयों ने वह दिन बिताया। वह गृभ्र 
बच्चों के लिए भोजन लेकर आया, किन्तु दिये हुए भोजन को भी बच्चों 
ने खाया नहीं । प्रेम से विहल गृप्र ने आकर उनसे पूछा | 

गृध्र ने कहा--पुत्रो ! तुम लोग भूखे हो, किन्तु भोजन क्‍यों नहीं 
कर रहे हो ? मैं तुम्हारे योग्य कोमल मांस लाया हूँ | 

बच्चों ने कहा--इस वृक्ष के नीचे दो मनुष्य बठे हैं। जब तक वे 
भोजन नहीं करते तब तक हम केसे भोजन करें ? यह सुनकर उस गीघ 
की बुद्धि दया से आदे हो गई और वह उन दोनों बहिन-भाइयों के पास 
आकर कहने लगा ! 

गीध ने कहा--आप की इच्छा को मैंने जान लिया। आप यह 
भोजन करिए । में प्रातःकाल ही आपको समुद्र के पार उतार दूँगा | 

रात्रि व्यतीत होने पर सूर्य के उदय के समय वेगवान्‌ ग्रघ्राज ने 
उन दोनों को पार उतार दिया और तब वे सिंहल द्वीप में आकर सोमा 
के घर के समीप बेंठे | 

वे लोग प्रतिदिन सोमा के आँगन को झाड़कर उसके घर को लीप 
दिया करते थे | इस तरह क्रते-करते उन्हें एक वर्ष हो गया | 

- एक दिन सोमा ने अपने बेटों और बहुओं को बुलाकर आश्रये- 

सहित पूछा--मेरे घर में माजेन और लेपन कौन करता है ९ 


[ २७८ |] 


सबने एक साथ कहा--यह्‌ सब काम हमारा है, किन्तु सोमा को 
विश्वीस न हुआ | 

एक दिन सोमा धोबिन रात में चुपचाप बेठ रही | .उसने देखा कि 
एक ब्राह्मणी कन्या उसके घर का आँगन भाड़ रही है। उसी समय 
उसका दुखो भाई आया और आँगन लीपने लगा । सोमा ने उन दोनों 
से पूछा--मुझे बताइए कि तुम लोग कौन हो ? 

उन दोनों ने कहा--हम दोनों ब्राह्मण के लड़के-लड़की हैं | 

सोमा ने कहा--मैं जल गई ! मेरा नाश हो गया ! हाय ! मेरा घर॑ 
भाड़नेवाले ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं। में इस पाप से किस गति को 
प्राप्त होऊँगी | हे आ्ाह्मण ! में तो पापजाति धोबिन हूँ तुम ब्राह्मण 
होकर मेरे विरुद्ध कमे क्‍यों करना चाहते हो ? - 


शिवस्वामी ने कहा--यह गुणबती नाम की मेरी बहिन है और 
बड़ी सुन्दरी है।' सप्तपदी के बीच में इसको बधव्य प्राप्त होगा, किन्तु 
तुम्हारी केवल विद्यमानता से इसका बंधव्य नष्ट हो जायगा। इस 
कारण बहिन के साथ तुम्हारा दासकम करता हूँ । 

सोमा ने कहा--इससे' आगे तुम यह काम न करना | तुम्हारी आज्ञा 
से मैं पहुँचगी | यह कहकर वह घर में गईं और अपनी पुत्रवधुओं से 
बोली--मेरे इस राज्य में यदि कहीं कोई मनुष्य मर जाय तो उसे जब तक 
में न आऊँ, बेसे ही रखना | किसी को किसी प्रकार भी जलाया न जाय। 

बहुओं ने “'तथास्तु' कहा ओर सोमा समुद्र के तट पर गई | उसने 
क्षणभर में ब्राह्मण के लड़के-लड़की को समुद्र के पार उतार दिया और 
स्वयं भी आकाश के सागे से महासमुद्र को पार कर गई | उसके प्रभाव 
से सब लोग एक निमेषमात्र में काम्वी पहुँच गये। 
-. ..धनवती ने सोमा को देखकर दृष्टिद्वरा उसका सत्कार किया | इसी 
बीच शिवस्थासी देशान्तर से अपनी बहिन के सदश वर ढूँढ लाने के 


। 


[३७५ | 


लिए उज्जेन नगरी में गया | वहाँ से देवशमों के पुत्र रुद्रशमों ब्राह्यण को 
लाया जो बहिन के गुणों के अनुरूप था ! 

फिर सोमा धोबिन ने विवाह की सामग्री तयार करवाई और अच्छे 
लप्त ओर नक्षत्र में देवस्वामी ने अपनी कन्या शुणवती का उस गुणवान्‌ 
रुद्रशमों को दान किया | 

जिस समय विवाह के मंत्रों से अप्रि का हवन हो रहा था उस समय 
सप्तपदी के बीच ही में रुद्रशर्मा मर गया। सब बान्धव रोने लगे, 
किन्तु सोमा आकुलतांरहित खड़ी रही। जो लोग वहाँ देख रहे थे 
उनको बड़ा भारी ऋन्‍्दन होने लगा | सोमा ने जल्दी से गुणवती को 
ब्रतराज के प्रभाव से उत्पन्न पुण्य संकल्प करके विधिपुवेक दान कर 
दिया, जो कि मृत्यु को नष्ट करनेवाला है। उस बत्रतराज के प्रभाव से 
रुद्शमों जीवित होकर सोये की तरह झट से खड़ा हो गया | 

इस तरह विवाह की समाप्ति करके ब्रतराज का निवेदल कर धनवती 
से विदा लेकर सोमा घर आई | 

फिर उस सोमा घोबिन ने मरे ब्राह्मण को जिलाकर हषसहित पृणे- 
सनोरथ होकर अपने घर को भ्रस्थान किया | 

इसी बीच उसके घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका पति 
मरा ओर तदनन्तर उसका जामाता मरा। जब वह आ रही थी तब 
'सोमवार से युक्त अमावस्या की तिथि, जो मरे को जिलानेवाली हे, प्राप्त 
हुई। उसी समय सोमा ने एक बूढ़ी ख्री को देखा जिसके शिर पर रूई 
का बोमा लदा था | वह बहुत दुःखी होकर चिल्ला रही थी | ह 

वृद्धा ने.कहा--हे पुत्री ! भेरे सिर पर रखे हुए इस रूई के बोझे कों 
उतार दो! इस रझूई के बोक से पीड़ित होकर सें चिल्ला रही हूँ 
ओर दुःखी हूँ। 

सोमा ने कहा--हे बुढ़िया! आज सोमवती अमावस्या है। में 
आज रूई का स्पशें नहीं करती यह मेरा नियम हे । 


[ २८० | 


फिर सोमा ने देखा कि एक ख्री मूलों ( पेड़ की जड़ों ) का भार 
लिए. हुए उस ओर आ रही है | 
.. उसने भी कहा--हे पुत्री ! यह मूलों का भार बहुत बड़ा है। इसको 
उतारकर जरा ठहरो, में तुम्हारे साथ चढूँगी | 

सोमा ने कहा--आज मैं किसी प्रकार मूल या तूल (रूई ) का 
स्पशे नहीं करती! 

तदनन्तर सोमा ने स्नान करके रास्ते में नदी के तीर पर स्थित 
अश्वत्य के वृक्ष में. विष्णु का पूजन किया और! सश्री की डलियों से 
एक सो आठ प्रदक्षिणाएँ कीं | 

भीष्मजी ने कहा--जब उसने एकान्त में प्रदृक्षिणा की, उसी समय 
उसके जामाता; पुत्र तथा पति तीनों जीवित हो गये। उसका नगर, 
विशेषकर उसका घर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया | तद्नन्तर वह भाग्यशाली 
सोमा अपने घर आई। बह अपने पति, पुत्र और दामाद को जीवित 
देखकर कृतकृत्य हो गई | 

सब पुत्रवधुओं ने उस तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा--हे 
देवि ! तुम्हारे पुत्र, पति, जामाता और बांघब लोग केसे जीवित हो गए 
ओर वे मर केसे गये थे ९ 

सोमा ने कहा--मैंने ब्रतराज का पुण्य गुणबत्ती को दे दिया था। 
उसके फल्नस्वरूप मेरे पति, जामाता, पुत्र मरे और अश्वत्थ में विष्णु 
का पूजन करके मेंने मिश्री हाथ में लेकर जो एक सौ आठ भ्रद॒क्षिणाएँ 
कीं उसके प्रभाव से पति, जामाता और पुत्र जीवित हो गये | हे भत्री 
बहुओ ! तुम सब इस त्रतराज को प्रधानरूप से' करो तो तुम्हें वेधव्य, 
न होगा और सोभाग्य प्राप्त होगा। तद्नन्तर अपनी बहुओं को उसने 
यह त्रतराज' करवाया | इससे पृत्र-पौत्रों सहित बह अनेक . भोग भोगकर 
विष्णुलोक को प्राप्त हुई। हे युधिष्ठिर !. मैंने तुमसे विस्तारपूबक 
यह वर्णन किया। ' ,.. . 


[२८१ |] 


युधिष्ठिर ने पूछा--इस त्रतराज का क्या माहात्म्य है और क्या 
विधि है? हे भीष्सजी, यह न्रत किसको करनां चाहिए--श्वियों को या 
पुरुषों को ? 
भीष्मजी ने कहा--हे पार्थ! जब अमावस्या तिथि सोमवार से 
युक्त हो तब अत्यन्त पवित्र काल होता है, जो देवताओं को भी दुलंभ 
है| इस दिन ब्रत करनेवाला भ्ातःकाल उठकर जलाशय में ख्लान करे। 
स्लान करके मोनसहित रेशमी वस्र पहने और अश्वत्थ वृक्ष के समीप 
जावे। अश्वत्य वृक्ष की जड़ में' सन्त्रसहित भगवान विष्णु की पूजा 
'करे। विष्णुपूजा का मन्त्र यह हे-- 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपायथ सूथ्िस्थित्यन्तकारिणे ६ 
आदिमध्यान्तदीनाय सुमद्रश्रबसते. नम ॥ 
इस तरह पीले वस्च, पीले अक्षत, फल, पृष्प ओर अनेक प्रकार की 
भक्तय बस्तुओं से गोविन्द का पूजन करके उक्त मन्त्र से अश्वत्थ 
का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि अश्वत्थ में अप्नि का वास है ओर 
उसमें भगवान्‌ सदा विराजमान रहते हैं। फिर 'सोमवाराय नमः? 
“सोमाये नमः” इन दो सन्त्रों से भी पूजन करे | इस तरह पूजा-विधि 
सम्पन्न करके प्रदक्षिणा करे। मोती, सोना; चाँदी, हीरा, मणियों के हारा 
अथवा भक्त्य बस्तुओं से भरे हुए काँ से के बतन द्वारा हे राजन ! प्रथक- 
प्रथक्‌ प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इन वस्तुओं को प्रथक-प्थक हाथ में 
लेकर तब तक प्रदृक्षिणा करनी चाहिए जब तक एक सौ आठ न हो जाँय। 
फिर ये वस्तुएं ब्राह्मणों की स्त्रियों को दी जाती हैं। तदनन्तर स्वजनों 
के साथ भोजन करे। हे राजेन्द्र ! यह त्रतराज की विधि मेंने तुमसे 
कही | तुम यह ब्रत द्रोपदी, सुभद्रा और उत्तरा से करवाओ तो उत्तरा 
के गर्भ का बालक शीघ्र ही जीवन आराप्त करेगा । 
 युधिष्ठिर ने पूछा--जिस स्त्री के सम्पत्ति कम हो ओर सोना-मणि 
आदि न हो, वह ब्रतराज का फल किस प्रकार प्राप्त करेगी ? कहिए | 


[ २८२ | 


भीष्मजी ने कहा--वह ख्ली फल, पुष्प, भक््य, भोज्य और वसख्र 
आदि से ग्रदक्षिणा कर सकती है । उसे भी पूर्ण फल प्राप्त होगा | 

युधिष्ठिर ने पूछा--हे पितामह ! अब आप बताइए कि इसका 
उद्यापन केसे करना चाहिए ? उद्यापन करने से क्या फल होता है. और 
न करने से कया होता है? 

भीष्मजी ने कहा--हे युधिष्ठिर ! उद्यापन की शुभ विधि मैं कहता 
हूँ जिसके न करने से ब्रत पूण नहीं होता और त्रत का फल प्राप्त नहीं 
होता | सवतोभद्र मण्डल बनाकर उसके बीच उत्तम घट की स्थापना 
करे। उस पर स्वणनिर्मित विष्णु भगवान्‌ की चतुभुज मूर्ति स्थापित 
करे | मूत्ति एक माशे से एक पल तक की बनाई जा सकती है । सम्पत्ति 
के अनुसार अनेक प्रकार की सामग्रियों से और नेवेद्य पुष्प, धूप, दीप 
आदि से पूजा करे। रात्रि में जागरण करे और पग्रातःकाल होम करे। 
होम पीपल की समिधाओं, खीर और तिलों से' करना चाहिए। फिर 
पुर्णाहति करके दूध देनेवाली गो का दान करे। घी, खीर और लड्‌डुओं 
से बारह ब्राह्मण को भोजन करावे। उनको यज्ञोपवीत, वस्र और 
दक्षिणा दान करे। ब्राह्मणों की ग्रदक्षिणा करे और भक्तिपूषेक उनका , 
आदर करके प्रथ्व्री पर दण्डबत्‌ प्रणाम करे। तदनन्तर उनसे प्राथना 
करके उनका विसर्जन करे | ( ब्रताक में भविष्योत्तरपुराण से ) 

अभ्यास 
( १ ) सोमवती अमावास्या किस दिन होती है! 
( ३२ ) सोमवती अमावार्या को क्‍या करना चाहिए? विशेषतः इस ब्रत का 
अधिकारी कौन है! 
( ३ ) इस दिन मौनपुवंक ज्ञान, अश्वत्यपूजन, विष्णुपुजण और दातव्य 
वस्तुओं की १०८ संख्या का प्रयोजन समझाइए । ह 
( ४ ) कथा का सारांश कहिए । 


+ अब्ममाण ७ पुडितमणनपन्‍्भ 


[ २८४ ] 


के हाथ से निकाले की अपेक्षा अपने हाथ से निकाला हुआ, निकाले हुए 

“अपेक्षा जमीन में भरा हुआ, भरे हुए की अपेक्षा बहता हुआ, 
( साधारण ) बहते हुए की अपेक्षा सरोवर का; सरोवर की अपेक्षा नदी 
का; अन्य नदियों की अपेक्षा गद्स्‍डा का और गन्जा की अपेक्षा भी समुद्र 
का जल पवित्र माना जाता है | 

तीन दिन अथवा एक दिन उपवास करके स्लान-दानादि का ग्रहण में 
महाफल है, किन्तु संतानयुक्त गृहस्थ को ग्रहण और संक्रान्ति के दिन 
उपवास नहीं करना चाहिए | 

यद्यपि ग्रहण के समय सभी ब्राह्मण पवित्र माने गए हैं। उनमें 
पात्रापात्र का विवेक नहीं किया जाता, तथापि सत्पात्र को दान करने से 
अप्लिक पुण्य होता है | 


ग्रहण में यदि श्राद्ध करना हो तो आमश्नाद्ध अथवा हिर्प्यश्राद्ध 
करना चाहिए | 

ग्रहण में श्राद्ध खानेवाले को महादोष बताया गया है | संपन्न लोगों 
के लिये अहण के समय तुलादानादि भी करने की विधि हे | 

प्रहण में मन्त्रदीक्षा ले तो मुहत्ते देखने की आवश्यकता नहीं हे । 

सूर्यग्रहण में चार प्रहर पूरे और चन्द्रभ्रहण में तीन प्रहर पूर्ष स्वस्थ 
और शक्त लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए । बूढ़े, बालक और रोगी 
एक भ्रहर पूष खा सकते हैं। ग्रस्तास्त श्रहण होने पर सू्थ या चन्द्र, 
जिसका ग्रहण हो उस, का पुनः शुद्ध विम्ब देखकर भोजन करना 
चाहिए | ; 

ग्रहण क्‍या है ? 

सूर्य पर चन्द्रमा की और चन्द्रमा पर प्रथ्रिवी की छाया का नाम 

प्रहण हैः ह क्‍ 


[ २८५ | 


बात यह है कि चन्द्रमा पथिवी का उपग्रह है! वह प्रथिवी के 
चारों तरफ फिरता है। अमावस्या के दिन वह सूय ओर प्रथिवी के 
बीच में रहता हे। जहाँ वह दिन के समय सूर्य ओर प्थिवी के बीच 
आ जाता है वहाँ सूये चन्द्रमा से आच्छादित हो जाता है। तब 
सु्य का प्रकाश प्रथिवी पर नहीं पड़ता अथवा कम पड़ता है। यही 
सूर्यग्रहण है ओर इसी कारण यह अमावस्या के दिन ही होता है | 


भूगोल पढ़नेवाले जानते हैं कि चन्द्रमा सूर्य से श्रकाश अहण करता 
है। उसका जितना भाग सूर्य के सामने रहता है वह चसकता 
रहता है और जितने भाग और सूर्य के बीच में प्रथिवी की छाया रहती 
है वह नहीं चमकता । पूर्णिमा की रात को सूर्य-चन्द्रमा दोनों आमने- 
सामने रहते हैं, अतः चन्द्रमा पूरा चमक उठता है । उस रात को यदि 
प्थिबी की चन्द्रमा पर छाया पड़ जाती है तो वह चन्द्रआअहण होता 
है। पूणचन्द्र पूर्णणा को रहता है अतः चन्द्रमहण पूणिमा को ही 
होता हे | 


ग्रहण पृण्यकाल क्यों ओर उस समय अपवित्रता क्‍यों १ 


कहा जा सकता है कि ऐसी साधारण बात के कारण इतना बड़ा 
पुणयकाल मानना ओर खानादि का इतना आडम्बर करना क्‍या उचित 
है ? बहुतेरे आधुनिक लोग तो इन बातों को छोड़ भी देते हैं। इसका 
' सबसे प्रथम तो उत्तर यह है कि पुण्य कया है ओर पाप क्या हे इसका 
ज्ञान शाखों द्वारा अथोत्‌ केवल ऋषिवचनों से होता है। जब तक 
तपस्या और योग द्वारा बुद्धि निर्मल नहीं हो जाती, जिसे योगदशेन में 
ऋपतस्भरा प्रज्ञा कहते हैं वह जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक इन 
अलोकिक पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, अतः साधारण मानव को 
तके के चकर में न पड़कर शाख्लाज्ञा के अनुसार ही पुण्य-पाप का 


[ २०६ |) 


निर्णय करना चाहिए | अतएव भगवद्वीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
आज्ञा है कि-- 
तस्माच्छारं प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ( ९६१२४ ) 


अथोत्‌ कत्तेव्य और अकत्तंव्य की व्यवस्था में शाख्र ही प्रमाण हैं । 
इसलिए यद्यपि ऐसी बातों में केवल युक्ति के द्वारा निर्णय उचित नहीं 
है, तथापि आधुनिक बिचारों से विप्लुत आस्तिकों के समाधानाथे 
शाखानुसार विचार किया जाता है-- 


पहले (संबत्सरोत्सव के प्रसंग में ) बताया जा चुका है कि 
समस्त प्राणियों के जीवनाधार अग्नि ओर सोम हैं. ओर उनके मूलाधार 
हैं सूथ और चन्द्र । सूये और चन्द्र का प्रकाश यथावत्‌ मित्रते रहने 
से जीवन की सब श्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। उनके कार्यों में यदि 
विन्न होगा तो उसका प्राणियों पर भी असर होगा ही । जब ग्रहण होता 
है तब सूये और चन्द्रमा की किरणों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ना थोड़ी 
देर के लिए बंद हो जाता है | इस का प्रभाव अप्रि-सोम द्वारा संचालित 
प्राणिजगत्‌ पर भी पड़ता है और सूर्य-चन्द्र को किरणों द्वारा जो 
सूक्ष्म तत्त्वों में' हलचल होती रहती है वह भी उस समय बन्द हो 
जाती है। इसका परिणाम यह होता है' कि जो अच्छे-बुरे कार्य मनुष्य 
करता है, जिनसे पवित्रता और अपविन्नता बढ़ती है' उनमें भी परिवतेन 
नहीं होता; अतः ऐसे समय जो पुएय अथवा पाप काये किये जाते हैं 
वे स्थिर हो सकते है। एतदर्थ सूर्य-चन्द्र-अहण में पवित्र होकर 
घुण्यकाय किये जाते हैं और अपवित्रता-सम्पादक अथवा शारीरिक 
क्रियाओं सें' संचलन करनेवाले भोजन्नादि कम छोड़ दिये जाते हैं | 
यदि इसके विरुद्ध आचरण किया जाय तो शारीरिक तथा मानसिक 
सभी क्रियाओं सें विन्न-बाघा हो सकती है । ऊपर बताया जा चुका है 
कि महण शारीरिक तत्त्वों के अपरिवेत्तेन का समय. है। ऐसे समये जो 


[, २४७: | - 


अपबित्र तत्त्व शरीरादि पर पड़ गए हों वे स्थिर न हो जाँय, इसलिये 
उसके अनन्तर सचेल स्लानादिक विहित हैं | ४ 

कहा जायगा कि तब ऐसी छाया तो बादल आने पर भी हो 
जायगी और किरणों में श्रतिबन्ध भी हो ही जायगा; फिर बादल हो 
जाय तब भी शाखालुसार ग्रहण क्‍यों न माना जाय ? ओर बादल हो 
जाने पर ग्रहण क्‍यों माना जाय ? पर ऐसी बात नहीं है । बादल भाष 
आदि तरल और विरल पदार्थों से बनते हैं; अतः वे न किरणों के 
सुद्ष्म प्रभाव को रोक सकते हैं; न उसकी रुकावट में पुनः संचार पदा 
कर सकते हैं, अतः शास्त्रों ने बादल आदि के कारण ग्रहण न मानने का 
निषेध उचित ही किया | 


अब यह प्रश्न रह जाता है कि जब चन्द्रमा के ओर प्रथ्वी के 
आच्छादन का नाम ही ग्रहण है तब चन्द्रमा और सूर्य राहु के आस हो 
जाते हैं इस कथन का क्या अथ हे ? यह बात भी शास्त्रों पर अच्छी 
तरह विचार करने से समर में आ जाती है | ज्योतिषशासत्र के अनुसार 
नौग्रहों में से सात प्रकाशग्रह हैं और दो ( राहु ओर केतु ) तमोग्रह 
हैँ। वास्तव में सब प्रकाश सूर्य का है| अन्य अह उसी से अकाश श्राप्त 
करके प्रथिवी को श्रदान करते हैं। किन्तु सू्यसहित ये सातों ग्रह 
प्रकाशप्रद हैं अतः इन्हें प्रकाशभ्रह कहा जाता है और राहु तथा केतु 
( जो एक ही ग्रह के दो भाग हैं ) केबल अन्धकार-हूप हैं। उनका 
काम प्रकाश को रोकना मात्र है, अतः उन्हें तमोभ्रह कहा जाता है | 
चन्द्रमा पर प्रथिवी की छाया और सूय पर चन्द्रमा की छाया भी प्रकाश 
'क्वा प्रतिबन्ध करती है, अतः उसे भी राहुरूप माना जाता है! राहु! 
शब्द का अर्थ भी यही है कि जो चन्द्र और सूर्य को तेजरहित करे | 
उनमें से चन्द्रमा की छाया ग्रोल पड़ती है अतः उसे शिररूप ओर 


. , १. 'रहयति भुक्त्वा चन्द्राों राहु? ( क्षीरस्वामी ) 





[ २८८ | 


प्रथिवी की छाया लंब-त्रिकोण-रूप पड़ती है, अतः उसे घड़रूप कहा 
जा स़कता है। यही राहु के दो भाग राहु और केतु-रूप कहे जाते हैं. । 
तदनुसार ही पुराणों की कथा है। अतः शाख््रवचनों में व्यर्थ संदेह 
नहीं करना चाहिए | 


कथा 

जिन ( शिवजी ) के चरणों को देवताओं के मुऊुठों ने ( नित्य 
प्रणाम करने में मुकुटों का चरण से स्पशे होते रहने के कारण ) घिस 
रखा है वे शिवजी भी जिन्हें उदय ओर अस्त होते समय हाथ 
जोड़ते हैं उन तेजोनिधि सूर्य की जय हो | 

श्वेतवर्ण चन्द्रमा और काले रंग के राहु की शरीर-कान्तियों से गंगा 
और यमुना के जल के समान आकाश की वह कांति हमारा कल्याण 
करें जो समग्र जगत्‌ की पापराशि का नाश करनेवाली है | 


भौरों के कुण्ड के समान नीला; कोयल के समान काला, जल भरे 
हुए मेघ के समान वर्णवाला, सर्प और बैदूये सणि की सी कांतिवाला 
तथा चन्द्र-सू्य का मर्दंन करनेवाला वह राहु तुम्हारी रक्षा करे, जो ऐसा 
प्रह है कि जिसका स्वरूप चरणहीन हे | 

प्रहण के स्पशे के समय स्नान और जप करना चाहिए, मध्य में 
होम और देवपूजन करना चाहिए और सूयय-चन्द्रमा का मोक्ष होते समय 
दान देना चाहिए। ग्रहण के निवृत्त होने पर सरसों आदि पदार्थों से 
स्नान करना चाहिए । ग्रहण का दोष निवारण करने के लिए सरसों, 
कुछ, दोनों प्रकार की हल्दी, लोध, चण्डा, रामा, जवासा, श्रियद्ः और 
देवदारु से युक्त स्नान करिए। ऐसा स्नान करने से सूयोदिक सब ग्रह 
शुभप्रद हो जाते हैं । 

चन्द्रमा और सूये के ग्रहण के दिन पत्र, तिनके, लकड़ी और फूल 
नहीं तोड़ना चाहिए; केश ब्‌ वस्ध नहीं निचोड़ने चाहिएँ तथा दन्‍्तधावन 


[ २८९ | 


नहीं करना चाहिए। महण के समय सोने से अंधा होता हैं, विष्ठा-मूत्र 
करने से गाँव का .सूअर होता है, मेथुन से कोढ़ी होता है और भौजन 
करनेवाला वंशद्दीन हो जाता है | 

ग्रहण के समय गोदान करने से सूर्यलोक में जाता है, बछुडा दान 
करमे से शिवलोक में जाता है, घोड़ा दान करने से बैकुण्ठ में जाता है, 
हाथी दान करने से निधियों का स्वामी होता है । सुबर्ण दान करने से 
ऐेश्वय ओर बहुत धन प्राप्त होता है, बस्र दान करने से राज्य प्राप्त होता 
है, प्रथ्वी दान करने से इन्द्रज्ञोक में जाता है और मैंस दान करने से 
यमलोक में नहीं जाता | क्‍ 

जब सूर्य का अहण हो उस समय सब जल गंगाजल के समान हैं, 
सब ब्राह्मण व्यासजी के समान हैं ओर सब दान सोने के समान 
हैं। अन्य देश की अपेक्षा शुभ तीर्थ में रहण के समय रहने से त्रिगुण 
या दिगुण पुण्यवृद्धि होती है । 

चन्द्रअहण के समय कुरुक्षेत्र में करोड्गुना पुण्य होता है और 
| सूर्यग्रहण के समय उससे भी दसगुना पुण्य होता है । 

प्रहण के समय मन से सत्पात्र को उद्देश्य करके जल में जल डाल 
देना चाहिए | ऐसा करने से देनेवाले को उसका फल प्राप्त होता है और 
लेनेवाले को उसका दोष नहीं लगता | 

प्रहण के समय ताला खोलना आदि कार्य नहीं करना चाहिए | यदि 
ख्री गर्भयुक्त हो तो शक्ल रहती है कि अहण की छाया पड़ने से संतान 
अंगहीन होगी, अतः नारियल, पश्चरत्र, सुवण और सातों घान्‍्य संकल्प 
करके दान करनां चाहिए | इस दान से वन्ध्या को भी पुत्र होता है | 

सूयप्रहण में अहण से पूषे चार पहर और चन्द्रमहण में तीन पहर 
भोजन नहीं करना चाहिए | किन्तु बालक, वृद्ध और रोगी के लिए 
यह नियम नहीं है | 

१६ भा० ब्र० 


[ २९६० ] 


जिस दांन का पहले से संकल्प किया हो वह ग्रहण से पहले दे दिया 
जाता है। यदि लोभ के कारण न दे तो हजारगुना हो जाता है। 
सत्पात्र ब्राह्मण को जो दान वाणी या मम से दिया हो उस्र दोन को ऋण 

के समान चुर्का देना चाहिए; अन्यर्था नरक में जाता है। 
( व्रताक में आदित्यपुराण से ) 


अभ्यास |; ,.. |; 

( १ ) ग्रहण का पुण्यकाल कब होता है ? शा 

( २ ) अ्स्तोदय और गह्तास्त होने के समय आँखों से न दिखाई देने पर 
उतने समय तक क्यों नहीं माना ज़ाता और बादल होने पर आँखों से 
न दिखाई देने पर भी क्यों माना जाता है ? 

( ३ )अहण क्या है १. ' 

( ४ ) अहण पुण्यकाल क्यों और उस समय अपवित्रता क्‍यों १ 

६५ ) राहु-केतु क्या हें ओर पुरुणों में उनसे ग्र हण. का संबन्ध क्‍यों 
माना गया हू £ 


. परिशिष्ठ 


यज्ञ-दान-तप 
[ भारतीय ब्तोत्सव के परिशिष्ट रूप में यह “यज्ञ-दान-तप” नामक लेख 
(दिया जा रहा है। भारतीय घतोत्सव केवर मेला छगाने की वस्तु नहीं है। उनमें 
चंस्तुतः यही कार्य होते हैं, अतः इस पुस्तक के अध्येताओं को यह लेख अवश्य 
पढ़ना चाहिए । बिना यज्ञ, दान, तप के समझे आज के बतोत्सव, केवल तमाशा 
हो गए हैं। भगवान भगवद्दीता में कहते हैं-- 
यज्ञों दान॑ तपश्चेव पावनानि मनीषिणान्‌ । 


अर्थात्‌ यज्ञ, दान और तप बुद्धिमानों को पवित्र करनेवाले हैं। उनका यथार्थ 
स्वरूप इस लेख के द्वारा समझ में आ सकेगा | पढ़कर देखिए । ] 


(१) यज्ञ । 

“यज' धातु से भावाथथक “नडः प्रत्यय लगाने से यज्ञ शब्द बनता हे, 

अतः जो यज धातु का अर्थ है वही यज्ञ शब्द का भी अथ है, क्योंकि 
धातु के अर्थ को हो भाव कहा जाता है। यज्‌ धातु के व्याकरण के 
अनुसार तीन अथे हैं--देवपूजा, देवसंगतिकरण और देवाथक दान, जेसा . 
कि “यज्‌ देवपूजासंगतिकरणदानेघु' इस घातुपाठीय विवरण से सिद्ध है ॥ 
अब यहाँ यह समझना चाहिए कि पूजा, संगतिकरण और दान 

+ क्या हैं | वास्तव में' ये तीनों दान ही हैं। अनपेक्षित ( अथोत्‌ लेनेवाले 
की अपेक्षा से रहित ) दान का नाम पृजा हे; क्योंकि पूज्य की पूजा 
उसकी अपेक्षा देखकर नहीं की जाती, किन्तु अपनी श्रद्धा प्रकट करने 
के लिए की जाती है। परस्पर की अपेक्षा होने से ( नवीन बस्तु के 
उत्पादनाथे ) जो एक दूसरे में मिला दिए जाते हैं. उसे संगतिकरण 


[ २९२ ] 


कहते हैं; और लेनेवाले की अपेक्षा देखकर दिए जानेवाले दान को दान 
कहा जाता है । यद्यपि सूचम रूप से देखा जाय तो ये तीनों दान प्रद्येक 
यज्ञ में अवश्य रहते हैं. तथापि स्थूल रूप से देखने पर किसी यज्ञ में 
ये तीनों दान प्रधान रूप से होते हैं, किसी में दो ओर किसी में एक ही। 

उदाहरण के लिए जह्ययज्ञ (वेदाध्यापन) को ही लीजिए | उसमें स्थूल 
रूप से यही प्रतीत होता है' कि गुरु शिष्य को अपेक्षित विद्या का दान 
करता है; किन्तु वास्तव में' वहाँ भी तीनों दान हैं। शिष्य जो गुरु की 
झुश्रषा करता है यह पूजा है, गुरु जो शिष्य को पढ़ाता है यह दान है. 
और गुरु और शिष्य के ज्ञान का संगतिकरण भी है। भगवद्गीता के 
विविध यज्ञों को समझने की यही कुंजी है। इसे न सममने के कारण 
केवल अभि में आहुति मात्र को यज्ञ समभनेवाले उन यज्ञों का अर्थ 
ही नहीं समझ पाते । 

यहाँ यह भी समझना आवश्यक है. कि 'दिवपूजा” आदि में जो 
देव शब्द है. वह विग्नहधारी ( शरीरयुक्त ) इन्द्रादि देव तथा उपनिष- 
दुक्त तेतीस देव दोनों के लिए है, अतः प्रथिबी, जल, अप्नि, इन्द्रिय, 
मन आदि तत्त्वों का पररुपर संगतिकरण भी यज्ञ कहलाता है | 


कहा जायगा कि जब तीनों प्रकार के दान का नाम ही यज्ञ है तब 
दान और यज्ञ में क्या भेद रहा ? इसका उत्तर यह है कि दान में' केवल 
लेनेवाले की अपेक्षित वस्तु का अपने द्वारा त्याग ही रहता है, किन्तु 
यज्ञ में संगतिकरण की प्रधानता रहती है। यज्ञ में. यद्यपि दान रहता 
है. तथापि उस पर विशेष दृष्टि नहीं रहती, संगतिकरण पर ही विशेष 
दृष्टि रहती है| यही दान और यज्ञ में भेद है | 

अतणव यज्ञ एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कुछ वस्तुओं, 
के संगतिकरण ( मिश्रण ) द्वारा अन्य अपेक्षित वस्तुएँ सिद्ध होती हैं | 


१. . अध्यापनं ब्रह्मयज्ष० ( मनु 8७० ) 


[ २९३ ] 


उदाहरण के लिए सोचिए कि--कहीं चातुमोस्य में वृष्टि नहीं हो 
रही है। इसका कारण यह है कि जो जल आठ महीनों तक भाप 
अनकर सूय की किरणों ढवारा आकाश में ले जाया गया है उसको द्रुत 
करनेवाले पदार्थ की आकाश में कमी है । अब यदि “कारीरी” इृष्टि 
( छोटा यज्ञ ) द्वारा मन्त्र शक्ति और विहित सामग्री के सूक्ष्म भागों 
से यह द्रुत करनेवाला तत्त्व आकाश में पहुँचा दिया जाता है तो अन्त 
रिक्षमत भाप द्रत होकर ( पिघलकर ) बरस पड़ेगी। यही बात 
युत्रेष्टि प्रश्नति यज्ञों में भी है | उनके द्वारा भी पुरुष अथवा स्त्री में जो 
कमी होती हे, जिसके कारण सन्तान उत्पन्न नहीं होती, उसकी पूर्ति 
कर दी जाती हे । पन्न महायज्ञादि नित्य यज्ञ भी इसी प्रकार कमियों 
की पूत्ति करते हैं | 


परन्तु यह पूर्ति कमेसादुगुस्य पर अवलम्बित है। यदि अपेक्षित 
सामआ,ी और मन्त्रशक्ति का यथार्थ उपयोग हो तो ऐसा कभी नहीं हो 
सकता कि वृष्टि अथवा पुत्रादि की प्राप्ति न हो, किन्तु यदि कर्मबेगुण्य 
. हो गया और अन्तरिक्ष आदि में वृष्टि-आदि-सम्पादक तत्तत उत्पन्न नहीं 
(किए जा सके तो कुछ फल नहीं होगा । और सामग्री आदि में विपयंय 
हुआ तो विपरीत फल भी हो सकता है | अतएवं भगवान्‌ ने मगबद्गीता 
में विधिहीन यज्ञ को तामस ( १५११३) और तामस कसे का फल 
अज्ञान ( १४-१६ ) तथा तामसों की अधोगति ( १४-१६ ) बतलाई है । 


आजकल जो कई लोग यज्ञ-यागादि विधिपूषक न करने पर भी 
विधिहीन यज्ञ से फल्सिद्धि न होती देखकर शाल्तरों पर अविश्वास 
करते हैं इस में शास्रों का नहीं, किन्तु कर्म-बेगुण्य का ही दोष है। जेंसे 
चावल, पानी और अग्नि के उत्तम होने पर भी रसोई करनेवाले के 
विधिज्ञ न होने पर भात बिगड़ ही जायगा उसी प्रकार विधि-हीनता 
होने पर यज्ञ-यागादि कर्मों से भी कामनासिद्धि दुष्कर ही है | 


[ २९४ ] 


यह ब्रात सामग्री के विषय में ही नहीं, किन्तु ;मस्त्रों, के विषय में 
'भी है। यज्ञ में जितना महत्त्व सामग्री का,है उससे. भी; अधिक 
'महत्त्व मंत्रों का है। अतएव व्याकरण के परमाचाय पाणिंनि शिक्षा? 
में लिखते हैं क-- कै | 
| मन्त्रो हीनः रचरतो चर्णतो वा मिथ्या अयुक्तो न तमर्थभाह |. , 
 स वाग्वज़ो यजमान हिनस्ति यथेन्द्रशन्रुः स्व॒रतोडपराधात्‌ ॥ | 
अथोत्‌ मंत्र यदि स्वर ( उदात्त आदि ) से अथवा वणे ( अक्षर ) से 
हीन हो तो बह मिथ्याग्रयुक्त हो जाता है, अतः उस अर्थ को ( जिसके 
लिए मंत्र का प्रयोग किया गया है ) नहीं कहता | ऐसा वाणी-रूपी बज् 
यजमान ( यज्ञ करनेवाले ) को नष्ट कर देता है, जेसे कि (इन्द्रश्ञः 
शब्द ने स्वर का अपराध होने से (बृत्र को नष्ट कर दिया )। 
मंत्रों के विषय में पूछा जा सकता है कि पूर्वोक्त भाव के दृष्टान्त से 
सामग्री के बेगुश्य की बात तो' समझी जा सक़ती है, पर मन्त्रों की 
अशुद्धता और शुद्धता से परिणाम की विपरीतता का . क्‍या संबन्ध 
इसका उत्तर यह है कि आजकल रेडियो के युग सें यह प्रश्न उचित 
नहीं | कारण, 'वाचीमा विश्वा भुबनान्यर्पिता (ये सब लोक .वाकतर्त्व . 
में निहित हैँ )” इस श्रुति क़ा अथे आज शरत्यक्षसिद्ध है। अब , यह 


१. थह आख्यायिका क्ृष्णयजुर्वेद की तेत्तिरीय संहिता के द्वितीय काण्ड के 
पंचम अपाठक में है, जिसका 'अति संक्षेप यह है कि-त्वश्टा के पुत्र ( विश्वकर्मा ) 
इन्द्र के पुरोहित थे। इन्द्र ने'उनको परोक्ष में असुरों को भाग देते जानकर' उनके 
तीनों सिर काट दिए । इससे त्वषश्टा ऊद हुआ और उसने 'इन्द्र का मारनेवाला 
पुत्र हो! इस इच्छा से इन्द्रशत्रुः शब्द्र का अ्योग करके यज्ञ,किया | इन्द्रशंत्नौ 
शब्द का तत्युरुष समास के अनुसार “इन्द्र का मारनेवाला? अथ होता है और 
बहुव्रीहि समास के अनुसार, इन्द्र जिसका मारनेवाला हो? यह अर्थ: होता, है, 
ऋत्विजों ने. तत्पुरुष के स्थान पर बहुत्रीहि का स्वर कर दिया। परिणाम यह हुआ) 
कि इन्द्र न मर सका और यज्ञ से उत्पन्न बत्रासर मारा गया । 


8 





+ 
“हे 
हु 


[ २९४. | 


निश्चित हो गया. है कि हम जो शब्दों! का उच्चारण करते हैं' उसके कारण 
विश्वभर में व्याप्त उस वाक्तत््व में स्पन्दन होता है! अतणव हज़ारों 
कोसों पर बेठे ,हम अन्य देशों के समाचार सहज ही सुन लेते हैं । 
इसी वाकतत्त्वं के स्पन्दन द्वारा यज्ञ की सामग्री के सूद्म अंश भी: 
प्रभावित होते हैं ओर वे मन्त्ररूपी वाक के स्पन्दन द्वारा ही यथास्थान 
देवादि को पहुँचाए जाते हैं। अतः मंत्रों को जो इतना महत्त्व दिया 
गया है वह उचित ही है । 


.._ इसी अकार देश-काल तथा कत्तो-क्रिया आदि का भी याज्ञिफ कर्मो 
के साथ पूर्णतया वेज्ञानिक संबन्ध है | हम देखते हैँ कि उत्तम से उत्तम 
भी बीज यथोचित देश-काल के विरुद्ध ओर अनभिज्ञ द्वारा उचित क्रिया, 
से रहित बोया जाय तो वह यंथार्थ फल नहीं देता। वहीं बात यज्ञादिक 
कर्मों में भी है । इसी कारण देश-काल की शुद्धि, कतों की अधिकारिता 
ओऔर क्रिया की यथाथ ता परं शाख्रों में इतना बल दिया गया है| 

इस यज्ञविधि को बस्तुतः तो स्वयं प्रकृति और प्रथिवी जल आदि 
उपनिषदुक्त देवों ने किया हे, अतणव वेद कहता है यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
देवा: और आज भी यह यज्ञविधि (प्रकृति की रासायनिक प्रक्रिया) होती 
रहती है अतएवं भगवान्‌ भगवद्दीता में कहते हैं कि-- 


सहयज्ञाः ग्रजाः स॒ष्द्वा पुरोवाच गजापतिः । 

/ », अनेन प्रसविष्यध्वमेष ,वो5स्त्विषकामधुक्‌ ॥ ( भू. गी. ३॥१० ) 

अथोत्‌ प्रजापति ने पहले सृष्टि के आरम्भ में ही यज्ञसहित प्रजाओं 
« को उत्पन्न करके कहा कि तुम इस (यज्ञ ) से प्रसव करोगे ओर यह' 
तुम्हारी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण ,करनेवाला हो । जिसका अभिप्राय 
यह है कि प्रजापति की सृष्टि में सभी संतानें उत्पादन की शक्ति तथा. 
अभीष्ट. कामों की पूति की योग्यता स्खती हैं। यह श/क्त और यह 
योग्यता यज्ञसहित .होने के. ही कारण है ,जो.इस यज्ञ-अ्रक्रिया से 


[ २९६ ] 


परिचित होंगे वे नवीन वस्तुओं का उत्पादन और अभीष्टों की पूत्ति 
कर सकेंगे | 

बैदिकों की यज्ञप्रक्रिया और वेज्ञानिकों की रासायनिक अक्रिया इस 
अ्कृतिसिद्ध यज्ञ के कारण ही सिद्ध होती है । ह 


|] 


(२) दान 

दान का हमारे शास्त्रों में, बड़ा महत्त्व बताया गया है। बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में एक बड़ा सुन्दर उपाख्यान है| उसमें लिखा है. कि-- 

न्रया ह आरजापत्याः प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचयमूषुदेवा मनुष्या असुराः । उषित्वा 
ब्रह्मचर्य देवा ऊचुब्रेंवीतु नो भवानि'ति। तेम्यो देतदक्षरमुवाच “द”ः इति। 
व्यज्ञासिश्रर इति “व्यज्ञासिष्मेशति होचुदोम्ययेशति न आत्येत्यो'मिति होवाच 
व्यज्ञासि'शेति । 

अथ हैन॑ मनुष्या ऊजुब्रेवीतु नो भवानिशति। तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाव “द? 
इति। “्यज्ञासिश”ः इति <“व्यज्ञासिष्मेतति होचुदततेति न आत्ये'त्यो'मिति 
होवाच “्यज्ञासिश्टे/ति । 

“अथ हैनमसुरा उल्ुबत्रवीतु नो भवानि!ति तेभ्यों हैतदक्षरमुवाच द” इति॥ . 
व्यज्ञासिष्टा' इति “्यज्ञासिष्मेशति होचुद्यध्वमिति न आत्ये”त्यो'मिति होवाच 
“्यज्ञासिष्ति । तदेतदेवेषा देवीवायनुवद॒ति स्तनयिल्लुदे-द-द” इति दाम्यथ, 
दत्त, दयध्वमिति । तदेतत्‌ त्रय शिक्षेद्‌ दम, दानं, दयामिति ।? बृहदारण्यक (५१) 

इसका सार यह है कि अ्रजापति ( सृष्टि-कत्तो--विधाता ) के पुत्र 
देव (देवी सम्पत्तिवाले सत्पुरुष ), मनुष्य ( साधारण प्रकृतिवाले 
थुरुष ) और असुर ( ऋरता-प्रधान हिंसक पुरुष ) तीनों ने पिता भजा- * 
यति के पास त्रह्मचय रक्‍्खा--अथोत्‌ शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपस्थित 
हुए । ब्रह्मचये पालन करने के बाद सब से पहले देवों ने प्रजापति से 
जाकर कहा--हमें उपदेश दीजिए ॥ प्रजापति ने इसके उत्तर में: केबल 
शक अक्षर कहा 'द” ओर पूछा 'समसक गये ?! देवों ने कहा-- हों, समझ 


[२९७ |] 


गये |? 'क्या समझे ?? उन्होंने कहा--आप हमसे यह कह रहे हैं कि 
“दमन ( मन और इन्द्रियों को बश में ) करिए !? प्रजापति ने कहा--हों, 
पतुम समझ गये !” 
फिर मनुष्ये पहुँचे । उन्होंने भी वही प्रश्न किया | उसके उत्तर में भी 
अजापति ने वही “द” अक्षर कह दिया और पूछा 'क्या समझे ९” मनुष्यों 
'ने कहा आप हमसे कह रहे हैं कि दान करिए |” प्रजापति ने कहा-- 
हाँ, तुम समझ गये ।! 
इसके बाद अप्तुर गये | उन्होंने भी वही प्रश्न किया और प्रजापति 
'ने वही 'द” अक्षर कह रिया ओर पूछा 'क्या समझे ?? उन्होंने कहा-- 
आप कहते हैं कि दया करिए |? प्रजापति ने कहा-- हाँ, सममझक गये ! 
इसी बात को बादल “दू-दू-द” इस प्रकार गरजकर प्रजापति के 
शब्द का अनुवाद करता हुआ ( सानो ) कहता है. कि दमन करो 
( इन्द्रियों को जीतो )) दान करो और दया करो |!” इसलिए भ्रत्येक 
"मनुष्य को दम, दान ओर दया ये तीन वस्तुएं सीखनी चाहिए ! 
इस उपाख्यान में देवों ( उत्कृष्ट पुरुषों ) के लिए इन्द्रियजय ओर 
'असुरों ( ऋरताप्रधान हिंसक पुरुषों ) के लिए दया का उपदेश हे, 
पर सबंसाधारण मनुष्यों के लिए दान का उपदेश हे । अतः यह सिद्ध 
हुआ कि श्रुति के अनुसार दान ऐसी वस्तु हे जो सब किसी मनुष्य 
“को करना ही चाहिए। भगवान्‌ ने भगवद्दीता में इन्हीं तीनों बातों को 
यों लिखा है कि--- 


'कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रय॑ त्यजेत्‌ । 
( दम के विरोधी ) काम, ( दया के विरोधी ) क्रोध ओर ( दान के 
विरोधी ) लोभ को छोड़ देना चाहिए ( यही तीनों नरक के द्वार हैं ) 
भगवान ने यहाँ काम और क्रोध के त्याग को पहले और लोभ के 
स्याग को बाद में लिखकर यह सिद्ध किया है कि काम, क्रोध छोड़ 
“देने पर भीयदि लोभ न छूटा तो सब व्यथ है | 


[ २९८ ] 


श्रीमंद्भागप्नत में मी. इस लोभ के जय की -कांम और करोघ्र' के जय 
"से भी विज्रेष सहत्त्व द्विया. हैना , + 5 - 
'कामस्यान्त च. छ्षुत्तड॒भ्यां क्रोधस्येतत्फलोदयातू । 
, जनों! ग्राति न लोभस्य॑ जित्वा भुक्त्वा दिशो भुंचः 7, 
हि ( श्रीमद्भागंवत -४१.३॥२० , ) 
. - अर्थात; मनुष्यःकांम का . अत्त छुथां और ठषा से ( निबल होकर ) 
पा जाता है, जब रोटियाँ ही नहीं मिलतीं तो सारी इच्छाएँ अपने-आप 
शान्तर हो जाती हैं. भर. क्रोधे.का' अन्त उसका फलोइन् होने से ( मार- 
पीद, खूनःखंचर हो' लेने पर थककर ) पा जाता है, पर लोभ का अन्त 
पृथ्वी की सारी दिशाओं को जीतकर भी नहीं पाता' मा 
,. इस लोभ के जीतने का श्रीमद्भागवत में ए%/मात्न उपाय तताता 
गयाहै-”- , .. « ' पे ' 
..., , ,, अअर्थानथेकया लोभभू |. ., 
अथीत्‌ घन के अनर्थों.के देखते रहने से लोभ को जीतना चाहिए 
( ७१४२२ )! इसीलिए प्रथम 'स्कन्ध में यह भो लिंखा है. कि-- 
बा कार्य. धर्मैकान्तस्य कामों लाभाय हि स्थतः।. 9. ॥5% ३. 
, अथोत्‌ घन का प्रधान फल धर्म है--यदि ईश्वर ने धन दिया है 
तो धर्म, करना चाहिए, काम ( मौज-मजे उड़ाना.) उसका लाभ नहीं 
समझा जाता, क्योंकि यह तुच्छ और क्षणिक है |... 
अतः यह सिद्ध है कि लोभ का विजयरूप दान प्रत्येक मनुष्य को 
यथाशक्ति अवश्य ही करना चाहिए। घन होते हुए दानरहित जीवन 
व्यथे ही है! अतएव भगवान्‌ ने दान को अत्याज्य ( न छोड़ने योग्य ) 
बृतायां ह्े। हर | 0. ह (्‌ भगननद्रीता १८।४ $' 
(४ .. दान का लक्षण तथा विवेचन लग 
साधारणतया सुंरुऋृत भाषा में दान का लक्षण-- 
'स्वस्वत्वनिव्वत्तिपूवक पररचत्वापादन द्ाज्म्‌ ।' 


[ २९९ | 


यह साना ज़ाता है | इसका अभिषप्नाय यह है कि--किल्लीं श्री. वस्तु 
पद अपना स्वत्व हंटाकर दूसरे का  स्थत्व स्ापित कर देना दोन 
कहलाता. है | ही पल 

इस लक्षण से दो बातें सिद्ध होती. हैं->एक तो यह है कि. जिने 
वस्तुओं पर “अपना स्वत्व नहीं है, वे नहीं दी जा सकतीं) दूसरी यह 
है कि--दी हुई, बस्तु पर अपना कोई स्वत्व नहीं रहता! अत्तएव 
याज्ञवल्क्य ने लिखा है-- 


स्व .कुटुम्ब्राव्रिरोधेने देथ दारखंतात्ते | 
नानवय संति सबरुद यच्चान्यस्प् आंतंश्रुतम्‌ ॥ 
, (याज्ञवल्क्यस्ट्ृति, व्यवहाराध्याय १७५ ) 
इसका तत्त्व यह है कि-- ह 
(१) कुदुम्ब-पालन के, योग्य ,बचाकर, अपनी वस्तुएं जिन पर 
अपना स्व॒त्व हो, देनी चाहिएँ, क्योंकि दान पीछे है और अपने आश्रितों. 
का पालन पहले | अतएव मनु ने लिखा हे-- , 
, बद्धौं च भातापितरो बाला भार्या सुतः शिशु: । 
अप्यकायशर्त कृत्वा भत्तंव्या मनुखवीत्‌॥ ( मनु 4३५ ) 
अथात्‌ बूढे माता-पिता, नौजवान री और बालक पुत्र का पालन 
अकत्तेठय ( अपनी हैसियत के विरुद्ध ) केमे करके भी करना चाहिए। 
, ऐसे कुट्ुम्ब को दुःखी करके दान देना अनुचित है। 
(२ ) ख्री-पुत्रों पर अपना स्वत्व होते हुए भी वे नहीं दिये जा सकते, 
क्योंकि वे केवल सम्पत्ति मात्र नहीं हैं | । 
((:३)) यदि वंश विद्यमान हो, तो -स्ेस्व ( सब कुछ ) दान नहीं 
करना "चाहिए, क्योंकि आपके वंशज आपसे आशा रखते हँ--उनका 
भीआपकी कमाई में हक है)... ,, 


हा 


६ ३०० | 
(४ ) जिसके लिए किसी दूसरे से वादा किया जा चुका हो वह 
भी न देनी चाहिए, क्‍योंकि उस पर उसका स्वत्व हो जाता है। अतएव 


'गिरवी, धरोहर, शामिलात आदि के दान का भी निषेध हे, क्योंकि 
उन पर अपना यथाथ हक नहीं होता | 


इन बातों का विशेष विवेचन धमशा्लरों में हे । यहाँ तो इस विषय 
को केवल इसलिए लिख दिया है. कि दान करने से पृ इन बातों को 
भी अवश्य सोच लेना चाहिए, जिससे किसी का हक न भारा जावे 
ओर दान निष्फल अथवा विपरीत फल देनेवाला न हो | 


दान ओर दत्त 


शाम्नों में शास्त्रीय कामों में. यज्ञ, दान) तप इस तरह दान शब्द 
लिखा रहता है ओर केवल यशःसम्पादक कर्मों में इष्ठ, अपूत्ते और 
दत्त इस तरह दृत्त शब्द लिखा रहता है। इन दोनों का भेद बहुत 
कम लोग समर पाते हैं। जो दान केबल यश प्राप्त करने अथवा किसी 
'को ढुःखी देखकर उसका दुःख दूर करने मात्र के लिए दिया जाता है. 
उसे “दत्त” कहा जाता है । इसमें किसी वर्ण, जाति अथवा विद्या, तप 
आदि की परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती | ऐसे दान में अनाथ, 
विधवा तथा बुभुक्षित ( वह चाहे कोई भी हो ) सम्मिलित किये जा 
सकते हैं। इसमें पात्रापात्र-विवेक का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उन्हें 
उद्र-पूर्ति के पयोप्त ही दिया जाता है और शेष न रहने से दान के 
सदुपयोग अथवा दुरुपयोग का विचार व्यथे है। ऐसा दान दिष्तः 
ऋहलाता है| इसको भगवान ने भगवद्गीता में तामस दान कहा है-- 
आदेशकाले यदहानमपात्रेम्यश्ष दौयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ ( भग० १७४२२ ) 
अथोत्‌ देश-काल के बिना; अपात्रों को और असत्कार तथा अवश्ञा 
के साथ जो दान दिया जाता है, वह तामस दान है |” 


[ ३०१ | 


ऐसा दान भी यदि केवल दुःख-निवारण की इच्छा से दिया जाय 
तो फल अवश्य देता है, अतएव मिताक्षरा में लिखा है कि-- 
अपात्रदानेषपि क्रिमपि तामस फलमस्तीति सूचितम्‌ ॥ 

( या० स्घ० आचाराध्याय २०१ ) 
अथोत्‌ अपात्र को दान देने में भी कुछ तामस फल है सही |? 
किन्तु दुभोग्यवश आज लोग इस तामस दान को ही दान सममने 

लगे हैं। यहाँ तक कि कई विचित्र बुद्धिमान तो वर्ण-जाति-विवेकः 
को छोड़कर श्राद्धादि में भी अनाथ आदि को जिमा देते हैं। इसका 

अथ यह नहीं कि अनाथ आदि की सहायता न की जाय, किन्तु इतना 

ही है कि शास्त्रीय कर्मों में भी उन्हीं को प्रधानता देना केवल 
शाखरानभिज्ञता नहीं, किन्तु सत्पात्रों को संसार में से खो देना और 
अपात्रों को प्रधानता देना है | इसी का परिणाम यह है कि सत्पात्र 

पुरुषों का आज प्रायः लोप हो गया है तथा अयोग्य और अपात्र ही दान 
प्राप्त करके बढ़ रहे हैं ओर देश तथा घमम को रसातल में ले जाने का" 
प्रयत्न कर रहे हैं। अतः दान में पात्रापात्र-विवेक अत्यावश्यक है | 


है. 


पात्रापात-चिवेक 


' याक्षवल्क्य ने आचाराध्याय के दान-प्रकरण में पात्रापात्र-विवेक का 
बड़ा सुन्दर निरूपण किया है | वे लिखते हैं-- 
न वियया केवलया तपसा वापि पात्रता । 
यत्र वत्तमिमे चोसे तद्धि पात्र प्रकीतितम्‌ ॥ 


अथात्‌ दान का पात्र वही है जिसमें विद्या, तप ओर उसके अलु-- 
सार पवित्र आचरण तीनों हों । केवल विद्या (भ्रंथों के पढ़ लेने ) से 
"अथवा केवल तप ( जिसका विवेचन आगे है ) से पात्र नहीं होता!” 
इतना ही नहीं | आगे यहाँ तक लिखा है :-- 


[. ३०२- || 


“विद्यातपोम्यां होनेन् न तु ग्राह्मः प्रतिग्रहः । 
._- : गृहनः प्रदातारमधी' नयत्यात्मानमेत्र च ॥ 


विद्या और तप से हीन 'को प्रतिग्रह (दान) कभी नहीं लेना 
चाहिए। यदि ऐसा मेंनुष्य दान लेता हैः तो देनेवाले का और अपने 
आपका दोनों का अधःपतन करता है!” , 


दाताओं को भी उन्होंने चेतांवनीं दी है क्‍ 
गोमूतिलहिरण्यादिं. पात्र. दातव्यमचितम्‌ । . 
नापात्र जचटुषा कैक्राश्वदात्मन श्रेय इच्छता ॥ ह क्‍ 
अथोत बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि बह यदि अपना कल्याण. चाहता है 
तो जो कुछ देना हो वह सत्कारपूक सत्पात्र को दे, अपात्र को तो 
कुछ भी नहीं दे! | 
क्या हम इतने विवेचन के बाद कह सकते हैं. कि दान की आज 
'भी हमारे धनिकों में! कमी नहीं, किन्तु उन्होंने जो पात्रापात्र का विवेक 
छोड़कर एक तरफ भारतीय संस्कृति के सबंनाश 'के लिए ही 
अपनी थेल्ली का मुँह खोलना आरम्भ कर दरिया है और दूसरी ओर 
'अपात्र से अपात्र मिश्रजी के' बेटे मिश्रजी और पुरोहितजी के बेटे 
पुरोहितजी को दान देनां आरम्भ कर दिया है, इस पर उन्होंने क्या.कभी 
विचार किया है' कि यह. हमारे अधःपतन का मूल कारण है और इससे 
देश तथा धर्म डूब रहा हे | 


ब्राह्मण ही दानपात्र क्‍यों ? 
शास््रीय दान ब्राह्मण को ही क्यों दिया जाय इसका उत्तर भी याज्ष- 
अल्क्‍्य ने बड़ा सुन्दर दिया है | वे कहते है :-- 
'तपस्तप्त्वाइ्सजद ब्रह्मा ब्राह्मणान्‌ वेदशुप्तये । 
तृप्त्यय फितृदेवानां, , धर्मसंरक्षणाय. च॥ 


|, ई०ह | 


अथोत्‌ विधाता:समे' ध्यान लगाकर पहले ( खूब,.सोच-समककर ) 
वेदों की रक्षा, देव-परिवरों की दृत्ति ओर धर्म का संरक्षण, इनके लिए 
बआह्यणों को उत्पन्न किया है! आर 


आधुनिक लोग इसे ज्राह्मणों का पंक्षपात कह सकतें हैं, पर क्‍या 
कोई माई का लाल छाती पर हाथ घरकर कह सकता है कि -याज्ववल्कय 
ने जो वेद ओर धघम की रक्षा तथा देव-पितरों की तृप्ति यें. भारतीय 
स्रंस्क्ृति के प्रधान अड्ज बताये हैं उनके लिए ब्राह्मणों के समान किसी 
मे तप और त्याग किया है'? गत एक हजार वर्ष के गये-बीते जमाने में 
भी बार-बार इन्हीं ने धर्मोचाये, धर्मापदेशक तथा घधर्म-प्रचारकों के रूप 
में सामने आ-आकर घोर आपत्तियों से भारतीय संस्कृति को बचाया 
है । क्‍या ऐसी जाति के सत्थात्र पुरुष  जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका 
है) दान के अधिकारी - बताये जाते हैं तो इसमें किसी अकार का 
यांय है ? 
अपात्र व्राह्मण को निन्दा 
इतले पर भी धमशास्रकारों ने दुराचारी, मूल ओर अयोग्य ब्राह्मणों 
को शाख्रीय दान न देने के लिए बड़ा जोर दिया है । मनु कहते हैं :--- 
थे स्तेन्न-पतित-क्लीबा ये च नास्तिकब्नत्तयः । 
तान्‌ हव्यकव्योरविष्राननहोन मनुखबीत्‌ ॥ ( १॥१५० ) 


! अथात्‌ जो बाह्मण चोर, महापातवकी, नपुंसक और नास्तिक दृत्ति 
( परलोक पर विश्वास-न करनेवाले ) हों वे ह्य ( देव-सम्बन्धी दान ) 
कव्य- ( पितृ-सम्बन्धी दान ) दोनों के अयोग्य हैं। इसके बाद बड़ा 
लम्बा विवेचन करके उन्होंने सब प्रकार के अयोग्य और अपात्र ब्राह्मणों 
को गिनाया है और अन्त में यहाँ तक लिखा है. कि बिना पढ़े-लिखे 
ब्राह्मण को दान न दिया जाना चाहिए | वे कहते है: को दान न दिया जाना चाहिए। वे कहते हैं :-- 


न्‍सकनां«यतनन्‍दालकक्‍मेनपतन-बपन, 


- १. 'तपस्तप्त्वा ८ ध्यान कृत्वा कान उखजामोति” मिताक्षरा । 


[ ई०४ | 


ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्तृणापमिरिवशाम्यति । 
तस्मे हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि हूथते ॥ ( मनु० ३:१६८ 3: 
जो ब्राह्मण वेदाध्ययन से शून्य है वह ( यदि दुराचारी नहीं है तो 
जाति से ब्राह्मण होने के कारण ) घास की आग के ससान है, 
देवों के उद्देश से दिया जानेवाला दान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि 
बह तो दान खेते ही अपने जन्मसिद्ध तेज को खो देगा। फिर क्‍या 
कहीं राख में भी होम किया जा सकता है ? इत्यादि । 
ऐसी अनेक बातें धर्मशाम््रों में भरी पड़ी हैं, जिन्हें यहाँ देना व्यर्थ 
विस्तार है | सारांश यह है' कि शासखीय दान विधिवत्‌ सत्पात्र ब्राह्मणों 
को ही दिये जाने चाहिए । 


सत्पात्न तेयार करो 
किन्तु आज प्रायः सत्पात्न ब्राह्मणों का श्राप्त होना कठिन है। इस- 
लिए वर्तमान समय में दान का उद्देश्य त्रह्मदगान ( भारतीय विद्याओं का 
प्रचार ) होना चाहिए। आज सदाचारी विद्वाब्‌ ओर यथार्थ भारतीयता 
के रक्षकों की आवश्यकता है | याक्षवल्कय ने लिखा है :-- 
सवंधमंमर्य ब्रह्म प्रदानेभ्योष्घिके यतः । 
तद्ददत्‌ समवाप्रीति ब्रह्मलोकमविच्युतम्‌ ॥ 
अथोत्‌ क्योंकि शब्दन्नह्म (वेद और वेदानुयायी शासत्र ) सर्वधंमय 
है, सारे धर्मों का बोध उसी से होता हे, अतः उसका दान सब दानों 
से अधिक है; इस कारण इस दान का देनेवाला अविच्युत ब्रह्मतोकः 
को प्राप्त करता है | 
इसलिए ईश्वर की दया से जिनके पास कुछ हे ओर देने का 
सामथ्ये है उन्हें इस समय तो ऐसे विद्या, तप और सदाचार से युक्त 
घर्म ओर धार्मिकता पर बलिदान होनेवाले सत्पात्रों के सम्पादन में' 
सहायता करनी चाहिए जिनका कि मिलना आज दुलेभ हो गया हे | 


[ ३०४ |] 


(३) तप 
ऊपर कर्मयोग के २ महान अंग यज्ञ तथा दान पर विचार कियो जा 
चुका है | अब वीसरे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग तप पर विचार करिये | 


तप का महत्त्व 


यों तो तप के महत्त्व के विषय में प्रत्येक धार्मिक पुरुष जानता ही 
है, पर सच पूछिये तो बेदिक सनातनधर्म के कर्मेयोग में जितना 
महत्त्व तप का है, उतना किसी भी वस्तु का नहीं। उपनिषदों में स्थान- 
स्थान पर तप के माहात्म्य का वणन हे | 
“सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति तपा सि सर्वाणि च यदू चदन्ति? (क० ड० १२१५) 
“्जाकामों वे प्रजापतिः स तपो5तप्यतः ( श्लोपनिषद्‌ १।८ ) 
“तपसा चीयते ब्रह्म” ( मुण्डकोपनिषदू १॥१।८ ) 
'सोडकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति ।  स तपोष्तप्यत स तपरतप्त्वा इद सचे- 
मरूजत यदिदं कि च ।? ( तेत्तिरीयोपनिषद्‌ आनन्ददल्ली ६ ) 
न्रयो धमस्कन्धाः यज्ञोपष्ययरन दानमिति। प्रथमरुतप एव! (छा० 3० २॥३३। ५) 
“त्सप्तान्नानि मेधया तपसाध्जनयत्‌ पिता? ( बृहदारण्यक० १।४॥१ ) 


इत्यादि अनेक स्थलों में उपनिषदों ने बार-बार तप शब्द को 


दोहराया है । 


उपयुक्त उपनिषदों का सार लेकर ही श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध 

'में लिखा है कि त्रह्माजी जब सबसे प्रथम सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा 

कर रहे थे तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा, पर उन्हें वह दृष्टि श्राप्त न हो 

सकी; जिससे वे लोकों का निमोण कर सकें। जब वे इस चिन्ता में 

बैठे थे तो एक दिन उन्होंने दो बार उच्चारण किये हुए दो अक्षर 

“त? और “पः सुने, जो निष्किल्वन पुरुषों का धन है| जैसा कि निम्नलिखित 
शोक में वर्णित है :-- 


२० भा० ब्र० 


[ ३०६ | 


स चिन्तयन्‌ आक्षरमेक्रदाम्भस्थुपाश्शणोद्‌ द्विंगंदितं चचो विभुः । 
” सपरश्शेषु यत्योडशमेकर्विश किष्किश्वनानां तप यद्धनं विदुः॥ 
( श्रीमद्भागवत २॥९।॥६ ) 


ब्रह्माजी ने इस आज्ञा को शिरोधाये करके तप करना आरंभ किया, 
परिणाम में भगवान्‌ प्रसन्न होकर प्रकट हुए। प्रकट होने पर भगवान्‌ 
ने वरदान देते हुए कहा--- 


“तपो में हृदयं साक्षादात्माहं तपसो$नघ ! 
सजामि तपसेवेद॑ ग्रसामि तपसा पुनः । 
बिभर्मि तपसा विश्व॑ बीय में ढुश्वरं तपः ॥ 


अर्थात्‌ तप मेरा साक्षात्‌ हृदय है और मैं तप की आत्मा हूँ | में इस 
जगत्‌ को तप से उत्पन्न करता हूँ, तप से इसका संहार करता हूँ ओर तप 

से ही भरण-पोषण करता हूँ । तप मेरा दुश्वर वीयें है |? 
( श्रीमदूभागवत २।९।२२१२३ ) 


इसका सार यह हुआ कि तप भगवान्‌ की अन्तरज्ञ शक्ति है ओर 
भगवान्‌ तप में इस तरह विराजमान रहते हैं. जेसे शरीर में आत्मा । 
सब काम भगवान्‌ तप के द्वारा ही करते हैं। वही भगवान्‌ का 
पराक्रम है | जो और किसी प्रकार सिद्ध न हो सके वह तप से सिद्ध हो 
सकता है, किन्तु है वह दुश॒र--बड़ा कठिन ओर कठोर | हर एक की 
हिम्मत नहीं कि वह उसमें पार पा सके | 

कहिए, इससे अधिक किसी साधन का क्या माहात्म्य हो सकता है। 
इसीलिए हमारे यहाँ प्रत्येक धमोचरण में तप को प्रधानता दी गई है, 
जेसा कि आगे सिद्ध किया जायगा | भगवद्वीता के अन्त में जो गीता- 
ज्ञान के अधिकारी का निरूपण है, उसमें भी सबसे पहले तप को स्थान 


दिया गया है। भगवान कहते हैं-- 


[ ३०७ | 


“<दं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। 
न चाशुश्रषवे वाच्य न च मां योज्भ्यसूयति ॥? ( गौता-१५६७ )« 
न तप का छलतक्तण 


यह तो हुआ तप का माहात्म्य। अब तप क्‍या वस्तु है सो भी 
समभ लीजिये-यद्यपि श्री शद्डुराचाये ने विधियों घारणवत्‌ (श७२०)? 
इस ब्रद्यसूत्र के भाष्य में लिखा है कि-- 


“तपश्चासाधारणों धर्मो चानप्रस्थानाम्‌ , कायक्नशप्रधानत्वात तपनशब्दरय ड्ढेः । 
अथात्‌ तप वानग्रस्थों का असाधारण धघममम है; क्‍योंकि तप में काय- 
क्लेश प्रधान है ओर तप शब्द की काय-क्लेश में रूढि हे ।” अतः केवल 
काय-क्लेश को ही तप कहा जाना चाहिए। तथापि भगवद्गीता में जो 
त्रिविध तप का वर्णन है, उसके पढ़ने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है. कि 
केवल काय-क्लेश ही तप नहीं हैं, किन्तु कायिक, वाचिक, मानसिक 
किसी प्रकार के क्केश अथवा परिश्रम का नाम तप हे--इसमें किश्िन्मात्र 
भी सन्देह नहीं। अतः पत्येक उपवास; श्रत, ग्रायश्रितत तथा यम- 
नियमादि तप के अन्तर्गत ही हैं। कालिदास ने भी इस त्रिविध क्लेश 
को ही तप माना है। कोत्स के समक्ष रघु से प्रश्न करवाते हुए 
वे कहते हैँ-- 
“कायेन वाया मनसा5पि शश्वत्‌ , यत्‌ सभ्तं वासचधेयलोपि। 
आपयते न व्ययमन्तरायेः कबच्चिन्महर्येल्लिविधं तपस्तत्‌ ॥ 
आप के गुरु महरषि वरतन्तु का वह त्रिविध तप, जिसे उन्होंने काय, 
, वाणी और मन से सद्वित किया है. और जिसके कारण इन्द्र का थेये 
लुप्त हो जाता है ( वह समझता है कि कहीं ये मेरा पद न छीन लें ); 
किन्हीं विश्नों के कारण क्षीण तो नहीं हो रहा है ९? ( रघुबंश ४ सर्ग ) 
अतः यह सिद्ध है कि शारीरिक, वाचिक और मानसिक कष्ठटों अथवा 
'क्केशों का नाम ही तप है। अतएव श्रीमद्भागबत में भी देवषिं नारदजी 


[ ३०८ | 


ने नलकूबर और मणिग्रीब से द्रिद्र की प्रशंसा करते हुए कहा था कि-- 
* ८द्रिद्रो निरहंस्तम्मो मुक्तः सबमदेरिह । 
कृच्छूं यहच्छया$5प्नोति तद्धि तस्य परं तपः ॥ 
अथोत्‌ द्रिद्र पुरुष घमण्ड की अकड़ से' रहित होता है. और सब 
प्रकार के मदों से' छूटा रहता है । वह स्व॒तःसिद्ध कष्ट पा जाता है। 
यही उसका सबसे बड़ा तप है |” ( श्रीमदूभा० १०१०।१४ ) 
त्रिबिध तप में कौन-कोन सी बातें हैं। उक्त त्रिविध तप का 
श्रीमद्भगवद्गीता के १७ वें अध्याय में' श्लोक १४ से १६ तक बढ़ा 
सुन्दर विवरण है| भगवान्‌ कहते हैं कि-- 
देव-द्विज-गुरु-प्राज्ष-पूजन शौचमाजवम्‌ । 
ब्रह्मचयमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
अर्थात्‌ देवता, जाह्मण, गुरु ओर विद्वानों का पूजन ( यथाशक्ति 
दानमानादि ) पवित्रता, सरलता ( सीधापन ); ब्रह्मचये ओर अहिंसा ये 
शरीर-साध्य तप हँ--काया को कष्ट देकर भी इनका पालन करना चाहिए। 
अनुद्देगकर वाक्य सत्य प्रियहितं च यत्‌ । | 
स्वाध्यायाभ्यसन चेव वाइमर्य तप उच्यते ॥ 


अर्थात्‌ प्राणियों को दुःख न देनेवाला सत्य, श्रिय ओर हितकारी 
बचन तथा स्वाध्याय ( वेदादि आधषे अन्धों ) का अभ्यास (बार-बार पढ़ते 
रहना ) वाणी से साध्य तप है। इस रोक की व्याख्या करते हुए- 
श्रीशड्भराचारये ने भाष्य में बड़ा सुन्दर विवेचन किया है।आप लिखते हैं--- 

“परप्रत्ययाथ प्रयुक्तत्म वाक्यध्यसत्यप्रियहितालुद्वेगकरत्वानाम न्यतमेन द्वाभ्यां 
त्रिभिवां हीनता स्थायदि, नेतदू वाब्मयतपरुत्वम्‌ , तथा श्रियवाक्यस्यापीतरेषा- 
मण्यतमेन द्वास्यां त्रिसिवाँ विदीनस्य न चाबमयतपस्त्वम्‌ , तथा हितवाक्यश्यापी- 
तरेषाम न्यतमेन द्वास्यां त्रिमिवा विहीनत्य न वाब्मयतपर्त्वम्‌ ।! ्ि 


[ ३०९ | 


इसका सार यह है' कि--कोई भी वाक्य जो दूसरे को विद्वास 
दिलाने के लिए कहा जाय उसमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक तो दुःख- 
जनकता का अभाव, सचाई, मिठास और भत्राई चारों ही हों, पर यदि 
किसी प्रकार इममें से एक या दो न भी बन सकें तो चल सकता है, 
क्योंकि कई प्रसंग ऐसे आते हैं, जब ये चारों धमं एक साथ नहीं निभ 
सकते; किन्तु लटठ्ठ की तरह कह दिया जानेवाला सत्य या हित-वाक्य/ 
अथवा सत्य व हित को छोड़कर केवल ख़ुशामद के लिए कहा जाने- 
वाला, प्रसन्न करनेवाला और दुःख न देनेवाला वाक्य तप की गिनती 
में नहीं आ सकता | 
यह विवेचन यहाँ इसलिए देना पड़ा है कि उपयुक्त शारीर तप 
में जो बातें बताई गई हैं, वे अलग-अलग भी तप की कोटि में आ 
सकती हैं, पर वाचिक तप में वाणी में केवल एक गुण होने से तप नहीं 
"बन सकता | यह बात ध्यान में रखनी चाहिए | 


मनश्असादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्‌ तपो मानसमुच्यते ॥ " 
मन की प्रसन्नता ( निर्मत्ता )) सोम्यता ( चेहरे से भी भलापन 
दिखाई देना )) मन को हर तरफ जाने से रोकते रहना ओर शुद्ध भाव 
:रखना अर्थात्‌ दूसरों से व्यवहार करते समय छल्न-कपट अथवा घूतता 
से कास न लेना--यह मानस तप है | में समझता हूँ इससे उत्तम तप 
“का विवरण हो ही नहीं सकता | अस्तु | 
न्‍ अशारीय तप 
इसके साथ ही यह ओर समझ लेना चाहिए कि केवल कष्ट पाना 
ही तप नहीं है | ऐसा कष्ट जिससे अन्तरात्मा घबरा उठे,कभी तप नहीं 
हो सकता। अतएव हमारे यहाँ उपवासादि में अशक्त के लिए फल्ाहार, 
“दुग्ध-पानादि का विधान है, पर आजकल एकादशी के उपवासादि में 


[ ३१० | 


जेसे मालताल जड़ाये जाते हैं, वे तो सवेथा निषिद्ध हैं। उनसे तप काः 
उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है | खांड को तो यथासंभव फलाहार में लेना 
ही नहीं चाहिए, क्योंकि बह रसनेन्द्रिय के संयम को नष्ट कर देती है ! 
अशाख्रीय तप की निन्दा करते हुए भगवान्‌ कहते हैँ-- « 


अशाख्रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपी जनाः। 
दम्भाहंकारसयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ 
कशयन्तः. शरीरस्थं भूतब्राममचेतसः । 


मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विद्धथासुरनिश्वयान्‌ ॥ (गीता १७. ५-५६) 


जो लोग ऐसा घोर तप करते हैं. जिसका शास्त्रों में विधान नहीं है 
और ढोंग तथा घमण्ड में चूर रहते हैं--सममभते हैं. कि लोगों पर 
हमारा खूब रोब है. और इसलिए अभिमानी हो जाते हैं, किन्तु जिन पर 
इच्छा और आसक्ति अपना जोर जमाये रहती है, फिर भी शरीर के 
अवयवों ओर इन्द्रियों को ही नहीं, किन्तु प्रत्येक प्राणी के अन्दर 
विराजमान नारायण को भी ढोंग के लिए उसकी आज्ञा के विरुद्ध 
आचरण करके दुःखी करते रहते हैं, उनका निश्चय आसुर है। ऐसे 
ढोंगी लोगों को देव न समभकर असुर ही समभना चाहिए, क्योंकि 
केवल शरीर को तंग करने से ही कोई देवी जीव नहीं बन सकता | 


प्रायीन भारत में तप की प्रधानता 


यह तप ही प्राचीन भारत की अमूल्य निधि थी। ऋषियों को तो' 
तपोधन ही कहा जाता था, किन्तु अन्य गृहस्थ भी अपने जीवन में. 
तप को प्रधानता देते थे। वे काय-क्लेशों से न डरकर सच्चे संयमी 
ओर सदाचारी बनते थे। वानप्रस्थाश्रम तो था ही केवल तप के लिए |; 
बड़े-बढ़े राजा लोग भी ५४० बष के बाद राज्य-पाट छोड़कर जंगलों में 
जाकर तपःसाधन करते थे। कालिदास ने इस तपोवन जमीं: 


[ ३११ ] 


को इच्बाकुत्रंशियों का कुज्-त्रत ( वंशपरम्परा में चलनेवाला नियम ) 
कहा है | दिलीप का वणन करते हुए वे कहते हैं-- 
अथ स॒ विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे 
* नृपति-ककुद दत्त्वा यूनें सितातपवारणम्‌ । 
मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये 
गलितवयसामिच्चाकूणामिद्‌ हि कुल-जतम्‌ ॥ 
( बुढ़ापा आने पर ) राजा दिलीप का चित्त विषयों से हट गया | 
उसने अपने युवा पुत्र को विधियूवक ख्ेतच्छत्ररूपी रज्य-चिह्न दिया--- 
उसको छत्र-घारी राजा बनाया और स्वयं ने देत्री सुदक्षिणा के साथ 
मुनियों के वनों के वृक्षों की छाया का आश्रय लिया | यह कोई नई बात 
सम थी। वृद्धावस्था में इच्चाकुबंशियों का यही कुल-ब्रत रहा है। सदा 
से यह परम्परा उनके यहाँ चाह थी | 
कहाँ तक लिखा जाय, ऐसे सेकड़ों उद्यादरण पुराणों में हो नहीं, 
किन्तु प्राचीन काव्य-नाटकों में भी भरे पड़े हैं | 


आधुनिक भारत में तप का अभाच 
किन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है. कि आज भारत में तप का 
सर्वथा अभाव है। आज का भारतवासी तो ४५४ ओर ६० वे की 
अवस्था में भी पाश्चात्यों के अथ-काम-प्रधान जीवन का अनुकरण 
करके पेंशन लेने को भी तैयार नहीं | हाँ, ढोंगी भिक्षुकों की तो कमी 
'नहीं। गाँव-गाँव ओर ,र्र-घर में उन्हीं का बोलबाला है। साधुरूष 
में असाधुओं के यूथ के यूथ उमड़ रहे हैं । भक्त-प्रवर तुलसीदास के 
शब्दां में-- 
“ऐंड मरी घर सम्पति नासी । मूंड सुड़ाय भये संन्यासी ९? 


ही नहीं, आज तो ऐसे बच्चे जो पढ़ते न लिखते ओर न जो वास्तव 
“में देश और घर्म के लिए सच्चा तप करते, वे या तो घुटे शिर बाबाजी 


[ ३१२ | 


बनने का रंग भरते हैं या विज्ञासितामय जीवन की शिक्षा पाकर भार- 
तीय धर्म और संस्क्ृति-को रसातल में ले जाने को उद्यत हैं। पाठक 
कपाकर सोचे कि क्‍या इस ढोंग से हमारा उद्धार सम्भत्र है ९ 


चपसंहार 


इस तरह यहाँ हम कर माग के इन तीन मुख्य अंगों का विवेचन 
समाप्त करते हुए इतना और कह देना चाहते हैं कि ये यज्ञ, दान तथा 
तप आज भी हमारे प्रत्येक धामिक कृत्य में, किसी न किसी रूप में 
रहते ही हैं । उदाहरण के लिए विवाह को ही ले लीजिए | दानरुवरूप 
तो वह स्वयं ही है| उसमें जो होम किया जाता है, वह यज्ञ है ओर 
कन्यादान के समय वर-कन्‍्या तथा कन्या के साता-पिता आदि जो 
उपवास करते हैं, वह तप है | इसी तरह' भगवद्गीता का यह कम-योग 
हमारे यहाँ सभी ऋत्यों में चलता है'। पर, उस पर सूक्ष्म विचार करके 
उसको यथाथ रूप में चलाने की बड़ी आवश्यकता है । यदि ये तीनों 
विधिपृर्वक चल सकें तो सनातन घममम के उद्धार में सन्देह नहीं | आशा 
है, पाठक इस विषय पर ध्यान देकर इनके यथाथ प्रचार के लिए कुछ 
प्रयत्न करेंगे । 





